HINDI 
PRIMER 


[PART 1-4] 
FOR FOREIGN STUDENTS 





[HINT I-4] 
विदेशी विद्याथियों के लिए 


| CENTRAL HINDI DIRECTORATE 
r) MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE GOVERNMENT OFINDIA 


CC-0. In Public Di . Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


A o 




















हिन्दी पाठमाला 


(भाग 1-4) 





HINDI PRIMER 


(BOOKS 1-4) 


eo 





CENTRAL HINDI DIRECTORATE 
MINISTRY OF EDUCATION 
AND SOCIAL WELFARE 
NEW DELHI 


| CORRESPONDENCE COURSES DEPT 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








DTT 


आमुख 

द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह. 
“हिन्दी पाठमाला” (हिन्दी प्राइमर फ़ार फ़ॉरेनर्स) प्रस्तुत करते हुए मुझे 
अत्यन्त gd हो रहा है । पाठमाला चार भागों में विभाजित है, पर एक 
ही जिल्द में प्रस्तुत की गई है। पाठमाला का आनुषंगिक प्रकाशन “देवनागरी 
लिपि अभ्यास पुस्तिका” (डेस्क बुक ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट) अलग से प्रका- 
शित किया जा रहा है । 

हिन्दी पाठमाला का निर्माण मुख्यतः भारत आने वाले विदेशी सेला निर्यो, 
विद्यार्थियों और पर्यटकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान मे रख 
कर किया गया है जो हिंन्दी का व्यावहारिक या कुछ उच्चस्तरीय ज्ञान प्राप्त 
करना चाहते हैं । इस उद्देश्य के अनुरूप ही पाठों में संवाद-पद्धति अपनाई 
गई है और सांस्कृतिक टिप्पणियाँ पाठों के अन्त में दी गईह। दूसरी भाषा 
के रूप में हिन्दी सीखने के इच्छुक अहिन्दी भाषी भारतीयों के लिए भी यह 
पाठमाला समानरूप से उपयोगी होगी 1 

आधुनिक भाषा विज्ञान की तकनीक के अनुरूप प्रस्तुत पाठ्यक्रम “निर्देशित 
अनुकरण” पद्धति पर आधारित है, जिसका उपयोग एक स्वयंशिक्षक के रूप 
में भी किया जा सकता है और कक्षा की पाठ्यपुस्तक के रूप में भी । पाठ- 
माला का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होता है, और विद्यार्थी को भाषा- 
कौशल के उस स्तर तक ले जाता है जहाँ वह हिन्दी पर नियंत्रण प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ कुछ चुनी हुई साहित्यिक रचनाओं का रसास्वादन करने का प्रयास 
कर सकता है | 

पाठमाला की रचना के दौरान ही केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने अहिन्दी 
भाषी भारतीयों और विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी सिखाने 
की एक अन्य उपयोगी योजना 1968 में प्रारंभ कर दी। इस योजना के 
अधीन पत्राचार पाठ्यक्रम की पद्धति के अनुकूल पाठमाला, शिक्षण सामग्री 
और शिक्षण साधनों का निर्माण वज्ञानिक एवं भाषावं ज्ञानिक आधार पर किया 
जा रहा E. पत्राचार-पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए एक एसे ही शिक्षण- 
साधन के रूप में “हिन्दी लिगुवारेकाडं माला” तयार की जा रही है जो इस 
पाठमाला के विद्यार्थियों के लिए भी भाषा क्षमता के विकास में और शुद्ध उच्चारण 
सीखने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 


P d 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





a, 


11 
आशा है कि प्रस्तुत हिन्दी पाठमाला हिन्दी शिक्षण के क्षेत्र में एक भारी 
अभाव को दूर कर सकेगी और हितीय भाषा के रूप में हिन्दी सीखने के 
लिए भाषा-वेज्ञानिक दृष्टि से समर्थ शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण 
कदम सिद्ध होगी । 
इस पाठमाला की पांडुलिपि तैयार करने का दायित्व सहर्ष स्वीकार करने 
के लिए Fo Ho हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा और अपने faa- 


शन में पाठमाला की पाण्डुलिपि तैयार कराते के लिए विद्यापीठ के डा० रमानाथ 
सहाय के प्रति निदेशालय अपना हादिक आभार प्रकट करता है। 


~ ^ 


नई दिल्ली, (गोपाल शर्मा) 
तिथि: 26 जनवरी 1974 निदेशक 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


. 





प्रस्तुत पाठमाला के निर्माण और प्रकाशन से संबंधित सदस्य 


mo So हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा :-- 


1. 


2. 


3. 
4. 


5. 


डा० रमानाथ सहाय संपादक 
श्री लक्ष्मी नारायण मित्तल सहायक संपादक 


श्रीमती प्रकाशवती श्रीवास्तव 
श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा अनुसंधान सहायक 
श्री राम प्रकाश FAAS 


केन्दीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली :-- 


il 
2. 
3. 
4. 


5. 


Sto गोपाल शर्मा निर्देशक 

श्री जीवन नायक प्रधान संपादक 

श्री सूरज भान सिह सहायक निदेशक _ 

श्री भारत भूषण सहायक शिक्षा अधिकारी 
श्री गंगा रत्न पाण्डेय अनुसंधान सहायक 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





PREFACE 


It gives me great pleasure to offer the present volume 
of HINDI PRIMER FOR FOREIGNERS (हिदी 
पाठमाला) to students seeking to learn Hindi as a 
second Janguage. The primer consists of four parts bound 
into one volume and is accompanied by a separate DESK 
BOOK ON DEVNAGARI SGRIPT intended to provide 
writing practice of Devnagari Script. 


The Primer is designed particularly to suit the practical 
requirements of the foreign tourists, students and visitors 
coming over to India and seeking to acquire a functional 
or more advanced knowledge of Hindi. The conversational 
pattern adopted for the text and the cultural notes appended 
to the lessons are in keeping with this object. Non-Hindi 
speaking Indians desiring to learn Hindi as a second lan- 
guage will also find the Primer equally useful. 


The course is patterned on the ‘guided imitation’ method 
based on the techniques of modern linguistics and can serve 
both as a self taught and a class-room text book. Starting 
from the elementary stage, the Primer covers a course ad- 
vanced enough to develop a control of the language, ulti- 
mately attempting a break-through to a critical apprecia- 
tion of selected Hindi writings. 


Even while the Hindi Pathmala was under preparation, 
the Central Hindi Directorate launched another useful 
scheme of teaching Hindi to foreigners and non-Hindi 
knowing Indians through Correspondence Course in 
1968. Lessons, teaching materials and learning aids suitable 
to the system of Correspondence Courses are being evolved 
on scientific and linguistic lines under this scheme. One 
such learning aid is a set of Hindi Lingua-records being 
evolved for the students of Correspondence Courses. This 
set of Lingua-records can be of immense use to the learners 
of this Primer also for developing the ability of speech and 
pronunciation. ` 


v 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


vi 


It is hoped that the present volume will meet a long. 
felt requirement in the field of learning Hindi and will prove 
a significant step in the direction of evolving a linguistically 
sound teaching material for Hindi as a second language. 


The Directorate expresses its gratitude to K. M. Insti- 
tute of Hindi Studies and Linguistics, Agra for accepting 
the assignment of preparing this Primer and to Dr. Rama 
Nath Sahai of the Institute who got the MSS of the Primer 
prepared under his able supervision. 


"ON e 


(P. GOPAL SHARMA) 
Dated : 26 Jan. 1974 DIRECTOR. 


New Delhi. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Members associated with the preparation and 
production of this Primer 


K. M. Institute of Hindi Studies of Linguistics, Agra : 


- Dr. Rama Nath Sahai Editor 
. Shri Lakshmi Narain Mittal Asstt. Editor 


. Smt. Prakashvati Srivastava 


. Shri Laxmi Narain Sharma } Research Asstt. 
- Shri Ram Prakash Kulsreshth J 


MEW N= 


Central Hindi Directorate, New Delhi : 


1. Dr. Gopal Sharma Director 

2. Shri Jeevan Nayak General Editor 

3. Shri S. B. Singh Asstt. Director 

4. Shri Bharat Bhushan _ Asstt. Education 
Officer. 


5. Shri Ganga Ratna Pandeya Research Assistant 


vil 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





` 








TABLE OF CONTENTS 
Part I 
Introduction 


Hindi Primer . 

Procedures in Books I & II 

A Note on the Pronunciation 
Path— 


At the Delhi Railway Station 


Basic dialogues 5 


Vocabulary and Translation of the Basic dialogues 
Culfural Notes 


Notes on the basic dialogues 


Number and gender 
Agreement of verb with subject 


. 


Plural of M-1 class à : €. Ç d s 
Word-study 

Direction words : c 

Numerals 1--10 ó 
Drills . ~ : 
Exercises 5 . 

Path—2 
Conversation with an Indian friend 

Basic Dialogues . ° ० 0 . . 


Vocabulary & Translation of the basic dialogues 
Cultural notes c 


Notes on the basic dialogues 

Request form : verb stem -- ie 
Honorific singular & plural : ap 

First person pronoun : maé and ham 
Plural of F.1 class i ; iya 


Word Study . O ० ° 


Numerals 11 to 20 . ० ° e . ° 

Some divisions of day ° e e ° 9 

Drills . o ° ° Ó ० ० ० : 

Exercises 0 O o ० ० ० 6 O 
ix 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


PAGE 


XV 


xviii 


ob 


~ 


M 


QA ०० co ०० 


17 
18 
22 


22 


23 
23 
24 
24 
27 


x 


Path—3 
The famous buildings of Delhi 
Basic Dialogues » 
Vocabulary and Translations ofthe basic dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues . 


Interrogative : kya “what” yah, yë, vah, vē 
kā, kī, ke “of” 
Word Study . 
Drills 
Exercises ० : 
Path—4 
Shopping 


Basic Dialogues — « ; 
Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues 


Direct and oblique cases 
Plural of F.2 and M.2 classes . 


Adjective’s agreement a : 1 : € 
Word Study 

Drills 

Exercises 


Punaravrtti Path—1 
Drills 
° Exercises 5 


Path—5 


A Journey by train 
Basic Dialogues 


. . O 


Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 

Cultural Notes ° 

Notes on the Basic Dialogues 

Future Tense 

Auxiliary verb ho na 

Word Study . ó 5 
Ordinals d 

Drills 


CC-0. In Püblic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
Exercises 


D E 


t > 
Q . 


PAGE 


29 
30 
34 


34 


36 
36 
39 


40 
41 
45 
45 


46 
47 


47 
48 
52 


54 
62 


65 
66 
70 
70 


72 


73 
78 


xi 


Path—6 
At the Post-Office 


Basic Dialogues 


Vocabulary and Translation ofthe Basic Dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues 


Plurality of nouns with log. 
Word Study . 
Days of the week . 


Drills 


Exercises 


Basic Dialogues ° 


Path—7 
On the roads of the city 


Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues 


tha, thé, thi 
Verb ‘cah.na’ “to wish" Verb ‘sak.na’ “to be able". 


Word Study . 


Colours’ names 


Drills 


Exercises 


Path—8 
At the Police Station 


Basic Dialogues 


Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 
Cultural Notes ० 


Notes on the Basic Dialogues 

Past tense 

Indefinite Pronoun 

Word Study . 2 

Some body-parts 
Drills . 5 = z 
| Exercises ० o ठ 5 o ° 
Punaravrtti—Path—2 

Drils . Š ० Ó ० Ó ० O 5 o 
Exercises ० ० ० ० ; ० ° ° 9 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


PAGE 


80 
81 
85 


86 


87 
88 


88 
94 


97 
98 
102 
102 


103 


103 
107 


110 
111 
114 
115 


116 


116 
121 


123 
128 


x 


Path—3 
The famous buildings of Delhi 
Basic Dialogues . 
Vocabulary and Translations of the basic dialogues 
Cultural Notes 
Notes on the Basic Dialogues . . . 
Interrogative : kya “what” yah, yë, vah, 
ka, ki, ke “of” 
Word Study . 
Drills 
Exercises ० ० 
Path—4 
Shopping 
Basic Dialogues ७ à 
Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 
Cultural Notes ४ ० ० ० ० ० ० 


Notes on the Basic Dialogues ` ० Ó 


Direct and oblique cases 
Plural of F.2 and M.2 classes . 


Adjective's agreement a : 1 : € 
Word Study 

Drills 

Exercises 


Punaravrtti Path—1 
Drills 
' Exercises a 
Path—5 
A Journey by train 
Basic Dialogues š " : p ⁄ [ 
Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues i 
Cultural Notes 
Notes on the Basic Dialogues 
Future Tense 
Auxiliary verb ho na 


Word Study . ० 5 2 
Ordinals 


) 


illscc ji , à , 3 
Dril CC-0. In Public Domain. Digtized*by Muthulakshmi Research Academy 


Exercises ० ° : : 


PAGE 


29 
30 
34 


34 


36 
36 
39 


40 
41 
45 
45 


46 
47 


47 
48 
52 


54 
62 


65 
66 
70 
70 


72 


73 
78 


———— 


Drills , N š š : 


Drils . 6 o ० O 


xi 
Path—6 


At the Post-Office 
Basic Dialogues 


Vocabulary and Translation ofthe Basic Dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues 
Plurality of nouns with log. 
Word Study . 
Days of the weck . 


Drills 3 
Exercises 
Pāth—7 
On the roads of the city 
Basic Dialogues ठ x : ° 


Vocabulary and Translation ofthe Basic Dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues 
tha, thé, thi 


Verb ‘cah.na’ “to wish" Verb ‘sak.na’ “to be able". 


Word Study . ० ° 
Colours’ names 
Drills 
Exercises 9 
Path—8 
At the Police Station 
Basic Dialogues ० ० 


Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 
Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues 
Past tense 
Indefinite Pronoun 


Word Study . 
Some body-parts 


Exercises Ü o ० 5 6 


Exercises ० š ० ० > 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


PAGE 


80 
81 
85 


86 


87 
88 


88 
94 


97 
98 
102 
102 


103 


103 
107 


110 
111 
114 
115 


116 


116 
121 


123 
128 


xii 
Path—9 
At Hazratganj with friends 


Basic Dialogues 


Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 


Cultural Notes ० 5 ° 

Notes on the Basic Dialogues 

Emphatic particles : hi, to, bhi 

Demonstrative Pronouns : yah, ye, vah, ve 

Habitual Present 

Word Study . c 
Numerals 21 to 30 


T 


Drills . c : o . 
Exercises : 5 M 
Path—10 
At a village 


Basic Dialogues + 2 
Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 


Cultural Notes 


Notes on the Basic Dialogues . 
kG versus € 

sé and tak 

Past Participles. 


Word Study . 
Some names of languages 


Drills 
Exercises 
Path—11 
J 
Holi Festi 
Basic Dialogues : 2 >> 
Vocabulary and Translation of the Basic. Dialogues 
€ultural Notes Š š : 
Notes on the Basic Dialogues . 
sé 
More than one subject 
Word Study . 
"Terms for time spans 
Names of some festivals 
Drills 


EXN Public Domain. Digtized by Muthülakshmi Research! Academy 


PAGE 


131 
132 
137 
137 


138 


139 


146 


147 
148 
151 


152 


153 


153 
158 


160 


‘161 


164 
164 


165 


166 
171 


Maree oes Š — ess 


xii 
Path—12 
About an Indian Village 
Basic Dialogues 
Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 
Cultural Notes 
Notes on the Basic Dialogues . 
Use of ke 116 
Use of tum, tü and ap 
Use of kar and karké ‘having done’ 
Word Study . 
Some common greetings 
Numerals 31 to 40 


Drills : c : . 
Exercises š : : E 5 : 

Punavavrtti—Path—3 
Drills . ` : . ° > ° 
Exercises ८ 

Appendices 

1. Class-room Instructions 0 ० C ° 
2. Greetings and useful phrases 5 5 5 
3. Correct-lists G . : . ° ° 


Of punaravrtti path 1 
Of punaravrtti path 2 
Of punaravrtti path 3 


(Hindi-English Glossary is given at the end of Book 2) 


PAGE 


172 
173 
176 


177 


177 


178 


178 
183 


185 
195 


199 
200 
200 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





INTRODUCTION 


t In last few decades there arose a great interest in learning a second 
(foreign) language and as a result m 


) ५ £ ore and more languages are now 
being Studied. The goal which was previously only knowledge of selec- 
ted items of literature has widened and new includes spoken communica- 
tion. Electronic instruments have Produced many useful teaching aids 
and the recent developments in Linguistics, Psychology and Education 
have enabled us to plan much bet 


ter selected and graded lessons. Thus 
methods of language teaching have changed radically. 


There are three main types of language t 


eaching methods : 
(1) grammar-translation met 


gran hod, (2) direct method, and (3) struc- 
tural (linguistic) method. Under the grammar-translation methods 
students memorized declension, conjugation and grammar rules. The 
direct-method avoided such isolated memorization and taught the 
language in meaningful context. During the second world war on 
failure of the direct method in teaching quickly a second language to 
adults, there developed a method (then called army method) which in 


improved form is the linguistic method. The present Primer has been 
planned on this method. 


Hindi Primer 


The Hindi Primer is in four parts bound in one volume. Parts I and. 
II are meant for the beginners, Part III is for the Intermediate 
Students, and Part IV is for the Advanced students. 'The Primer is 
accompanied by a help-book,namely, a Desk Book on Devanagari Script. 


Parts I and II have the same basic pattern; the Basic Dialogues for 
memorization followed by cultural and grammatical notes, word study 
and extensive drills. The method is ‘guided imitation’ and the object 
is to develop control of the grammatical pattern through memorization 
and repetition. Consequently the emphasis is more on giving structural 
drills than on introducing new words. Part I thus has only about 600 
words used in pattern practice for approximately 1,500 sentences. Si- 
milarly Part II has introduced 1,000 new words used in pattern 
practice for approximately 2,000 sentences. By the end of Part 
I, the student would be competent enough to understand and produce 
Hindi sentences involving request forms, command forms, and forms of 
simple, present, past, future tenses and perfect. Aspectsentences are 
either simple or compound. Bytheend of Part II, thestudent would. 
be competent enough to understand and produce sentences normally 
Spoken by an average Hindi Speaker. The vocabulary, naturally, would 
be limited mostly to situations in which a foreigner on visit may find 
himself here in India. 


2-3 C.H.D.J70 Ev 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


' 


xvi 


Part III has 20 lessons written in easy prose on different aspects 
of the Indian life. Each lesson is followed by grammatical notes 
(mostly transformational) and exercises (mostly compositional). The 
object is to develop control of the language through rapid oral responses 


as well as written composition. 

rose and 10 in poetry) selected 
f Hindi Literature. The lessons 
The object is to develop 


Part IV has 20 lessons (10 in P 
from the works of distinguished writers o 
are followed by literary netes and exercises. 
critical appreciation of Hindi Literature. 


As regards the transcription, Part I is transcribed in Roman 
(the Romanization is that approved by the Ministry of Education) and 
Devanagari; Part II is mainly in Devanagari characters (in which native 
speakers of Hindi writer). In Part III lessons are in Devanagari cha- 
racters and in Hindt excepting meanings ofcertain Hindi words in English, 
Part IV is fully in Hindi in Devanagari script. 


Procedures in Parts I and Il 

Parts I and II each contain 12 lessons and 3 revision lessons (one 
each after a set of four lessons). Each lesson has : 

(1) Basic Dialogues for memorization, 

(2) Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues, 

(3) Gultural-notes, 

(4) Grammatical-notes, 

(5) Word-study, 

(6) Driils, and 

(7) Exercises. 


Revision lessons do not have Basic Dialogues. Th s 
. The 
any new vocabulary or grammatical pattern. y do not introduce 


(1) Basic Dialogues for memorization 


The dialogue, which is the core of th j 
5 101 18 t the lesso; : 

the student by direct imitation of the guide in TA oe memorized by 

It has a number of utterances which are numbered Peet nome: 

Basic Sentences. and are called 


(2) Vocabulary and Translation of the Basic Dialogues 


The Basic Sentences are then gi 2 

n give 
New words or phrases occurring in g pen the 
listed just above the sentences as break per enten 
or sub-classes are shown in symbols against th 


(3) Cultural Notes 
These notes give information abo 


administration in India ut the culture, soci re: 
CC ; D urea ety 1 
-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Aaland civil 


ir English equivalent. 
is ce for the first time are 

he Grammatical classes 
€ words in breakdowns. 


कय. fe meom 


xvii 
(4) Notes on the Basic Dialogues 


1 e Bec gig ene on such grammatical patterns or idiomatic usages 
x ae attention of the learners, No attempt has been 
made to present the full grammatical analysis of Hindi 


(5) Word-study 


Additional words are 


c given under this heading. T 
also used in drills withi neo पिण्याचा ese 


n the appropriate patterns. 


As Hindi is written in two literary styl i indi i 
yles—High Hindi and High 
Urdu—and as these two styles mostly differ in Weiss stylistic 
variants in both styles are also given under the word-study. 
(6) Drills 


Drills are the greatest instrument in developing control over gramma- 
tical patterns. These are to be performed in the class with a guide. 


The object of all the drills is to develop ‘fluency and automaticity’ in 
the learners. 


There are various kinds of drills employed in the Hindi Primer. 
(i) Substitution drill 


The instructor gives a pattern sentence which the student repeats. 
Immediately the instructor gives a word or phrase (called a cue) which 
the student substitutes in the original sentence. (The brackets in the ori- 
ginal sentence show the word or words which are to be substituted by the 
cues). 


In complex substitution drills more than one words or phrases are 
substituted in the original sentence. 


(ii) Transformation drill 


The instructor gives a pattern sentence. He also performs a 
grammatical (mostly morphological) manipulation in it. The student 
is then required to perform parallel manipulations in a series of 
utterences. 


(iii) Substitution-Agreement drill 


Here the instructor gives a sentence and explains how the different 
words in the sentence are agreeing with each other in some grammatical 
categories (in Hindi, verbs agree with the subject in mimber, and gender/ 
person, and so on). Then the instructor fu € original Sentence 
by a cue, and the student 1s required to perform the grammatical mani- 
pulation on other words of the sentence made necessary due to the 


substitution. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


xviii 


(iv) Expansion drill हे 

Here the student is asked to build up a longer sentence rom a shorter 
sentence. The instructor begins with a short EE and gradually 
adds words and phrases to form a long complex e ence. each stage 
the student repeats what the tutor has just said. 


(v) Contraction drill 
Here the student is asked to form a smaller sentence from a longer 


i hrases. This is not given i 
sentence by gradually deleting words and p is 
Part I as M AES enough command of student on sentence types. 


(vi) Response drill 

On the basis of the model or directions occurring at the beginning of 
the drill, the student provides a parallel response to a series of questions 
er remarks by the tutor. ० 


(vii) Exercises 


These are for additional practice appropriate to each lesson. These 
exercises should be performed orally. 


A note on Pronunciation 


The student's first task is to learn (1) how the sounds of Hindi are 
pronounced, and (2) how the Hindi sounds are transcribed in this Primer, 


For learning Hindi sounds the student needs as i 
nin} a model a native 
speaker of Hindiand/or a recording made by a native speaker. 


For the transcription of Hindi sounds 

the student must study the 
Table No 1. The letters are merely arbitrary symbols which are टे 
to remind how Hindi actually sounds, 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


वक्फ. 


— 


विषय सूची 


भाग 2 
पाठ 1 qus 
फतहपुर सीकरी के बारे में टेलीफोन पर बातचीत 
स्मरणाथ आधारभूत संवाद N 205 
आधारभूत NÄ का अनुवाद तथा शब्दावली 206 
सांस्कृतिक टिप्पणी , ४ ° 208 
भाधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ ; ; 209 
शब्दावली अध्ययन 210 
अध्यास , š , š à 211 
प्रयोग š š 1 3 : ; 216 
पाठ 2 
E , पटना में अध्यापक d we 
स्मरणार्थं आधारभूत संवाद . š : ; 218 
आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली . ! 219 
सांस्कृतिक टिप्पणी . - ° š: 3 221 
आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ f ! 222 
शब्दावली अध्ययन . ó : š : 223 
Wu. $ ; š À 224 
प्रयोग : à A e: : 231 
पाठ 3 
बनारस को गलियां 
स्मरणाथं आधारभूत संवाद . . - — _ 233 
आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली . 234 
सांस्कृतिक टिप्पणी . : - * 236 
आधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ ० 5 237 
शब्दावली अध्ययन . a o 5 : 238 
अभ्यास. 5 ० . . . 240 
प्रयोग . Š š Ya ` 246 
xix 


` CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


MEX 
पाठ 4 


प्रयाग में गंगा स्माल 


स्मरणाथं आधारभूत संवाद . 
आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


सांस्कृतिक टिप्पणी 
आधारभत dari से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 


शब्दावली अध्ययन 


अभ्यास , 3 š ; ; 
प्रयोग . , ० : 
पुनरावृत्ति पाठ 1 
अभ्यास 
प्रयोग 
पाठ 5 
जयपुर के भवन 


स्मरणार्थं आधारभत संवाद 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
सांस्कृतिक टिप्पणी , 

आधारभूत संबादों से सम्बन्धित टिप्पणियां 
शब्दावली अध्ययन 

अध्यास 
प्रयोग 


. 


š पाठ 6 
स्मरणाथ आधारभत ue यों में पचमढ़ो को ax 
आधारभूत संवादों का š ° 
सांस्कृतिक टिप्पणी... तया शब्दावली 


प्रयोग 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


271 
278 
283 
283 
285 
286 
296 


299 


300 | 


306 
307 
308 
309 
321 





xxl 
पाठ 7 


i . जबलपुर में नौका विहार 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद . i 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
सांस्कृतिक टिप्पणी f 
आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
शब्दावली अध्ययन 
qum. 
प्रयोग 


° . 


. . Š 


पाठ 8 


š विद्यालय का वाधिक उत्सव 
स्वरणाथ आधारभूत संवाद 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
सांस्कृतिक टिप्पणी , ० 


आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
शब्दावली अध्ययन 


अध्यास 
प्रयोग 
पुनरावृत्ति पाठ 2 
अध्यास . : : ह 
प्रयोग : : ae . 
: चाठ 9 
qua Ñ 


स्मरणाथे आधारभूत संवाद : 
आधारभूत संवादों व्हा अनुवाद तथा शब्दावली. 
सांस्कृतिक टिप्पणी š 
आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
शब्दावली अध्ययन . . 

अभ्यास . : : : š 
प्रयोग . š 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


qes 
323 
324 
329 
329 
330 
331 
340 


342 
343 
348 
349 
350 
351 
357 


359 
368 


370 
371 
375 
376 
377 
378 
385 


xxii 
पाठ 10 
चलचित्रगृह में 
स्मरणाय आधारभूत संवाद 
आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
सांस्कृतिक टिप्पणी « i 
आधारभत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
शब्दावली अध्ययन 
अभ्यास 
प्रयोग : 
पाठ 11 
स्वतंत्रता दिवस 
स्मरणाथ आधारभूत संवाद 
आधारभत aardi का अनुवाद तथा शब्दावली 
सांस्कृतिक टिप्पणी | 
आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
शब्दावली अध्ययन 
अभ्यास 
प्रयोग Š ; 
'पाठ 12 
प्रदर्शनी 
स्मरणायं आधारभूत संवाद . 
आधारभूत संवादों का अनवाद तथा शब्दावली 
सांस्कृतिक टिप्पणी . ; 
आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
शब्दावली अध्ययन . 


अभ्यास , z : 
प्रयोग . 2 ; 

पुनरावत्ति पाठ 3 
अभ्यास ; š 
प्रयोग ., 

परिशिष्ट 

शब्दार्थ सूची 

पुस्तक 1 , ; 


Nem 2 ८७0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पृष्ठ 
387 
388 
392 
393 
394 
395 
402 


404 
405 
410 
410 
411 
412 
420 


422 
423 
429 
429 
431 

432 
440 


442 
449 
451 


454 
472 





€ 


पाठ 
पाठ 
पाठ 
चाठ 
पाठ 
पाठ 
पाठ 
चाठ 
पाठ 
WS 
पाठ 
पाठ 
पाठ 
पाठ 
पाठ 
पाठ 
1S 
पाठ 
पाठ 
पाठ 


७ 3 Doe CQ b rm 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


xxiii 
भाग 3 


पाठ qst 


भूमिका भाग 3 


पराक्रम कां रहस्य . 
शील की परीक्षा . 
यात्रा का साथी . 
चूहे की लड़की का विवाह 
सिन्धु की राजकुमारी 
मित्र-सम्प्राप्ति 

दो चुटकुले 

सिन्धु घाटी की सभ्यता 
गौतम बुद्ध 

महात्मा गांधी 
लोकनायक नेहरू . 

जगदीश चन्द्र बोस 
चन्द्रशेखर वेंकटरमन 

भारतीय ज्योतिष . 

अमरनाथ की यात्रा 

भूदान यज्ञ 

हिन्दी भाषा 

हिन्दी साहित्य-1 

हिन्दी सा हिंत्य-2 

भारत का राष्ट्रध्वज 


शब्दार्थं सूची (पाठ 15-20) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


9. 


10 
11 


भूमिका 


, सत्य और अहिसा « 
. हमारा लक्ष्य (भाषण) 
. महात्मा गांधी 


क्रोध : 

, कविता और मनोरंजन 

. पंचशील 

. मैना और कुत्ता . 

. अभिमान (गद्यगीत) 
aa (कहानी) 

, रेशमी टाई (एकांकी) 
. फूल और काँटा 


12. माँ, कह एक कहानी 
वृ बीती विभावरी, जागरी 
14. रूप निर्माण. 

15. वह तोड़ती पत्थर . 
शर. केसे सन्देश प्रिय पहुँचाती 
17. युद्ध और शांति , 
18. हल्दी घाटी : 
19. वीरों का केसा हो वसन्त 
(20. चक्रान्त शिला 


शब्दार्थ सूची 


CC-0. In Public Domain. 


xxiv 
art 4 


पाठ सूची 


—— महात्मा गांधी 

—— जवाहरलाल नेहरू 
— राजेन्द्र प्रसाद 

—— महावीर प्रसाद द्विवेदी 
—— रामचन्द्र शुक्ल 

—— गुलाब राय 

—— हजारी प्रसाद द्विवेदी 
—— राय कृष्णदास 

—— अम चन्द 

—— रामकुमार वर्मा 

—— अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔष' 
— मैथिली. शरण गुप्त 
— जय शंकर प्रसाद 

—— सुमित्रा नन्दन पंत 

—— सूर्येकान्त त्रिपाठी ‘निराला? 
— महादेवी वर्मा 

—— रामधारी सिह दिनकरः 
— श्याम नारायण पांडे 


—— सुभद्रा कुमारी चौहान 
—— अज्ञेय 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ण्‌ 
621 
624 
628 
632 
636 
639 
643 
647 
650 
656 
667 
672 
$78 
682 
686 
690 
696 
700 
704 
709 


712 


— क्या 








पाठ | 
path 1 


दिल्ली स्टेशन पर 
dilli stéshan par 


BASIC DIALOGUES : FOR MEMORIZATION 


1. विदेशी- कुली | 
. vidéshi—kuli! 
. कुली--जी साहब, कहाँ चलिएगा ? 
kuli—ji sahab, kahá caliēgā ? 
विदेशी-- बाहर । 
vidéshi bahar. 
, टैक्सी ड्राइवर--कहाँ जाइएगा ? 
. taeksi draivar—kaha jaiega ? 
विदेशी-- अशोक होटल । 
videshi — ashok hotal. 
टॅक्सी ड्राइवर--यहिं अशोक होटल है | 
tagksi draivar—yah ashok hotal hae. 
तिदेशी--कितते पैसे < ? 
vidéshi—kitne paese di ? 
टैक्सी ड्राइवर--पाँच रुपय । 


tagksi draivar—pac rupye- 
विदेशी--एक कमरा चाहिए | 
videshi—ek kamra cahié. — 
10: क्‍्लक--ऊपर तीन कमरे खाली € | 
10. klark—upar (in kamre. khali hag. 

11. विदेशी--कितना किराया है ! 

11. videshi—kitna kiraya hag ? š 
12. क्लकं--एक्‌ दिन का किराया तीस रुपय है। 
12. klark—tk din ka kiraya tis rupye hae. 


७ op >" ७? Qam क P we t 9 > 


> 


CC-0. In Publi in. Digti 
ublic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


13. विदेशी--कमरा कहाँ है ? 


13. 
14. 
14. 
15. 
15. 


16. 
16. 


vidéshi—kamra kaha hae ? 
बैरा--कमरा इघर है | 

baera—kamra idhar hae. 

#<— लाऊ? काफ़ी या चाय? 
baera—kya laü ? kafi ya cay ? 
विदेशी--मं काफ़ी और कुछ बिस्कुट लूंगा । 


vidéshi—maé kafi aor kuch biskut luga. 


VOCABULARY AND TRANSLATION OF THE 


BASIC DIALOGUES 


fro : विदेशी 

v. : videshi (M.2) foreigner 
कु० : कुली 

k : kuli (M.2) porter 


टै : टॅक्सी ड्राइवर 
t. : taeksi draivar (M.2) taxi-driver 


ato : कलक 
kl. : klark (M.2) clerk 
qo : बैरा 
2 b. : baera (M.1) bearer, attendant 
पाठ : path (M.2) lesson 
दिल्ली : dilli (F.1) Delhi (city) 
स्टेन : stéshan (24.2) station (mostly for the railway 
station). 
पर par (P) at, on. 
दिल्ली स्टेशन पर 
dilli stéshan par 


at the Delhi railway station 


1. वि० : कुली 


गई kuli : porter 
साहब sahab (24.2) Sir 
कहाँ kaha (Adv) where 
चलना ony Q _ to go, to walk, to move 
चलिएगा caliega will go 


जी jil(part.) yes (honorific) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
? 


— s 


3 


5 EN : जी साहब, कहाँ चलिएगा ? 


: ji sahab, kaha caliéga ? 
बाहर bahar (Adv) 
3. वि० : बाहर। 
3. ए. : bahar 
जाना jana (०) 
जाइएगा Jaiega 


b 


4. 2० : कहाँ जाइएगा ? 
4. t. : kaha jaiega ? 
होटल 7०५31 (M.2) 


Yes sir ! where will you go ? 
out, outside 


Outside (the platform). 
to go 


will go 


Where will you go ? 
hotel 


अशोक होटल ashok hotal (M.2) Ashoka Hotel 


5. fo : अशोक होटल । 

5. v. ४ ashok hotal 
टैक्सी taeksi (F.1) 
qg yah (Pro.1) 
š hae (V.A.) 


6. £o : यह अशोक होटल है | 

6. t. : yah ashók hotal hae 
कितना kitna (4.1) 
कितने kitné (4.1) 
पंसा passa (M.1) 
पैसे. paese (plural) 
देना — dénà (V.7.) 
दूँ di 


7. fo : कितने पेसे दूँ? 

7v.: kitne paese di? 
पाँच 75० (42) 
रुपया rupya (24.1) 
रुपये rupyē (plural) 


'To Ashoka Hotel. 
taxi 
this 


is 


This is the Ashoka Hotel. 
how much 

how many 

paisa, money 

paise, money 

to give, to pay 

(I) should pay 


How much have (I) to pay ? 
five 


rupee 


rupees, money 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


8. टै० : पाँच रुपये । 
8. t Five rupees. 


o 8 pac rupyë 


एक ëk (4.2) one | 
कमरा kamra (M.1) room l 
चाहना cahna (V.T.) *o want 
चाहिए cahié is needed, is wanted 
9. वि० : एक कमरा चाहिए । 
9. v. : èk kamra cahié Iwantaroom (lit, one room 
is wanted). | 
ऊपर upar (4५०) above, upstairs | 
तीन tm (4.2) three | 
कमरे kamrë (pl. of kamra) rooms 
खाली khali vacant | 
š hag are | 


10. Fo : ऊपर तीन कमरे खाली है। 


10. kl. : üpartin kamré khalihag Three rooms are vacant up. 
stairs. 


किराया kiraya (M.1) rent, fare 
कितना kitnà (4.1) how much 


11. वि० : कितना किराया है ? 


11. v. : kitna kiraya hae ? How much is the rent ? 
दिन din (44.2) day 
का kà (P) of | 
तीस tis (4.2) thirty | 


12. TWo : एक दिन का किराया तीस रुपये है। 
12. k. : ekdin ka kiraya tī ० 
he ya tis rupyé me pur is thirty rupees per 


कहाँ kaha (Ado) where 


13. वि० : कमरा कहां है ? 
13. v. : kamra kaha hae ? 


इघर idhar (44) Where is the bathroom > 


here (in this direction) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





14. 8o : कमरा इधर है। 


14. b. : kamrà idhar hae It’s here (lit. here is the room). 


क्या. kya (Pro) what 

लाना ana (V.T.) to bring. 

लाऊ laa (I) should bring 
काफ़ी kañ (F.1) coffee 

या ya (conj) or 

चाय cay (77.2) tea 


15. 4o : क्‍या लाऊँ? काफी या चाय? 


15. b. : kya laü ? kafi ya cay ? What should (I) bring ? 
coffee or tea ? 


d. mde (Pro) I 

और 4० (Conj) and 

कुछ kuch (A) some 

बिस्कुट biskut (M.2) biscuit ° 
लेना lēnā (V.T.) to take 

लूँगा liga (1) shall take 


16. fro : मं काफी और कुछ विस्कुट लूंगा | 


16. v. : mig kàfi apr kuch biskut I shall take coffee and some 
liga biscuits. 


CULTURAL NOTES 


iis the Capital of the Indian Republic and has been the seat 

22 ¿b e ee hori since the twelfth century. In New Delhi 
is the circular Parliament House where the sessions of both the Houses 
of Parliament—Lok Sabha (House of the People) and Rajya Sabha (Coun- 
cil of State)—are held. There is Rashtrapati Bhawan where the Presi- 
dent of India resides. Its gardens, known as the Mughal gardens are worth 
isit. There are two blocks of Gentral Secretariat Buildings. The 
ueri development in Delhi's architectural history is the steady growth 

of Diplomatic Enclave. 

Histori tub Minar, Red Fort (Diwan-i-am and ` 

: e a ee Mosque) in the Red Fort and Jan- 
DES There is Lakshmi Narain Temple dedicated to the supreme 


G Gi Lakshmi. Monuments which are yet to be 
God. Nea nD Gandhi at Raj Ghat and samadhi of Pt. 
1. 


Jawahar Lal Nehru at Shanti Vana. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


6 


Th ious western-style hotels in all the principal cities 
and VET ET iS fully air-conditioned or else provide air. 
conditioned accommodation. They are equipped with hot and cold 
running water, private baths and all the comforts and amenities of modern 
life. AU t ypes of food and beverages, including Indian specialities 
which ‘are in keeping with the best standards of international cuisine 
are served in these hotels. 
न bay, Calcutta, Delhi, Madras the charges for board 
In cities like Bom RA 25 to Rs. 70 for a single room, and Rs. 40 to 


i from 
sn alee ae double room. At other places the hotel charges 


Rs. 100 per day for a 
generally vary from Rs. 20 to Rs. 40 per head per day. 


3. The principal unit of currency in India is the rupee, formerly di- 
vided in annas (16), pice (64) or pies (192). India adopted the decimal 
system of coinage from April 1, 1957. Now a rupee has 100 paise. 


Indian Rupee is a metallic coin as well as paper money. Paper notes 
are for one rupee, two rupees, five rupees, ten rupees, twenty rupees, 
hundred rupees, 5,000 Tupees and 10,000 rupees. Metallic coins are one 
rupee coin, 50 paise cpin, 25 paise coin, 20 paise coin, 10 paise coin, 5 
paise coin, 3 paise coin, 2 paise coin and one paisa coin. 


NOTES ON THE BASIC DIALOGUE 


1. In Hindi, the finite verb normall: Ç 
whereas in English it comes in the गण्या at the end of the sentence 


यह अशोक होटल है। 
yah ashok 1081 hae 
but, This is the Ashoka Hotel 
2. The phrase construction, noun i i 
that in English, In other words Hine yu reverse of 
panie Euih, Im NIS ploys fost-positions, where 


For example : 
दिल्ली स्टेशन पर. 
dillr stëshan-par 
(=Delhi station 
-0 
but, At the Delhi ua 
3. In Hindi, a noun or | 
ber or in the plural number. TI oe either 


one person or thing, the plural: numba ear number as the singular num- 


thing. denotes Enotes one 
a 
more than o nd only 


ne person or 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


न 


7 


4. In Hindi, there are two genders—masculine and feminine. Every 


noun is either masculine or femini i 
x) ond pani ee ee partly natural (based on 


The indication of gender is given against the words in the lessons. 
M—masculine 


5. The finite verb agrees with its subj i j 
> ubject (in th i 
sentences) in number and gender. In English g agreed ae pees. 
Foreign ladies must be careful to employ proper form of the finite verb. 


F—feminine 


में काफ़ी लूँगा “I(M) shall take coffee” 
mae kafr luga Gf the speaker is male) 
प्रे काफ़ी ल्‌ंगी "I (F) shall take coffee” 
maé kafi lügi (if the speaker is female) 
6. Most (but not all) masculine nouns ending in आ (-a), 
change their -आ(8) to -ए(-&) for the plural. 
एक कमरा दो कमरे 
ek kamra dó kamré 
एक केला दो केले 
ck kela do kele 
7. (hae) “‘is” and & (hag) “are” are third person singu- 
lar and plural forms of the irregular auxiliary verb (hona) “‘to be”, e.g. 
एक कमरा Š दो कमरे है _ 
ek kamra hae do kamré liac 
WORD STUDY 
1. Additional vocabulary 
अंडा anda (M.1) egg 
fanz lift (F.2) lift 
केल i kēlā (M.1) banana 
सन्तरा santara (M.1) : orange ` 
उघर udhar (Adv) there, in that direction ` 
नीचे . nice (Adz) below, downstairs 
बाहर bahar (Adv) outside 


3—5 ०४-९७ 0, In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


8 


भीतर bhitar (Adv) inside 
यहाँ yaha (Ado) here 
वहाँ vabà (Adv) there 
सामने samne (Adv) & in front (of) 
2. Numerals 1-10 
(all A.2) 
1 एक ek 6 ag chah 
2 at do 7 सात sat 
Sti G 8 wm ath 
4 चार car 9नौ nao 
5 पाँच Pàc 10 दस das 


DRILLS 
1. Substitution Drill (Simple) 


The student will repeat the sentence substituting the word in the 
bracket. The full drill, with steps, is given for the first pattern 
only. ‘The instructors are requested to enlarge such drills given after- 
wards in the manner given for the first pattern. 


A. Here is the room. 


कमरा (इघर) है। 
kamra (idhar) hae 


उधर udhar 

ऊपर upar p 
नीचे nice 

सामने samne 


The full drill is given below : 
Step 1 : Repetition 


Instructor 
kamra idhar hae es Class 
kamra udhar hag 2 idhar hae 
kamra Upar hae mra udhar hae 
kamra nice hae 3 Upar hy 
kamra samné hae mra nice hae 
mra sšmn6 hag 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Step 2 : Reinforcement 


Instructor 


kamra idhar hae 
udhar 

kamra udhar hae 
üpar 

kamra üpar hae 
nicé 

kamra nicé hae 
samné 

kamra samné hae 


Class 


kamra idhar hae 
kamra udhar hag 
kamra udhar hae 
kamra üpar hae 
kamra üpar hae 
kamrā nice hae 
kamra nice hae 
kamra samné hae 
kamra samné hae 


Step 3 : Production : class 


Step 4 : Production : individual 


Instructor 


kamra idhar hae 
udhar 

upar 

nicé 

samné 


Class 
kamra idhar hae 
kamra udhar hae 
kamra upar hae 
kamra nice hae 
kamra samne hae 


: idhar 
: udhar 
: upar 
: nice 
: samne 


Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 


Substitution Drill 
B. This is the Ashoka Hotel. 
यह (अशोक होटल) है। 


ist student 
and student 


3rd student : 
4th student : 
5th student : 


: kamra idhar hae 
: kamra udhar hae 


kamra üpar hae 
kamra nice hae 
kamra samne hae 


ok hotel) hae 
yah er E हता 
कमरा kna 
कुली kuli 
+ klark 
लिफ़्ट lift 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


10 
(may be continued by replacing other singular nouns), 


3. Substitution Drill 
Ci. One room is wanted (= I want a room). 
एक (कमरा) चाहिए । 
tk (kamra) cahié 


टैक्सी tackst 
कुली kulr 
केला kela 
अंडा anda 
सन्तरा santara 
बिस्कुट biskut 


T Any other singular countable noun (countable nouns are those 
which can be counted by numbers—one, two, three etc.) can come here. 
If the noun'is a non-countable one, the pattern will be as given below : 


(चाय) चाहिए । 
(cy) cahie 
काफ़ी kafi 
gm dudh 


4. Double substitution drill 


In the double substituti ill A 4 
ee a drill two words are substituted in the 


A. There is a room upstairs, 
(ऊपर) एक (कमरा) है। 
(upar) €k (kamra) hae 


नीचे A. बाथरूम bāthrūm 
w, VANS होटल hotal 
यहाँ yaha टैक्सी aw 
amà samne लिफ़ट . lift 


ऊपर एक कमरा Š 1 
(upar) ek (kamra) hae 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


11 


The full drill is given below as an example : 


Step 1 : Repetition 
Instructor 
üpar ek kamra hae 
nicé ëk kamra hae 
nicé ék taeksi hae 
vaha ëk taeksi hae 
vaha ek hotal hae 


Step 2 : Reinforcement 

Instructor 

Upar ëk kamra hag 

nicé 

nicé ék kamra hae 

tacksi 

nice ëk tacksi hae 

vahá 

vaha ëk taeksi hae 

hotal 

vaha €k hotal hae 


Step 3 : Production ; class 
Instructor 
upar ëk kamra hac 
nice 
taeksi 
vahá 
hotal 


Glass 
upar ek kamra hae 
nicé ek kamra hae 
nice ck taeksi hae 
vaha ck taeksi hae 
vah tk Hotal hae 


Class 
upar ëk kamra hae 
nicé €k kamra hae 
nice ék kamra hae 
nice ek tagksi hae 
nice ek tacks hae 
vaha ēk taeksr hae 
vahá ëk tacksi hae 
vaha ek hotal hae 
vaha ék hotal hae 


Class 
par ek kamra hae 
nice ek kamra hac 
nice ëk taeksi hae 
vaha ëk taeksr hae 
vah ek hotal hag 


Step 4 : Production : individual 


: upar ek kamra hae 


Instructor ° 
ist student : upar tk kamra hae 
Instructor  : nice ; 

2nd student : nice ēk kamra hac 
Instructor : tacksi RH 
grdstudent : nice dk taeksi hac 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Instructor : vaha 
4th student 
Instructor : hotal 
5th student 


5. Transformation Drill 


Instructor 


A. I want one room. 


एक कमरा चाहिए 
€k kamra cahie 
ek kela cahie 

ek anda cahie 
èk rupya cahie 
€k paesa cahie 
ëk santara cahie 


: vahà ek tagksi hee 


: vaha ek hótal hag 


Class 

I want two rooms. 
दो कमरे चाहिए d 
do kamre cahie 
do kelé cahie 
dë andé cahie 
do rupye cahie 
do paese cahie 
do santare ०81112 


The full drill is given below as an example 


Step 1 : Repetition 
Instructor 
do kamré cahie 
do ४816 cahie 
do andé cahit 
do rupye cahié 
do paese cahie 
do santare cahie 
Step 2 : Reinforcement 
Instructor 
ek kamra cahie 
do kamre cahie 
ék kela cahié 
do kelé cahie 
€k anda cahié 
do andé cāhiē 
ek rupya cahie 
do rupyé ८६४४6 
Ek 0२७ cahié 


Class 


do kamre cahie 
do kele cahie 

do ande cáhie 
do rupye cahié 
dó paese cáhie 
do santaré cáhie 


Class 
do kamré cahié 
dó kamré cahig 
dó 1816 cahia 
dó kélé cahia 
06 andé cáhie 
५6 ange cahie 
do rupyé cahie 
do rupyé cahie 
do paese cāhiz 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








Meus 


13 
वठ paesé cāhiē 
ek santara cahia 
do santaré cahié 


Step 3 : Production : class 


Instructor 


ek kamra cahié 
ek kela cahie 
ek anda cahié 
ek rupya cahié 
êk paesa cahié 
ek santara cahié 


do paese cahie 
do santaré cahié 
do santaré cāhiē 


Class 
do kamré cahié 
do kélé cahie 
do ande cahié 
do rupyé cahie 
do paese cahié 
do santare cahie 


Step 4 : Production : individual 


Instructor : के kamra‘cahié 
Ist student : do kamré cahié 
Instructor : €k kela cahie 
and student : do kélé cahié 
Instructor : ek anda cahié 


3rd student : do ande cahié 
Instructor : ëk rupya cahie 
4th student : do rupye cahié 
Instructor : ek 93654 cahié 
sth student : do paese cahié 
Instructor : ëk santara cahié 


6th student : १6 santaré cahié 


6. Transformation Drill 
Instructor 
B. There is a room. 
एक कमरा है । 
ek kamra hae 
ek kela hae 
ék anda hae 
ek rupya hae 
ek paesa hae 
ek santara hae 


Class 
There are three rooms. 


तीन कमरे हे. | 


tin kamré hig 


tin kelé hae 


tin ande hae 
tin rupye hag 
tin paese hae 
tin santare hae 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


7. Transformation Drill 


C. 


8 , Conversation-response drill 


Instructor 
There are four oranges. 


चार सन्तरे हैं । 
car santaré hie 
car paese hae 
càr rupye hae 
car ande haé 
car kele hig 


car kamre hae 


Do you want a room ? 
क्या कमरा चाहिए ? 
kya kamra cahié ? 
kya kela cahie ? 
kya kele cahié ? 
kya anda cahié ? 
kya santaré cahie ? 
kya kamre cáhie ? 
kya rupya cahie ? 
kya passë cahie ? 
kya rupyé cahie ? 
kya kuli cáhie ? 


- kya tacksi cáhie ? 


The full drillis given below: 
Step 1 : Repetition 


Instructor 
ha, kamra cahig 
ha, kelà cahie 
hà, kele cahie 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


14 


Glass 
There is an orange. 
एक सन्तरा है | 
ëk santara hae 
ek paesa hae 
ek rupya hae 
ek anda hae 
ek kela hae 
ek kamra hae 


Yes, I want a room. 


at, कमरा चाहिए। 
ha, kamra cahie 
ha, kela cahié 
ha, kele cahie 
ha, anda cahié 
ha, santaré cāhiē 
ha, kamré cahié 
ha, rupya cahie 
ha, paese cahie 
ha, rupyé cahie 
hà, kuli cahia 
hà, tacksi cahie 


Glass 
hà, kamrā cahie 
hå, kela cahia 
hà, kéle cahia 


15 


Each response is practised in the same way. 


Step 2 : Reinforcement 

Instructor 

kya kamra cáhie ? 

ha, kamra ०501८ 

kya kelé cahié ? 

ha,kélé cahie 

kya kela cahie ? 

ha,kela cahie 


Class 


ha, kamra cahié 
ha, kamra cahié 


ha, kele cahie 
ha, kelé cahie 
ha, kelà cáhie 


ha, kelà cahié 


Each sentence of the drill is practised in the same way. 


Step 3 : Production : class 
Instructor 


kya kamra cahié ? 


Class 


ha, kamra cahie 


kya kela cāhiē ? 
kya kele cahie ? 


ha, kéla cahie 


ha, kelé cahie... and so on 


Step 4 : Production : individual 


Instructor : kya kamra cahie ? 
iststudent : ha, kamra cahié 
Instructor : kya kela cahie ? 
2ndstudent : ha,kela cahie via Pasa 


9. Chain Drill 


. and so on 


The instructor always begins the chain drill. The first student gives 
a suitable reply and himself puts a question to the second student. 'The 
drill is continued around the class. 


Where is the room ? 


The room is upstairs, 


Instructor : kamra kaha hae ? 
iststudent ; kamra Upar hat 
iststudent : lift kaha hae ?, 
2nd student : lift samne hae 


and student : bathriim kaha hag ? 


grd student 


- andsoon 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


16 
EXERCISES 


1. You have entered a hotel. What would you say when : 
(i) you need a room. ; 
(ii) you want to kaow the location of the bathroom. 
(iii) you want to know the location of the lift. 
(iv) you want to know the rent ofa room for one day. 


2 . How would the bearer tell you : 
(i) that a room is vacant upstairs. 
(ii) that the bathroom is in front of you. 
(iii) that the station is there. 


3. The bearer asks if he should bring something for you. How would 
you answer if you want : 
(i) tea. . 
(ii) coffee and two eggs. (4 
(iii) four biscuits. 
(iv) tea and three biscuits. 


4. Practise the following conversations : 


A कहाँ जाइएगा ? aps 

B दिल्ली स्टेशन कहाँ है? dilli stéshan kaha hae ? 
A दिल्ली स्टेशन उघर है । dilli stéshan udhar hae 
B यह दिल्ली स्टेशन है ? yah dill. stéshan ke d 
A gti hà à 

B कितने पसे चाहिए? kitné paese cahia 

A दो रुपये i कठ rupye 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 2 
path 2 
भारतीय मित्र से बात-चीत 
bhartiy mitr-sé bat-cit 


Basic Dialogues : For memorization 
भारतीय--नमस्ते, मिस्टर स्मिथ ! 
bhártiy—namaste, mistar smith! 
जान स्मिथ--नमस्ते, आइए, बैठिए 
Jan smith—namasté, alé, baethié 
भारतीय--आप कल कब आये? 
bhartiy—ap kal kab aye ? 
जान स्मिथ--मे कल प्रातः आया | 
Jan smith—maé kal pratah aya 
भारतीय--क्या यहाँ कोई कष्ट है ? 
bhartiy—kya yahā koi kast hae ? 
जान स्मिथ--जी नहीं, यह होटल बहुत अच्छा है । 
jan smith—ji nahi, yah hotal bahut accha hae 
भारतीय--यहाँ कितने दिन रुकेंगे ? 

7. bhartiy—yaha kitné din rukegé ? 
8. जान स्मिथ--दो दिन रुकंगा । 
8. jan smith—do din rukuga 
9. भारतीय--आप आज मेरे घर पर भोजन कीजिएगा । 
9. bhartiy—ap aj méré ghar par bhojan kijiega 
10. जान स्मिथ--अवश्य, धन्यवाद | 
10. jan smith--avashy, dhanyavad 


11. जान स्मिथ--क्या मिस्टर सुरेश घर में हे ? 
11. jan smith- kya mistar suresh ghar-me hae ? 


12. नौकर--हाँ हैं, आइए, बठिए, बुलाता É । 
12. naokar—ha hie, aie, baethie, bulata hu 


17 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


RD OD 000 p 80 = = 


18 
13. सुरेश--नमस्कार, मिस्टर स्मिथ ! 


13. surésh—namaskar, mistar smith 


14. जान स्मिथ--नमस्कार । 
14. jan smith—namaskar 
15. जान स्मिथ--ये क्या वस्तुएं š ? 
15. jan smith—yé kya vastu hig ? 
(16. सुरेश--ये पूड़ियाँ है, यह पुलाव है, यह खीर है, यह रायता है और 
सब्जियाँ हे । 


16. suresh —yé pudiyà hag, yah pulav hag, yah khir hae, yah rayata 
hae aor yé sabjiya hae 


17. जान स्मिथ--मं हिन्दुस्तानी भोजन पसन्द करता Ë! 

17. jan smith—m3¢ hindustani bhojan pasand kartā hi 

18. सुरेश---कल कहाँ चलिएगा ? 

18. suresh— kal kaha caliéga 

19. जान स्मिथ--कल हम दिल्ली के प्रसिद्ध स्थान और बाजार देखेंगे । 
19. jan smith—kal ham dillike prasiddh sthan aor bajar dékhége 


Ss 


Vocabulary and Translation of the Basic 


ogues 
Wo: भारतीय 
b.: bhartiy (4.2) an Indian 
जा० : जान स्मिथ 
j. : jan smith (14.2) Mr. J i 
; ° John S 
ato : नौकर E: 
n.: nagkar (24.2) Servant 
go : सुरेश | 
5. š suresh (M.2) Suresh 
faa mitr (M2) friend 
से se (P) With ((rom, by) 
बात bat (F.2) talk 
बात-चीत bat-cit (F.2) talk, conversati 
भारतीय मित्रसे bhartiy mitrs Conversati 3s 
nigh = } vie lon with an Indián 
€] 
नमस्ते namaste (F.2) š 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





19 


1. भा० : नमस्ते, मिस्टर स्मिथ | 


1. b. : namasté, mistar smith 
आना 4०३ (V) 
आइए ह 


बेंठना ६९६३०६ (V) 
बेठिए ३४६७/६ 


2. Mo : नमस्ते, आइए, बैठिए | 
2. j : namaste, aie, baethie 
आप ap (Pro) 
कल kal (4%) 
कब kab (Adv) 
| आये ३४८ 
3. WTo : आप कल कब आये? 
3. b. : ap kal kab aye ? 


प्रातः pratah (Adv) 


4. जा० : मे कल प्रात: आया। 

4. j. : mig kal pratah aya 
यहाँ yaha (Adv) 
कोई kõi (Pro) 
कष्ट kast (4.2) 


5. भा० : क्या यहाँ कोई कष्ट है ? 
5. b. : ky& yaha koi kast hae ? 


नहीं nahi (4) 
बहुत bahut (A) 
अच्छा accha (A) 


6. जा० 


6. j. Ji nahi, yah hotal bahut 


accha hae. 
रुकना rukoa (V) 
wg ruge 


Namaste (Good morning} 
Mr. Smith, 
to come 


please come 
to sit 


please sit down 


Namaste, please come, do sit 
down 


you (honorific) 
yesterday 
when 


came 


When did you come yesterday? 
morning 


(I came) yesterday morning 
here 


any 
trouble 


Are you uncomfortable here ? 
(lit. Do you feel any trouble 
here) 


no, not 
very 
good, nice 


: जी नहीं, यह होटल बहुत अच्छा है। 


No. It is a nice hotal. 


to stay : 
will stay 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


20 


7. भा० : यहाँ कितने दिन रुकेंगे; ? 
7. b. : yaha kitné din rukége ? How long will you be (stay) 


here ? 
at do (4.2) two 
8. Mo : दो दिन रुकूंगा | 
8.j. ४ do din ruküga (I shall stay) for two days, 
आज Aj (Ado) to-day 
मेरा méra (Pro) my 
घर ghar (M.2) home, house 


भोजन jan (44.2) food (dinner), meal 
करना karnā (V.T.) to do 
कीजिएगा 11:68 _ should (do) take 


9. भा० : आप आज मेरे घर पर भोजन कीजिएगा | 
9. b.: àpaj mere ghar par bhójan Please do come to take your 


kijiega food at my house to-day. 
अवश्य avashy (Adv) certainly 
erate dhanyavad (M.2) -thanks 


10. जा० : HI, धन्यवाद | 
10. j. : pna dhanyavad certainly, thank you 
vex | ë | 
सुरेश ME surésh Mr, Suresh 
š më (P) in 
š hà (V-A) are 
To i pem मिस्टर सुरेश घर में है ? 
‘J ४ kya mist: ë Fe 
Ee Star suresh gharmé J; Mr, Suresh at home ? 
बुलाना bulana (p, 7) to call 
X =? É: 
बुलाता हुं, bulata hù (I) call 
12. dle : हां, है, आइए, बे | 
q 
12. n. : ha, nae, ee Su 
im 2 Oeste, bulata Yes 


नमस्कार namaskār 
namaskar 
> tion) (a word of saluta- 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








21 


* नमस्कार, मिस्टर स्मिथ | 
13. s. : namaskàr, mistar smith 


14. जा० : नमस्कार | 
14. ,j. $ namaskar 
ये yé (Pro) 
वस्तु vastu (F.2) 
15. जा० : ये क्या वस्तुएं हैं ? 
15. j. : yé kya vastué hae ? 
qd) pid? (7.1) 


13. Jo 


Namaskar, Mr. Smith. 


Namaskar, 
these 


thing 


What are these things ? 
puries 


पुलाव pulav (M.2) pulav 
खीर khir (F.2) khir 
रायता rayata (44.2) rayata 
सब्जी sabjr (F.1) vegetable 

16. ge : ये पूड़ियाँ ह, यह पुलाव है, यह खीर है, यह रायता है। और 

ये सब्जियाँ हैं । 

16, s, : yépudiya hig, yah pulav These are puries, this is pulav, 
hae, yah khir hae, yah this is khir, this is rayata and 
rayata hae apr ye subjiya these are vegetables dishes. 

हिन्दुस्तानी hindustani ‘Indian 
पसन्द pasand liking 

पसन्द करना pasand karna to like 
पसन्द करता É pasand kartā hī (I) like 

17, जा० : में हिन्दुस्तानी भोजन पसन्द करता हूँ । 


17. j. : mdf hindustan! bhojan I like Indian food. 


pasand karta hu. 
qq kal (Adv.) 
18 Go : कल कहाँ चलिएगा ? 
19 s. $ kal kaha caliega ? 
ga ham (P) 
प्रसिद्ध 0139११ (4.2) 
बाजार bajar (44.2) 
देखना dékhnà (V.T.) 
देखेंगे dekhege 
स्थान ४१३० (M2) 


to-morrow 


Where shallyou go tomorrow ? 
we 


famous 
market, bazar 
to see, to visit 
shall see 


place 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


: 22 


देखेंगे | 
; प्रसिद्ध स्थान और बाजार दे sy. 
19. जा० : कल हम दिल्ली के र f buildings 
Rock - ll see the famous gs 
19. j. : kal ham due en SS de markets of Delhi 
sthan aor baja! tomorrow. 


Cultural Notes 


€. ka > 
1. The words ‘aqeq’ “namaste” and नमस्कार ps 
are in free variation. Either may be used when meeting or parting wit 
some one. : 


qt pudi :a kind ai fresh cake fried in butter or ghee. 
a Š Š . - . t 
lav : a kind of dish made up of rice, spices, mea 
ST Res or flesh of fowl. 
खीर khir : a dish ofrice and milk. 


रायता rayata : pumpkins pickled in sour milk. 
सब्जो sabjt : vegetable dish. 


NOTES ON THE BASIC DIALOGUES 


1. There are two verbal request forms in Hindi—one ending in 
-इ्ए (ie) and the other ending in ay (-na). The first one can be 
regarded as a polite form, while the other one can be regarded as inti- 


mate informal form. It is better to employ the polite form in formal 
talks. 


(a) आइए आ-+इए ह हश come” 
aie a + 16 

(b) बैठिए saq 
bacthié baeth + ië “please sit” 


2. The word आप (ap) “honorific Singular as well as plural" is 
used for “you” (the addressee) in 

sec irrespective of sex. The 
plural form. 


ansa Speech. It substitutes addres- 
"e verb with आप (ap) is always in 


3. Pronouns indicating the 
Th = ab TSOn speakin q 
person. csc arc 5 (má) “Pand = are 6 to be of the first 
is often used for ‘mae’ by ladies). e " g m) "we". (‘ham 


; में कल आया mae kal aya - "I came yesterday”? 
aor ham kal ayë ae 


(13 
We came yesterday” 
ÇC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








4. Most feminine nouns in -€ (-1) (classed as  F.r) 


23 


their ई (¬) to.zqf (-iya) in plural eg. 


रोटी roti "bread" रोटियाँ 


लड़की ladki “girl” 


change 


rotiya “breads” 


लड़कियाँ ladkiya “girls” 


S. With म (mae “I”, the proper form of hona is g (hu) 
"am" . Very often the subject “mg” remains unexpressed. 


1. 


Word Study 


A list of common stylistic alternants for the words employed in 


the basic dialogues is given below. The items are listed for Hindi and 


It should be remembered that they may be 
interchanged in many contexts. 


Urdu in separate columns. 


Hindi 
प्रातः pratah 
कष्ट kast 
भोजन bhojan 
अवदय avashy 
घन्यवाद dhanyavad ` 


वस्तु vastu 
प्रसिद्ध prasiddh 
मित्र mitr 


2. Numbers 11-20 


11 ग्यारह gyarah 
12 बारह brah 
13 तेरह. terah 
14 चौदह cagdah 
15 पद्धह pandrah 


4—5 C. H. D.[70 


सवरे 


Urdu 


savere (Adv) 


तकलीफ़ taklif (F.2) 


in the morning 


inconvenience 


खाना khana (M.1) meals 
aet jarür (Ado) certainly 
शक्रिया shukriya (M1) thanks 
चीज cij (F.2) thing 
मशहूर mashahür (4.2) famous 
दोस्त dost (M.2) friend 

16 सोलह solah 

17 Wad satrah 

18 अट्ठारह  attharah 

19 sala unnis 

20 बीस bis 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


24 


3. Additional vocabulary 





लड़की ladki (F.1) girl; daughter 
रोटी roti (F.1) bread 
तरकारी tarkari (F.1) vegetable 
बकरी bakri (F.1) she-goat 
मिठाई mithai (77.1) sweet-meat f 
खाना khana (V.T.) to eat 
पीना pina (V. T.) to drink 
पानी pani (24.2) water 
4. Some divisions of days : | 
(a) दिन din day | 
रात rat night 
(b) प्रातः pratah morning (sanskritic) 
सुबह subah morning (urdu) i 
दोपहर dópahar mid-day 
तीसरे पहर tisrë pahar afternoon 
शाम sham evening 
आधी रात adhirat mid-night 
Drills 


1. Substitution drill 
This is a bread. 
यह एक (रोटी) है ! 
yah (roti) hae 

सब्जी sabji 
बकरी bakri 
„'टेक्सी tacks 
पूड़ी Padi 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





25 


2. Substitution drill 
These are five breads. 
ये पाँच (रोटियाँ) Š । 
yë pac (rotiya) hag 

सब्जियाँ sabjiya 
बकरियाँ bakriya 
टेक्सियाँ tacksiya 
qat pudiya 


3. Transformation drill 


I want a bread. I want two breads. 
एक रोटी चाहिए । दो रोटियाँ चाहिए । 
Ek roti cahié do rétiya cahié 

€k pūdī cahié dé pūdiyã cahié 
èk bakri cahié dó bakariya cahié 
&k tacksi cahié 66 taeksiya cahié 
ék mithai cahié do mithaiya cahié 


4, Transformation drill 


I want two breads. I want a bread. 
दो रोटियाँ चाहिए । एक रोटी चाहिए 1 
do rétiya cahiyé ek roti cahiye 

do püdiyà cahiyé ek pudi cahiye 
do taeksiya cahiyé ek tagksi cahiyé 
do mithaiya cáhiye tk mithai cahiye 
do bakriya cahiyé &k bakri cáhiye 


5, Substitution drill 

I shall stay for two days. 
(दो) दिन रुकूंगा । 
(do) din rukuga. 
एक ek 
तीन tin 
पाँच pac 

(continue with other odd numbers). 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


26 


6. Substitution drill 
पृ came yesterday morning, 
मैं कल (प्रातः) आया | 
maé kal (pratah) aya 


दोपहर dopahar 
रात rat 

शाम sham 
सवर savéré . 


तीसरे पहर tisré pahar 
7. Substitution drill 
Please take khir. 
आप (खीर) लीजिए । 
ap (khir) 0116 
खाना khana 
. रोटी roti 
रायता rayta 
पुलाव pulav 
यह वस्तु yah vastu 
8. Substitution drill 
Please drink milk. 


कृपया (दूध) पीजिए । 
krpaya (dudh) pijie 


चाय cay 
काफी kafi 
पानी pani 


9, Double substitution drill 
Please eat the bread, 
कृपया (रोटी) (बाइए) | 
krpaya (roti) (khaic) 
rayta laic 
pudi lijie 
sabji  dekhie 
bhojan kijie 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





27 
10. Transformation drill 


Tam in the house. We are in the house. 
मे घर में हूँ । हम घर में हैं । 

mie gharmé hd ham gharme hig 
maé hotalme hu ham hotalmë haé 
mát liftme hu ham liftme haé 

m£ tacksimë hii ham tagksime hi 
maé bathrim më hit ham bàthrümmé haé 


11. Conversation-response drill 


क्या आप रोटियाँ लेंगे ? हाँ, एक रोटी दीजिए । 
kya ap rotiya lege ? ha, ëk rotidijie 
kya ap sabjiya lege ? ha, ëk sabji dijie 
kya ap mithaiya lége ? hi, ëk mitha: dijie 
kya ap bakriya lege ? ha, ek bakri dijie 
12. Chain-drill 
Instructor : yah kya hae ? 


iststudent : yah rot] hae; yë kya hae? 
andstudent : yë sabjiya hae; yah kya hae ? 
grdstudent : yah kaff hae ; ye kya hae ? 
4thstudent : ye kele haé ; yah kya hae ? 
T vx - . , . and soon, using nouns. 


EXERCISES 


1. Mr. Suresh asks you what it is. You answer that : 
(1) It is khir. 
(ii) Itis the room. ` 
(iii) Tt is a puri. 
(iv) Itis a bread. 


2. Mr. Suresh asks : Your answer : 
(i) How long will you stay here.? I shallstay for five days. 
I shall stay for fifteen days. 
(ii) Please do take this bread. Certainly, thank you. 
(iii) Do you like the Indian food ? Yes, I Die) Indian food. 
(iv) Is Mr. Naresh in the hotel ? Yes, he is in the hotel. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


28 
3. Read the following in Hindi : 
2c 12 
e 7 
= 4 
M 11 
14 
16 


4. Following the Basic Dialogues make up new conversations by replacing 
the nominals with other nouns. 


~ 





NN AQ 


60० 


9 


9. 


10. 
10 


पाठ 3 
path 3 
दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतें _ 
dilli ki prasiddh imarte 
Basic Dialogues : For Memorization 


परिचित भारतीय॑--नमस्ते, मिस्टर स्मिथ । 


. paricit bhartty—namasté, mistar smith. 

. विदेशी--नमस्ते, चलिए, में तैयार हूँ । 

. vidéshi—namasté, calié, maé taeyar hu. 

. परिचित भारतीय--आप वस से चलेंगे या टैक्सी से ? 
- paricitbhartry—ap basse calege ya tacksise ? 

. विदेशी--टंक्सी से। 


. vidéshi—taeksisé . 


. परिचित भारतीय--यह लाल किला है, यह दीवाने-आम है और <ë 


दीवाने खास है । 


. paricit bhartiy—yah lal kilà hae, yah divané-am hae, agr vah 


divané-khas hae 


. विदेशी--यह बहुत सुन्दर है । अब कहाँ चलेंगे ? 
. vidéshi—yah bahut sundar hae. ab kaha calegé ? 


, परिचित भारतीय--अब हम राष्ट्रपति भवन देखने चलेंगे 1 
. paricit bhartty—ab ham rastrapati bhavan dékhné calege. 


, विदेशी--क्या राष्ट्रपति भवन यही है? 
. vidéshi—kya rastrapati bhavan yahi hag ? 


परिचित भारतीय--जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति यहीं रहते हे । यहाँ मुगल 
गार्डन और अजायबघर हूं । 


paricit bhartiy—ji hā, bharatke rastrapati yaht rahté hae. yaha 
mugal garden aor ajayabghar hae 


विदेशी--राजघाट कहाँ है ? 
videshi—rajghat kaha hae ? 


29 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


30 
11. परिचित भारतीय--यहाँ से लगभग पाँच किलोमीटर ë! 
11. paricit bhartiy—yahš sé lagbhag pac kilomitar hae. 


12. परिचित भारतीय--यह राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी जी की समाधि 
है और वह शान्ति वन है । 


12. paricit bhartiy—yah rastrapita mahatma gandhi ji ki samadhi 


hag aor vah shantivan hae. 


13. विदेशी--क्या अब हम बिडला मन्दिर में है ? 
13. vid&shi—kya ab ham bidla mandir me 186? 


14. परिचित भारतीय--जी हाँ, हिन्दू यहाँ पूजा करते g! 

14. paricit bhartiy—ji hà, hindü yaha puja karte hag. 
15. परिचित भारतीय--यह क्‌तुब मीनार है । 

15. paricit bhartiy—yah kutub minar hag. 


16. विदेशी-यह काफ़ी ऊंची है। अब घर चलें । 
16. vidéshi—yah kafi ici hae. ab ghar cale. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
qo भा० : परिचित भारतीय 
pb: : paricit bhartiy (44.2). acquainted Indian ; 
वि० : विदेशी 
v. ४ vidéshi 


इमारत imatat (F.2) building 

परिचित Paricit (4.2) acquainted 

दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतें 

dilliki prasiddh imart€ The famous buildings of Delhi, 


4. प० भा० : नमस्ते, मिस्टर स्मिथ | 


1. pb. : namaste, mistar smith Namaste, Mr. Smith 


चलिए प please move (let us move) 
तैयार taeyar (4.2) ready 

g hu (V.A) am 

तैयार होना tagyar hona (V) to be ready 


dug taeyar hu Cho 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


31 


2. fao : नमस्ते, चलिए, में तयार हूँ । 
2. v. met calie, miae taceyar Namaste, let's go. l am ready, 
u. 
qu (F.2) bas bus 
चलेंगे calége will go 
टेक्सी से tacksise (F) by taxi 


3. To भा० : आप वस से चलेंगे या टॅक्सी से ? 
3. p.b. : ap basse calege ya tagksi Shall we take a taxi or go 
sé ? by bus. 
4. वि० : टेक्सी à 
“७७ 8 tagksise Let’s take a taxi. 
लालकिला Lalkila (d) — Red Fort. 
दीवाने-आम divane-am (M.2) Diwan-e-Aam 
वह vah (Pro) that 
दीवाने-खास divane-khas (M.2) Diwan-e-khas 


5. qo भा० : यह लाल किला है, qd दीवाने-आम है और वह दीवाने- 


खास है । 
b. : yah lal kila hag, vah diva- This is the Red Fort. This is 
UP ean hae aor vah diva- Diwan-e-Aam and that is 
né-khas hae. Diwan-e-khas, 
अब ab (Adv) now 
6. fao : यह बहुत सुन्दर है | अब कहाँ चलेंगे ? 
6. v. : yah bahut sundar hae. ab Thisis very beautiful, Where 
30 RED shall (we) go now? 


राष्ट्रपति rastrapati (M.2) President 
भवन bhavan (M.2) house 


7. qo भा? : अब हम राष्ट्रपति भवन देखने चलेंगे । 
7. p.b. : ab ham rastrapatibhavan We'll go to see the Rashtrapati 


dékhne calégé. Bhawan (President's pa- 
lace) now. 
यही yahi this (emphatic) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


32 


8. वि० : क्या राष्ट्रपति भवन यही है? | ; 
8. v. : kya rastrapati bhavan yah! Is this the Rashtrapati Bha- 


भारत bharat India 

यही yahi this (emphatic) 
रहता rahna to live 

रहते š rahté haé live 


मगल गार्डन mugal gardan Mugal garden 
अजायबघर ajayabghar museum. 


9. qo भा? : जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति यहाँ रहते & 1 ये मुगल 
गाडन और अजायबघर हूँ । 
9. p.b. : ji ha, bharat kë rastrapati Yes please, the President of 


yah rahté hag. ye India lives here. These are 
mugal gardah ąọr the Mugal gardens and the 
ajayabghar haé. museum. 


राजघाट rajghat (M.2) Rajghat 
10. fire : राजघाट कहाँ है ? 
10. v. : raj ghat kaha hae ? Where is the Raj Ghat ? 


लगभग lagbhag (Adv) neatly, approximately 
किलोमीटर kilom:tar (M.2) kilometer 


11. To भा० : यहाँ से लगभग पाँच किलोमीटर है । 
11. p.b. : yaha sé lagbhag pac kio- It is about five Kilometers 


mitar hae. from here. 
राष्ट्र rastr (M.2) nation 
पिता pita (4.2) father 


महात्मा गान्धी Wa gandhi Mahatma Gandhi 


समाधि samadhi 1) Samadhi 
शान्ति shanti (F.1) peace 
< van (M.2) forest 
शान्ति वन ni van shantivan 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





33 
12. प० भा० : यह राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी जी की समाधि है और वह 


शान्ति वन Ea 


12. p.b. : yah rastrapita mahatma ‘This is the Samadhi of Rash- 
gandhi ji krsamadhi hae trapita Mahatma Gandhi 
aor vah shanti van hae. and that is Shanti van. 


मन्दिर mandir temple 
बिंडला मन्दिर bidla mandir Birla Mandir 


13. वि० : क्या अब हम विड़ला मन्दिर में है ? 
13. v. : kya ab ham bidlà mandir Are we in Birla Mandir now? 
me haé ? 
पूजा puja worship 
करते š kartē hae (they) do. 


14. प० भा० : जी हाँ, हिन्दू यहाँ पूजा करते ह । 
14. p.b. : ji ha, hindi yaha puja Yes please. Hindus worship 
karte hae. here 


कुतुब मीनार kutub minar (F.2) Qutub Minar 


15. qo भा० : यह्‌ कुतुब मीनार है । f 
15. p.b. : yah kutub minar hac This is the Qutub Minar. 


काफ़ी kafi (A 2) very, enough 
ऊँची ५० (4:1) tall 
16. वि० यह काफ़ी ऊंची Zl अव घर चल | 
16 yah kafi uci hae ab ghar This is very tall, Let’s go home 
bris calè. now. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


34 


Cultural Notes 


Rashtrapati Bhavan 


i i he official residence of 
The Rashtrapati Bhavan 1s at present the | : 
the REN of Pa Republic of India. The building, built of red and 


white sandstone, has 340 rooms. 


Raj Ghat : Shantivan 


The Raj Ghat is situated near the river Yamuna. Here isthe 
Samadhi, the place where Mahatma Gandhi, the Father of the 
Nation was cremated. The place has assumed the importance of 


a national shrine. 
Just adjacent to the Raj Ghat, there is the Shantivan (Park of 


Peace) where our beloved first Prime Minister and the great national 
hero Pt. Jawahar Lal Nehru was cremated. 


Lal Qila [Red Fort] 


Jt is a massive monument built by the Moghul Emperor Shah Jaha: 
from 1639 to 1648 AD. It has many important buildings pu a 
is the hall of public audience whereas Diwan-e-khas is the hall of 
special audience. 


Qutub Minar 


It is believed to be the tallest tower of its typei 
five storeys and is circular in form. Its ना i 234. m world., It has 


Birla Mandir 


The temple situated in New Delhi ilt j ' 
1 NC see built in 1938. A.D, 


: + life size i 
of Lord Vishnu, Preserver of t s En marble images 
Wealth. ver of the World, and Lakshmi, the Goddess of 


Notes on the ‘Basic Dialogues 


1. In asking question क्या 
sentence in the beginning. 

ham mandirme hae 

kamra khali hae 


(Kya) is mostly added to the assertive 


kya ham mandirme hae ? 
kya kamra khali hae ? 


But this ‘kya’ is generally omit vA 
evident from the context, or rom dono 


fhe interr 
nation. 


ogative nature is 


ap basse calege ap, basse calege ? 


. (with interrogative ; 
ce i जन merrogative intonation) 
-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academ 





35 


5 2. यह (yah) ‘this’, वह (vah) ‘that’, ये (ye) ‘these’, वे 
(ve) ‘those’ are used for pointing out a person or thing. यह ‘yah’ 
and य ‘ye are used for relatively near; and ag ‘vah’ and वे ‘ve’ 


are used for relatively distant person or thing. 


यह कमरा है yah kamra hae This isa room. 
ये लड़कियाँ हें yé ladkiya hag These are girls. 
वह राजघाट है vah rajghat hac That is the Rajghat. 
वे सन्तरे š vë santaré haé Those are oranges. 


3. -का ‘ka’ denotes the relation between a noun or pronoun and 
the following noun which is expressed in English by ‘of’ 


होटल का कमरा hotal ki kamra The room of the hotel. 
होटल का qom hotal ka klark The clerk of the hotel. 


In English ‘of’ remains in the same form irrespective of the gender 
ofthe nouns, but in Hindi ‘ka’ changes its form like A1 adjective. 
It is ‘ka’ if the following noun is masculine singular, it is ‘k? if the follow- 
ing noun is feminine singular; it is *k& if the following noun is masculine 


plural, and it is-*kr? if the following noun is feminine plural. The full 
set is thus : 


masc. sg. masc. pl. fem.?sg.  fem.pl. 
ka. ke kī kī 

For example : 
hotalka kamra (M) hotalké kamre (M) 
(—hotel-of room) (—hotel of rooms) 
*the room of the hotel’ ‘rooms of the hotel, 
suréshki ladki (F) . sureshki ladkiya (F) 
(—Suresh-of daughter) (—Suresh-of daughters) 


‘the daughter of Mr. Suresh’ ‘dauthers of Mr. Suresh’ 


4. Two simple sentences can be compounded (added) by putting 
‘aor’, (and) between them. e. g. 


yah mandir hae + vah ghat hae. 


=yah mandir hae aor vah ghāt hae 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


36 


Word Study 
Related pairs 

मीठा mitha (41) ‘sweet? 
खट्टा _khatta (41) “sour? 
M üca (41) ‘high, lofty’ 
नीचा nica (41) ‘low? 

अच्छा accha (A1) ‘good’ 
बुरा bura (41) ‘bad’ 

ताजा taja (41) ‘fresh’ (fruit) 
बासी basi (42) ‘stale’ (fruit) 

DRILLS 


1. Substitution drill 
We are inthe Birla Mandir. 


हमे (बिड़ला मन्दिर) में हें 


ham (bidlà mandir) mé hag. 


घर ॐ ghar 

पाक park 

राष्ट्रपति भवन rastrapati bhavan 
राजघाट rajghat " 


2. Double Substitution drill 


Thisisthe Rajgatandthat isthe Shantivan 


यह (राजघाट) है और वह (शान्तिवन) है 


yah (rājghāt) has aor vah @hintivan) hae. 


fasst मन्दिर bidla mandi 
E E कुतुब मीनार kutub minar 


Tea mugal ga 
मुगल गार्डन - ga ६०-५१ अजायबघर ajayabghar 


दीवानेआम vané-am 
s दीवानेबास divané-khas 
बस as a ç 
4 ट्क्सी tacks 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





3. Transformation drill 
I shall go 
में चलूँगा 
maé caluga 
maé baethuga 
maé khauga 
mig ghumuga 
maé dékhuga 
maé auga 
4. Transformation drill 
We are in the hotel. 
हम होटल में हूँ। 
ham hótal mé hag 
má& hótal mé hi 
vé hotal mě ha 
vah hotal më hae 
smith hotal më hae 


37 


We shall go 
हम चलेंगे 
ham calégé 
ham baethegé 
ham khaegé 
ham ghumegé 
ham dékhégé 
ham aegé 


Are we inthe hotel ? 
क्या हम होटल में हे? 

kya ham hotal më haé ? 
kya माहे hotal me hi ? 
kya vē hotal me hae ? 
kya vah hotal me hag ? 
kya smith hotal mé hae ? 


5. Conversation-response drill 


Is this the Rashtrapati-bhavan ? 
क्या राष्ट्रपति भवन यही है? 


kya rastrapati-bhavan yahi 
hae ? 


kya rajghat yah: hae? 
kya lal-kilà yahi hae ? 
kya kutub-miriar yahi hae ? 


6. Chain drill 
Instructor : What is this ? 
यह क्‍या है? 
yah kya hae ? 


Yes, this is the Rashtrapati-bhavan, 
No, this is the Birla mandir, 
जी हाँ, राष्ट्रपति भवन यही है । 
जी नहीं, यह बिड़ला मन्दिर है । 
ji ha, rastrapati-bhavan yahi hae 
ji nahi, yah bidla mandir hae 
ji ha, rajghat yahi hae 
ji nahi, yah shantivan hae 
jf ha, lal-kilà yahi hae 
ji nahi, yah kutub-minar hae 
ji hā, kutub-minar yahi hae 
ji nahi, yah lal-kila hae 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


38 


157 Student : This is the Rashtrapati-bhavan. What is that ? 


यह राष्ट्रपति भवन है, वह UT है? 

yah rastrapati-bhavan hae. vah kya hae ? 
ond Student : vah lalkila hae. yah kya hae ? 
grd Student : yah kutub-minar hag. vah kya hae ? 


4th Student : vah rajghat hae. yah kya hae ? 
(and so on). 


7. Transformation drill 


There is a house. There are two houses. 
एक घर है | दो घर है | 

ek ghar hae do ghar haé 

ëk mandir hae do mandir hae 

ék nagkar hae do nagkar haé 

ek kuli hae do kuli haé 

êk vidéshi hae do vidéshi hae 


(and so on with M-2 nouns) 


8. Transformation drill 


Here are two houses. - Here is a house. 
यहाँ दो घर हं | यहाँ एक घर है । 
yaha do ghar haé yaha ek ghar hae 
samné do kuli haé samne êk kuli hae 
idhar do naokar hag idhar ek naokar hae 
udhar do park haé udhar ēk park mee 
val dö mandir hà vah ēk mandir hae 


(and so on using M-2 nouns) 
9. Chain drill 


Instructor : What are these ? (pointing towards bananas} 
ये कया हैं? 
7 ye kya hig ? 
a TE 3 ye kelē hag. ve kya hag ? (she-goats) 
7 i aye bakriya há&. yë kya haé ? (eggs) 

aa 5 3 ye ande hae. — vë kya 156 ? (houses) 
4! EUM ४ vē ghar GRE ye kya haé ? (servants) 

hae ee (and so on using M-1, M-2, F-1 nouns) 

E eco ie A. 
eee In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


% 


a e 


39 


10. Substitution drill 
This is tall. 
यह (ऊंचा) Š | 


~ 


yah (ucà) hae 


mitha 
sundar 
tàja 
accha 
11. Additive drill 
This is tall. This is very tall. 
यह ऊंचा Š 1 यह बहुत ऊँचा है | 
yah Tica hae yah bahut ica hac 
yah mitha hae yah bahut mitha hae 
yah accha hae yah bahut accha hae 
yah tajā hag yah bahut taja hae 
Exercises 
1. Mr. Simth asks his friend : His friend replies : 
(a) What is this ? This is the Red fort. 
(b) What is that ? That is the Rajghat. 
(c) What are those ? Those are eggs. 
(d) What are these ? These are breads. 


2. The bus driver asks the The foreigner answers first in 
foreigner. affirmative and then in negative. 


क्या बिड़ला मन्दिर चलिएगा ? 
kya bidla mandir caliega ? 
क्या कुतुब मीनार जाइएगा ? 


क्या राजघाट देखिएगा ? 
kya rajghat dekhiega ? 


3. Tell the numerals from 1 to 20 with the interval of ‘two’, for 
CxampIC NE M carri ee CN 


4. Following the Basic Dialogues make up new conversation by 
replacing the nominals with other nouns. 


$-SCHD/70 CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 4 
path 4 
खरीदारी 
Kharidari 
Basic Dialogues : For Memorization 


1. विदेशी--पुस्तकों की दुकान किधर है ? 
1. vidéshi—pustk6 Ki dukan kidhar hae ? 
2. सिपाही--यहाँ से थोड़ी दूर है। आप बायीं, ओर मुड़िए । 
2. sipahi—yaha sé thodi dur hae. ap bay or mudie. 
3. विदेशी--यह दुकान कब खुलती है ? 
3. videshi—yah dukan kab khultr hae ? 
4. दुकानदार--प्रातः दशत बजे, कहिए क्या चाहिए ? 
4. dukandar—pratah das baje, kahié kya cahié ? 
5. विदेशी--साप्ताहिक धर्मयुग और श्री प्रेमचन्द जी का एक उपन्यास 
दीजिए । फाउन्टोन पेन का क्या दाम है ? 
5. videshi SG k as a sand jks ek upanyas 
6. दुकानदार--बहुत सस्ता है, केवल पाँच रुपये। _ 
6. dukandar—bahut sasta hae, keval pac rupye. 
7. विदेशी--क्या आप मेवा भी बेचते है? 
7. vidéshi—kya ap méva bhi bēctē hae ? 
8. फलवाला--जी i हाँ, मे मेवा भी बेचता Ë; आज्ञा दीजिए । 
8 R ha, mg mēvā bhi bēctā hi; agya ताठ, 
9. विदेशी a ane oe किलोग्राम अमरूद, चार सन्तरे और 
9. videshi—ek RED adha kilogram amrad, (a € 
10. फलवाला--कितनी मेवा तोलूँ ? 
10. phalvala—kitni meva taolü ? 


40 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


[TE EE IE RET 


41 


11. विदेशी-_काजू, अखरोट, बादाम दीजिए। सब आठ सौ ग्राम तौलिए | 


मेरी सब चीजें एक साथ बाँधिए | 


11. vidéshi—kaji, akhrot, badam dijié. sab ath sao gram (80116. 


meri sab cije ek sath badhié. 


12. विदेशी--कृपया धारीदार सूती कपड़ा दिखाइए । 

12. vidéshi—krpaya dharidar siti kapdà dikhaié. 

13. बजाज--यहं बहुत चटक रंग है, यह जनाने सूट का कपड़ा है। 

13. bajaj—yah bahut catak rang hae, yah janane süt ka kapda hae. 
14. विदेशी--मे हलके रंग पसन्द करता हूँ । 

14, vidéshi—mag halké rang pasand kartā hi. 

15. बजाज--कितना नापूँ ? 

15. bajaj—kitnà napu ? 

16. विदेशी--चार मीटर arfa । 

16. vidéshi—char mitar napie. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 

fao: विदेशी 

v. vidéshi foreigner 

Rro: सिपाही 

s. : sipahi (M. 2) policeman 

go : दुकानदार 

d. dukandar (M.2) shopkeeper. 

ho : फलवाला 

P. phalvala (M. 1) fruit seller (fruiterer) 

qo : बजाज 

b. : bajaj (M.2) cloth merchant 
वाला vala (Par) man, woman, doer. 
खरीदारी kharidari (F.1) shopping 
पुस्तक pustak (F. 2) book 
दुकान dukan (F. 2) shop 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


42 


1. fao : पुस्तकों की दुकान किधर है ? 
1. v. : pustakd kidukan kidhar hae? Where is the book stall ? 


थोडा thoda (4.1) — little 
थोड़ी दूर thodi dur (F.2) at some distance 
बायाँ baya (A. 1) left 
ओर or (F. 2) direction 
मडना mudna (7) to turn 
2. fro : यहाँ से थोड़ी दूर है। आप बायीं ओर मुड़िये । 
2. s. : yaha sé thodi dir hac. ap (It) is at some distance from 
bay? or mudié. here. Please turn to the left. 
खलना khulna (V) to open. 
खुलती है khulti hae (it) opens. 


3. fro : यह दुकान कब खुलती है? 
3. v.: yah dukan kab khulti hae? When does it open? 
कहना kahna to tell 
4. go : प्रात: दस बजे | कहिए क्या चाहिए ? 
4. d. : pratah das baje. kahié At ten o'clock in the morning. 


kya cahie ? Please say what you want ? 
श्री प्रमचन्द जी shri prm chand ji (M. 2) Shri Prem Chand 
उपन्यास upanyas (M.2) Novel 
सप्ताह saptah (M. 2) week 
साप्ताहिक saptahik (A. 2) weekly 
धर्मयुग dharmyug (M. 2) Dharmyug 
फाउन्टेन पेन fauntén pen (M. 2) fountain pen 
दाम dam (M. 2) price 


5. fao : साप्ताहिक miqw और श्री प्र 
` > प्रमचन्द जी का एक उपन्यास दीजिए 
फाउन्टेन पेन का क्या दाम है ? एक उपन्यास दीजिए d 


5. v. : saptahik dharmyu, ५ 
shit prémcand b: "e Please give me a copy of the weekly 


tk Nea dijie. funten Premeharel क fs Gee 
Pen ka kya dam hae ? of the fountain pen ? 
सस्ता sasta (A. 1) Cheap . 


केवल kéval (Adv) only 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


What is the price ` 


43 


6. go : बहुत सस्ता है। केवल पाँच रुपए 1 
6. 0 bahut sasta hae. kéval It’s very cheap. Only five rupee 
pac rupye 
मेवा meva (F: 2) dry fruits 
` बेचना becna (V. T.) tosell | 
aaa e becté haé (you) sell 
7. fro : क्या आप मेवा भी बेचते ह? 
7. v. :ky ap meva bhi bécté haé ? Do you also sell dry fruits ? 
आज्ञा agya (F. 2) order 
8.फ० : जी हाँ, में मेवा भी बेचता É । आज्ञा दीजिए | 
8. p. : ji ha, maé méva bhi Yes, I do,what do you want ? 


béctà hu. 58५5 dijie (Lit. please give me order) 
दर्जन darjan (F. 2) dozen 
केला kela (M. 1) banana 
आधा adha (A. 1) half 
किलोग्राम kilogram (M.2) Kilogramme 
अमरुद amrüd (M.2) guava 
सन्तरा santara (M.1) orange 
सेब seb (M. 2) apple 
9. fro : एक दर्जन केले, आधा किलोग्राम अमरूद, चार सन्तरे और छह 
सेब दीजिए 
9. v. ēk darjan kele, adha kilo- Please give (me) one dozen 
gram amrüd, car santaré aor bananas, half a kilogramme 
chah seb dijie guava, four oranges and six 
apples 
तौलना taolana (V) to weigh 
10. फ० : कितनी मेवा तोलूं ? 
10. p. : kitnr meva taolü ? How much of dry fruits, please ? 
काजू kaju (2४. 2) cashewnut 
अखरोट akhrot(M-2) walnut 
बादाम badam (M.2) almond 
सब sab (A. 2) all 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


44 


at sao (A. 2) hundred 
ग्राम gram (M. 2) gramme 
एक साथ ak sath (Adv) together 
बाँधना badhna (V. T.) to pack (tie) 


11. fo : काजू, अखरोट, बादाम दीजिए। सब आठ सौ ग्राम दीजिए । 
मेरी सब चीजें एक साथ बाँधिए । 


ll. v. : kajü, akhrot, badam I want cashew-nuts, walnuts, 
dijie, sab ath sap gram. dijie. almonds.Give eight hundred 
meri sab cije ek sath badhie. grammes in all. Please put 

z allin one pack. 
कृपया krpya (Adv) Please 
धारीदार dharidar (4.8) lined, striped 
सूती siti (A. 2) cotton 
दिखाना dikhana (V. T.) ५० show 


12. fio : कृपया धारीदार सूती कपड़ा दिखाइए । 


12. v. : krpya dharidar siti. Please show (me) lined cotton 


kapda dikhaié cloth. 
चंटक catak bright 
रंग rang colour 
जनाने janine ladies 
सुट sut suit 


13. qo: यह बहुत चटक रंग है। यह जनाने सूट का कपड़ा Š | 
13. b. : yah bahut catak ran i 
It cata g It's f . Th . 
hae. yah janan: sft be .5 OF very bright colour. This 
kapda hae? Ss. is for lady's suit. 


हलका halka light 


14. fro : में हलके रंग पसन्द करता हे | 
L3 


14. v. : 7746 halké ran : 
EURO O HOT aimee 


नापना napna (p. i) as measur 
e 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








45 


15. qo : कितना नापू 
15. b. : kitna napü ? How much do you want? 


मीटर mitar meter 


16. वि० : चार मीटर नापिए | 


16. v. : car mitar napie. Give me four meters. 


Cultural Notes 


1. To show respect, generally the word श्री ‘Shri? is added before 
a personal name. e.g. श्री प्रेमचन्द ‘Shri Premchand’ 
श्री जान स्मिथ ‘Shri Jhon Smith’. 


2. Shri Prem Chand (1880-1936) was one of the top most famous 
Hindi fiction writers. His most famous novels are ‘Rang Bhumi’, ‘Karm. 
Bhumi? and ‘Godan’. His stories are very popular. 


3. In India the metric system of length, capacity and weight has 
recently replaced other local systems. The units of length, capacity 


and weight are metre, litre and gramme respectively. Money is also in. 
metric system. 


Notes on Basic Dialogues 


1. Nouns are inflected in two cases, direct and oblique. In direct 
case the noun is not followed by the post-positions ने ‘ne’, को 5, 
से ‘se’, ‘me’, पर ‘par’, का ‘ka’, के ‘ke’ and की ‘kr. These 
post-positions, also called case-signs, indicate relationship like those of 


means, purpose, separation, composition, place, time etc. In the oblique 
case the noun must be followed by these post-positions. 


यह पुस्तक है। yah pustak hag (direct case) 
यह पुस्तकों की दुकान है 1 yah pustako ki dukan hag (oblique 
case) 


2. In oblique plural ओं «© is added after the nouns, e.g. 


Direct plural 


कमरे kamare ‘rooms’ 
घर ghar ‘houses’ 
लड frat ladkiya ‘girls’ 


fare it “qi 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


46 
Oblique plural 


कमरों में kamaro mé ‘in the rooms’ 
घरों में ghard më ‘in the houses’ 
लडकियों मे ladkiyó më “in the girls’ 
लिफ़्टों में lifts më ‘in the lifts’ 


2-A. In oblique singular mostly nouns remain as in the quoted 
forms. Only with M.1 class (mentioned against the nouns in Basic 
Dialogues), the final -आ ‘a’ is replaced by -ए ‘ह’. e. g. 


Direct Singular 


कमरा kamra ‘room’ 

घर: ghar ‘house’ 

लड़की ladkr ‘girl? 

लिफ़ूट lift ‘lift’ 
Oblique Singular 

कमरे में kamré më ‘in the room’ 

घर में ghar mê. ‘in the house’ 

लिफ्ट में lift më ‘in the lift? 


2-B. In direct plural— W “@ is added after all the F.2 class 
(mentioned against the nouns in Basic dialogues) e.g 


Direct Plural 


तीन पुस्तक दीजिए “tin pustaké ताता ‘Please give three books? 


Direct Singular | 
क पुस्तक दीजिये Tk pustak aie — | 
एक पुस्त ये pustak dijié Please give one book’, | 


2-0. The full set of forms is given below : 


Direct Singular 


M.1 nouns no addition 
M.2 nouns no addition 


Direct Plural 


€ replaces last-a 
n0 addition 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


F. 1 nouns 
F. 2 nouns 


M. 1 nouns 
M. 2 nouns 
F.1 nouns 
F.2 nouns 


Examples : 


€k kamra 
ek ghar 
ëk ladki 
&k lift 


no addition 
no addition 


Oblique singular 


€ replaces last à 
no addition 
no addition 
no addition 


dó kamré 
do ghar 
46 ladkiya 
do lifté 


47 


add a 
add € 


Oblique plural 
Š replaces last a 
9 is added 

3 is added 

Š is added 


Ek kamré -mè 
Ek ghar -mẹ 
@k ladkT-me 
tk lift -më 


dé kamró -më 
do gharo -m€ 
dó ladkiyo -mé 
dë liftó -më 


3. As in English, adjectives come before nouns while qualifying them. 
But whereas English adjective does not change its form, Hindi adjective 
of class A.1 changes according to the gender and number ofthe noun 
it qualifies, 


Oblique pl. 


c > g 
acche kamre -mé acche kamro -me 


Direct sg. Direct pl. Oblique sg. 


accha kamra acché kamré 


accha ghar ^ acche ghar acch ghar -mè acchē gharo -më 
but acchilagki ^ acchiladkiya — acchrladki-me ^ acchiladkiyo -mè 
acchi lift acchi lift® acchī lift -mê — acchi liftô -mê 
Word Study 
1. Stylistic alternants 
Hindi Urdu 
पुस्तक pustak किताब kitab (F. 2) Book 
केवल kéval सिफ sirf (Adv) only 
आज्ञा agya हुकुम hukum order 
(M.2) 
कृपा krpya मेहरबानी méharbani please 
करके kar-ke (Ady) 
सप्ताह saptah हफ़्ता hafta (M.1) week 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


2. Related pairs 


बायाँ 
सस्ता 
हलका 


हलका 


बहुत 


paya ‘left? 
sasta ‘cheap’ 
halka ‘light in 
colour’ 
halka ‘light in- 
weight’ 
bahut ‘much, 
many’ 


48 


दायाँ (4.1) ‘right’ 

महँगा maha ga (4.1) ‘costly’ 

गहरा gahra (4.1) ‘dark in colour’ 
भारी bhari (4.2) ‘heavy in weight” 


कमं kam (4.2) ‘little, few’ 


3. Additional vocabulary 


लड़का 
कागज 
पेंसिल 
दवात 
मेज 
कुर्सी 
नींबू 
आम 
अंगूर 
पढ़ना 
लिखना 
बोलना 


1. Substitution Drill 


This fountain Pen is very 
यह फ़ाउन्टेन पेन बहुत ( 


ladka (M.1) boy, son 
kaga] (M12) paper 
pensil (F.2) pencil 
davat (F.2) ino 
mej (F.2) table 
kursi (F.1) chair 
nibs (M.2) lemon 
am (M.2) mango 
angur (M.2) grape 
padhna (V. T.) to read 
likhna ( V.T.) to write 
bolna (V. T.) to speak 
Drills 
y cheap. 
j सस्ता) है । 
yah fauntén pen bahut (sasta) hae 
सुन्दर Sundar 
अच्छा acchà 
महेगा mahiga 
हलका halka 


(continue with 


Sbbropriate adjectives) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


49 
2. Substitution Drill 


Please show me cotton cloth 

कृपया (सूती कपड़ा) दिखाइए । 

krpaya (siti kapda) dikhaie 
आम am 
अंगर angur 
काग्रज kagaj 
मेज mej 

(continue with other nouns) 
3. Double Substitution drill 

Please turn to the left. 

कृपया आप (बायीं ओर) (afer) । 

krpaya ap (bayi or) (mudié) 
dayi Or calie 
idhar bulaie 
nice baethië 
sámné laié 
idhar (dekhna) 
üpar (ruknà) 
yah (ana) 
andar (khana) 

4. Substitution drill 

Do you sell fruits ? 

क्या आप फल (बेचते) = ? 

kya ap phal (becate) hag 
चाहते cahate 
लेते 1616 
खरीदते kharidtë 
तौलते taolte 
खाते khate 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


5. Transformation drill 


This is a book. 

यह एक पुस्तक है | 
yah ek pustak hae 
yah ek dukan hae 
yah ēk mēj hae 
yah ëk imarat hae 
yah ek pensil hae 


6. Transformation drill 


This is a room. 
यह कमरा Š | 

yah kamrá hae 
yah kila hae 

yah bathriim hae 
yah mandir hae 
yah 01111 hac 

yah taeksi hae 
yah dukan hae 
yah lift hae 


There are two books. 
ये दो पुस्तक हं । 

ye do pustake hag 

yë do dukane hä 

yë do méje haé 

yë do imarate ha¢ 


ye do pensile hae 


He is in the room. 
वह कमरे में है 

vah kamré me hae 
vah kil më hae 

vah bathrim mË hae 
vah mandir me hae 
vah dilli me hae 

vah taeksi me hag 
vah dukan me hac 
vah lift me hag 


(and so on using other nouns) 


7. Transformation drill 


This is an orange. 
यह एक सन्तरा है | 
yah ek santara hae 
yah €k kela hae 
yah ek am hae 
yah ek seb hae 
yah ek tarkari hae 
yah €k bakri hae 
yah ek pustak hae 
yah €k mej hae 


This isa shop of oranges 
यह सन्तरों की दुकान है । 
yah santaro ki dukan hae 
yah kelo ki dukan hae 
yah amo ki dukan 

yah sebo ki dukin hae 
yah tarkitiyé kī dukan 
yah bakriyo kī dukan hae 
yah pustkokr dukan hae 
yah mëjó ki dukan hae 


(and so on using other nouns) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


51 


8. Conversation-response drill 
Instructor Class 


How much should I weigh ? Please weigh four grammes. 


कितना diet ? चार ग्राम तौलिए 


kitna taọlū ? car gram taglié. 


kitni pustaké dü ? tin pustaké dijié. 
kitnë seb cahié ? das stb cahié. 


kitna kapdà napu ? 
kitni sabjiya hig ? 
kutub minar kitni uci hag 


(Give any reasonable response in numerals, meters and grammes. Also 
continue with other nouns) 


9, Expansion drill 


The Instructor will begin with a short sentence and gradually will 
add words or phrases to form a long, simple or complex sentence. At 
each stage the student will repeat what the tutor has just said. Then 
only the students will expand the sentence with the words given by the 
Instructor. 


A. (i) दुकान & ! 


dukan hae. 
किधर (दुकान किधर है ? ) 
kidhar (dukan kidhar hae ?) 


पुस्तकों की (पुस्तकों की दुकान किधर है ? ) 

pustak ki — (pustako Ki dukán kidhar hae ?) 

बाजार में (बाजार में पुस्तकों की दुकान किधर है ) 
bajar me (bajar më pustako Ei dukan kidhar hae ?) 


A. (ü) समाधि है । 


samadhi hac. 

किधर (ER NT eee ) 
kidhar (aka ens SESA asa ) 
गांधीजीकी (................ ) 
gandhi RE (..... या ) 
Eco (CCT ) 
dilli me (EINAR का eme ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


6 


52 


B. (i) क्या आप भोजन कीजिएगा ? 
kya ap bhojan kijiéea ? 
चर पर (क्या आप घर पर भोजन कीजिएगा ? ) 
ghar par (kya áp ghar par bhojan kijiégà ?) 
मेरे (क्या आप मेरे घर पर भोजन कीजिएगा ? ) 
mere (kya áp mer ghar par bhojan kijiéga १) 
आज (क्या आप आज मेरे घर पर भोजन कीजिएगा ? ) 
aj (kya ap aj mare ghar par bhojan kijiega १) 


B. (ii) क्या आप जलपान कीजिएगा ? 
kya ap jalpan kijiéga ? 


होटल में (zas as Store E ) 

, hotal me (20 0220 ) 

मेरे (Cece हि 

meré (CFT Ne तिन: 90000000) 

कल (Cont का s) 

kal (as ०००००० 0000090 .) 
Exercise 


1. Imagine yourself standing at the shop of i 
तल rt p a fruit seller. Ask 


Two dozens of bananas. 
One kilogramme of guavas. 
six oranges. 


Twelve apples. 


2.A. Practise the following conversations : 
पुस्तक वाले की दुकान पर J | 
Pustak vale ki. dukan par 


(1) ag क्या है? yah kya hae ? 
(il) यह प्रेमचन्द जी का उप- yah prémeand = kā - 
न्यास है । JE upanyas hae 


(i) एक फाउन्टेन पेन दीजिए। Sk १५०१३१ pen aie. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





53 


(ï) यह फ़ाउन्टेन पेन बहुत सस्ता yah eunin pen bahut sastā aor 
e 
और अच्छा ° 


(i) क्या दाम है? 


(४) महँगा नहीं है, केवल सात mahaga nahi hae, kéval sat rup- 
- ye. 
रुपय 


kya dam hae ? 


( ) महात्मा गांधी जी की समाधि mahatma gandhi ji Ei samadhi 
किधर है? kidhar hae ? 


(ii) यहाँ से लगभग छह किलो- vans sé lagbhag chah kilo mitar 
मीटर है । š 


(i) में किधर qg? 
(४) आप दायीं ओर मूड़िए । 
( i) क्या गान्धी जी की समाधि kya gandhi ji ki samadhi yahi hae? 


यही है? 


(i1) जी नहीं, यह्‌ शान्तिवन है। ji nahi, yah shantivan hae. 


: x 
mae kidhar mudü ? 


ap dayt or mudie. 


3. Quick response 


क्या यह कागज है ? 
क्या यह पेंसिल हे? 


kya yah kagaj hae? 
kya yah pensil hae? 


क्या यह कुर्सी š ? kya yah kursi hag? 
क्या मेज पर फ़ाउन्टेन पेन है! kya mej par fauntén pen hae? 


कष्या कसी पर मेज ë ? 
क्या मेज कुर्सी पर है! 
मेज किधर है? 


kya kurst par mej hae ? 
kya mej kursi par hae? 
mej kidhar hae ? 


कुर्सी कहाँ ë ? 

ये कितनी पेंसिलें हुँ ? 
ये कितने नींबू है ? 

ये कितनी पुस्तके ë ? 


kurst kaha hae ? 

yë kitni pénsilé hae ? 
yë kitne rübü hag ? 
yé kitn? pustake hae ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पुनरावृत्ति पाठ | 


punaravrtti path 1 
This revisional lesson is intended to furnish the student with a thorough 
review of all the work done so -far : Understanding and use of vocabu- 
lary, and grammatical patterns. As regards pronunciation, it should be 
corrected by the instructor, or guide. 
No Basic dialogues for memorization are being given. 
types of drills are the kernal of this lesson. 


1. Substitution drill 
Now we are in Birla Mandir. 


- अब हम (बिड़ला मन्दिर) में हैं । 


ab ham (bidla mandir) me hig. 


The different 


किला t kilā (with proper grammatical 
form) 
होटल - hótal 
, कमरा kamra 
भारत bharat 
टॅक्सी tacksr 
कुतुब मीनार kutub minàr 


(continue with other place denoting nouns.) 
2. Substitution drill 
Do you like this food ? 


कया आप यह (भोजन) पसन्द करते हैं? 
kya ap yah (bhOjan) pasand kartē hig ? 


अडा M 

कपड़ा ee 

होटल ; E 

चाय ल्य 
- रोटी roti 

खीर khir 

पुलाव e pulay 

dis ; 
M with other eatables and drinkables) . 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


— IMEEM ul 


55 
3. Substitution drill 


I shall sell these things tomorrow. 
कल में ये (वस्तुएँ) बेचूंगा । 
kal m3 yë (vastu&) becüga. 


कपड़े kapdé 
अंडे andé 
We santara 
केला kelà 
अमरूद amrüd 
सेब seb 
बादाम badam 
अखरोट akhrot 
346 श्व 
बकरी ब्ध 
सब्जी sabji 


4. Double Substitution drill 
Please come here. 


"कृपया, आप (यहाँ) (आइए) 
krpyà, ap (yaha) (aic) 


इधर idhar बैठ-ना bacth-na(give 
proper gramm- 

atical form) 

उधर udhar जा-ना ja-na 

नीचे nice चल-ना cal-na 

बाहर bahar रुक-ना ruk-na 

सामने samne मुड़-ता mud-na 

यहीं yar बाँध-ना bádh-na 


(continue with other directional words and suitable 
verbs) š 


6—5 0H 3 eo 
AZo, In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


56 
` 5. Double Substitution drill 
Will you sit in the hotel or at the house ? 
आप (होटल) में बैठेंगे या (घर) पर H 
ap (hotal) më bagthegé ya (ghar) -par ? 


मन्दिर mandir स्टेशन stéshan 

भवन bhavan समाधि samadhi 

राष्ट्रपति. rastrapati अजायबघर ajayabghar 
भवन bhavan 

बाथरूम bathrum दुकान dukan 

टैक्सी taki होटल hótal 


(continue with other suitable nouns) 
6. Double Substitution drill 


These are two shops of fruits. 
ये (फलों) की (दो) दुकानें हे । 
yë (phaló) Ki (16) dukané hE. 


अंडा anda (with pro- चार car 
per grammatical 
form) 
बादाम badam Sz chah 
रोटी roti तीन tin 
पुस्तक pustak दस das 
ET Landa बारह barah 
अखरोट akhrot uta ET 
सब्जी so बीस bis 
सतरा š xs पंद्रह aan 
amru 
sig e बारह barah 
पुड़ी pudi ग्यारह ak 
d dices R gyārah 
š phal Š सात sat 
Iy i बीस bis 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





57 


7. Transformation drill 


Today I am at Delhi station I came at Delhi station yesterday. 
में आज दिल्ली स्टेशन पर हूँ । मँ कल दिल्ली स्टेशन आया । 
maé aj dilli stéshan par hu mag kal dillfstéshan aya 


में आज बिड़ला मंदिर में हूँ । 

mig aj bigla mandir mé hī. 
में आज कुतुब मीनार पर हूँ । 
m€ àj kutub minar par hi. 

में आज राष्ट्रपति भवन में हूँ । 

m aj rástrapati bhavan me hu. 
में आज अशोक होटल में हूँ । 

më aj ashok hotal mé hu. 

मे आज अजायबघर में हूँ । 

maé aj ajayabghar mé hi. 

में आज दुकान पर हूँ । 

mag 4j dukan par hu. 

में आज कमरे में हूँ । 

mac aj kamré me hu. 

मौ आज गांधी समाधि पर हूँ 

mae aj gandhi samadhi par hu. 


8. Transformation drill 


Will you take coffee and some — Yes sir, coffee and some breakfast 


breakfast too? too is wanted. 
क्या आप काफी और कुछ नाश्‍ता भी जी हाँ, काफी और कुछ नाश्ता भी 
लेंगे ? चाहिए । 


kya ap kafi agr kuch nāshtā ji hâ, kafi agr kuchnashtà bhi cahié. 
bhi lege ? 


क्या लड़के चाय और Ho फल भी लेंगे? 
kya ladké cay aor kuch phal bhi lege ? 


कया लड़कियाँ काफी और कुछ मेवा 
भी लेंगी ? 
. ky&ladkiya kafi agr kuch meva bhilegr ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


58 


gar कलक रुपये और कुछ पैसे भी लेंगे? 2 
kya klark rupyé aor kuch paese bhi lege ? 
कया बैरा अंडा और कुछ मेवा भी लेगा! 

kya baera anda aor kuch meva bhi lega ? 
क्या लड़की पूड़ी और कुछ खीर भी लेगी ? 
kya ladki pudi aor kuch khir bh’ legt ? 
कया साहब चाय और कुछ काजू भी लेगा? 

kya sahab cay apr kuch kaju bhi lega ? 
बया भारतीय पुलाव और कुछ रायता भी लेगा ? 
kya bhartiy pulav apr kuch rayata bhi lega? 
कया विदेशी रोटी और कुछ केले भी लेगा? | 


kya videshi roti aor kuch kele bhi lega ? 
9. Substitution Agreement Drill 
This is the room of the boy. 


(यह) लड़के का (कमरा) है। 
(yah) ladke ka (kamra) hae. 


यह्‌ yen घर्‌ ghar 
वह्‌ कपड़ा kapda 
यह pan उपन्यास upanyas 
ad > किताब kitab 
g yah दुकान dukan 
EC He बकरी bakri 
x js Š mE kapde 
5 yë सत्र santare 
= em We sut 
EE e vr 
à < ul Lashsiya 


1 चीज cum 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Acadefrlj* 


fs s sss 


59 


10. Conversation Response drill 


Instructor Class 


Will you go to my home from Yessir, certainly. 
station? 


क्या स्टेशन से आप मेरे घर चलिएगा ? जी हाँ, अवश्य । 


kya st€shan sé ap meré ghar ji ha, avashy 
caliéga? 


अजायब घर से 
ajayab ghar së 
मंदिर 

mandir 
राजघाद 
rajghat 

होटल 

hotal 
राष्ट्रपति भवन 
rastrapati bhavan 
दुकान 

dukap 

दिल्ली 

dilli 


(The class may answer in negative ‘ji nah “जी नहीं”) 


11. Conversation response drill 
Instructor 


Did the boy come at eight o’clock? 
1st student 
Yes, the boy came at eight o’clock. 


Instructor 
क्या लड़का आठ बजे आया? 
kya ladka ath baje aya? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


4 


1st 


60 


Student 


जी हाँ, लड़का आठ बजे आया । 
ji ba, ladka ath baje aya. 


Ii nstructor 


कया लड़की प्रात: आयी ? 
kya ladki pratah ayi? 


2nd 


student 


जी हाँ, लड़की प्रातः आयी। 


jr ha, ladki pratah ayi. 


Instructor 


क्या हम gat sm? 
kya ham savere aye ? 


3rd 


student 


जी हाँ, हम सवेरे आये।. 


ji ha, ham savërë 39८. 


Instructor 


qur 
kya 
क्या 
kya 
क्या 
. kya 
क्या 
kya 
क्या 
kya 
क्य 
kya 


क्या 
kya 


= 


क्लके दोपहर A आया? 

klark dopahar mé aya ? 
साहब आज आया ? 

sahab aj aya ? 

फल बेचने वाला कल आया ? 

phal becne vala kal aya ? 
विदेशी दोपहर एक बजे आया? 
videshr dopahar ek baje aya ? 
लड़की शाम पाँच बजे आयी ? 
ladki sham pic bajé ayi ? 
दुकानदार रात नौ बजे आया? 
dukandar rat nao baje aya ? 
बकरी सवेरे दस बजे आयी? 
bakarr savér& das baje ay ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy. 


————L 


61 

क्या लड़कियाँ आज प्रातः आठ बजे आयीं ? 

kya ladkiya aj pratah ath baje àyi ? 

क्या बॅकरियां शाम चार बजे आधीं? 

kya bakriyá sham car bajé ayi ? 

(The student may answer in negative, e. g. ‘jt nahi? “जी नहीं ) 

12-A Expansion drill 

कपड़ा दिखाइए। 

kapda dikhaié. 

सूती (सूती, कपड़ा दिखाइए ) 

süti (siti kapda dikhaic) 

धारीदार (धारीदार सूती कपड़ा दिखाइए) 

dharidar (dHaridar आण kapda dikhaie) 

ae (धारीदार सूती कपड़ा दिखाइए) 

vah (vah dhārīdār siti kapda dikhaic) 

कृपया (कृपया वह धारीदार सूती कपड़ा दिखाइए ) 

krpya (krpya vah dharidar siti kapda dikhaie) 


12-B सूट 'दिखाइए । 
süt dikhaié. 


मेहरबानी करके (...........----.-. ) 
mitharbant karke (.............. ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


62 


Exercises 


1. You go to see your friend. How would you say when you ask his 
servant/when you ask your friend: 


(a) Where is Mr. Suresh’s house ? 
(b) Is Mr. Suresh in the house ? 
(c) When did you come from Rashtrapati Bhavan ? 
(d) What shall I take in breakfast ? 


2. How would the servant and your friend answer you ? 


3. Review the following conversations : 


मित्र के घर पर 


mitr ké ghar par 


सुरेश : आज मेरे घर पर रुकिएगा और भोजन भी कौजिएगा । 

Suresh : aj meré ghar par rukiega aor bhojan bhi kijiéga. 

स्मिथ : अवश्य, धन्यवाद | 

smith : avashy, dhanyavad 

सुरेश : अब कहाँ चलिएगा ? 

surésh : ab kahf caliega? 

स्मिथ : कुछ चीजें खरीदने । क्या इधर दायीं ओर फलवाले की दुकान है? 

smith : kuch ijë kharidné. kya idhar dāyř ör phalvalé kī dukàn hae? 

सुरेश : जी हाँ, इधर फलवालों और कपड़े वालों की दुकानें हैँ । पुस्तकें भी 
खरीदिएगा ? | 

suresh : jf hà, idhar phalvalg kapdévaló ki dukanf 136 

takë bhi kharidiga 70 PAIS MT dukiné nag. 


स्मिथ : जी हां, कुछ फल, मेवा, कपड़ा और किताबें चाहिए। 
smith : jr ha, kuch phal, meva, kapda aor kitabe cahic. 


pus- 


4. Imagining yourself in Delhi, you meet s 
situations, try to speak in Hindi abou 


1 E go outside of the station. Take 


ome persons in different 
t the following : Porter. 


my articles. What shall 


I shall stay in a hotel for th . 
Do you sell puries, khir d nan where isa good hotel ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


63 


What is the price of halfa dozen loaves and two vegetables ? 
Good morning Mr. Suresh, when did you come here ? 


5. What do you know about Hindi ? 
Here is a quiz of ten questions of wrong Hindi constructions with 
correct English translation. Each sentence consists of two 
mistakes only. Every student is required to correct all these 
mistakes within ten minutes. Compare your answer with the 
correct list with your instructor. 


(अ) यह मेरा पुस्तक हे । 
(a) yah mērā pustak hae This is my book. 


(ब) मिस्टर स्मिथ कमरा में है । 


(०) mistar smith kamra me hae Mr. Smith is in the room. 


(स) एक दिन की कितनी किराया हँ? 


(c) ek din Ki पता kiràya hae ? How much is the rent for one day ? 


(द) कल हम प्रातः आठ बजा 
आयी । 


(d) kal ham pratah ath baja ày1. I came at eight o’clock yes- 
terday morning. 


| (इ) आज लड़की दिल्लीके प्रसिद्ध 


स्थान देखने जाएगी | 
(e) &j ladki dill? kē prasiddh The girls will go to see the famous 
sthàn dékhne jaegl. places of Delhi to-morrow. 


(फ) आठ, नो, दस, TAS, बारह, 


तेरह, चौदह, एक, सोलह | 
(f) ath, nag, das, sattrah, barah, eight, nine, ten, eleven, twelve, 
t&rah, cagdah, ck, solah. thirteen, fourteen, fifteen, 


sixteen. 


(ग) आप राष्ट्रपति भवन देखने 
बस से चलेंगा या टॅक्सी का? 


(8) ap rastrapati bhavan de- Will you go to sce the Rashtrapati 
khne bas sé caléga ya tae- bhawan by bus or taxi ? 
kst ka ? ‘ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


64 

` (g) मंदिर में हिन्दू लोग पूजा 

करता É । 
(h) mandir me hindü log The Hindus worship in the temple. 

puja kartā hae. 
(ई) sura लड़की मेवा वेचता है? 
(i) kya vē ladki meva bécta hag? Does that girl sell dry fruits? 
(sr) आधा दर्जन केला, सौ ग्राम 

बादामों और संतरे दीजिए। 


(j) adha darjan kela, sao gram Please give half dozen bananas, 
badamo agr santare dijié. hundred grammes almond, and. 
two oranges. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


_ 


पाठ 5 
path 5 
रेलगाड़ी से यात्रा 
rélgadi sé yatra 


Basic Dialogues : For Memorization 


. विदेशी : प्रथम श्रेणी का टिकट कहाँ मिलेगा ? 


1. vidéshi : pratham shréni ka tikat kaha miléga ? 


© 


10. 
10. 


oP INI OO un BF WHY ND 


. Gen : खिड़की नम्बर ग्यारह पर । 
. klark : khigdki nambar gyarah par. 


विदेशी : क्‍या तूफान एक्सप्रेस ठीक समय पर आएगी ? 


. vidéshi : kya tüfan ¢ksprés thik samay par a¢gi? 


aan : जी नहीं, वह दो घंटे बीस मिनट लेट है। 


. klark : jrnahi, vah do ghanté bis minat let hac. 


. विदेशी : किस प्लेटफार्म पर आयेगी ? 
. videshi : kis pletfarm par agi ? 


क्लके : प्लेटफार्म नम्बर तीन पर । 


. klark : pletfarm nambar tin par, 
. विदेशी : ए कुली, सामान उठाओ, में मथुरा जाऊंगा । 


. vidéshi : ae kulf, saman uthao, mae mathura jauga 


- कुली : प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय यही है | आप यहाँ बेठिए | 
. kuli pratham shreni ka praükshalay yahī hac, ap yaha 


baethie 


. कुली : घंटी बज रही है । गाड़ी आ रही है । तैयार हो जाइए, साहब । 
. kull : ghanti baj rahi hae. gadi à rahi hac. taeyar ho jaie, 


sahab 


विदेशी : में अपना सामान सॅभाल लूँगा । कितने पस < ? 
videshi : m3€ apna saman sabhal luga. kitné paesé du १ 


65 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


66 
11. कुली : दो अदद के चालीस पैसे चाहिए । 


11. kulf : d$ adad kē calis paese cahi€é. 

12. विदेशी : आप का शुभ नाम ? 

12. vidéshi: 59 kā shubh nim ? 

13. नरेश : में नरेश हूं। क्‍या आप मथुरा जा रहे हुँ? 

13. narésh : me narésh hd. kya ap mathura ja rahé háe ? 
14. विदेशी : जी हाँ, मथुरा क्यों प्रसिद्ध है? 

14. vidéshi : ji hi, mathura ७४6 prasiddh hae ? 

15. नरेश : यह श्री कृषण जी की जन्मभूमि है और तीर्थ स्थान है। 
15. narésh : yah shri krsn ji ki janmabhümi hae aor tirth sthan hae. 
16. विदेशी : इस इमारत का HT नाम है ? 

16. vidéshi : is imarat ka kya nam hae? 

17. नरेश : यह द्वारिकाधीश जी का मंदिर है । 

17. narésh : yah dvarikadhish ji ka mandir hae. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
वि० : विदेशी 
v. : videshr 
क्ल० : क्लके 
kl. : klark 
qo : नरेश 
n. : naresh (M. 2) Naresh (a personal 
y name) 
कु० : कुली 
k. : kulr 
रेलगाड़ी rélgadi (F.1) railway train 
यात्रा yatra(F.2) Journey 
रेलगाड़ी से यात्रा relgadi sé yatra a journey by train. 
प्रथम pratham (4.2) first 
श्रेणी ^. shréni (F1) class 
टिकट tikat (M. 2) ticket 
मिलना milna(V.T.) 


to be available 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ane OO VO OOS 


67 


1. वि०-- प्रथम श्रेणी का टिकट कहाँ मिलेगा ? 


1. v-pratham shréni ka tikat Where shall I get a ticket for the 
kaha miléga ? first class ? 
खिडकी khidki (F. 1) window 
नम्बर nambar (M. 2) number 


2. Fo — खिड़की नम्बर ग्यारह पर । 

2. kl-khidki nambar gyarah par At booking window number eleven 
तूफान एक्सप्रेस tufan ekspres (77.2) Toofan Express 
समय samay (M.2) time 


3. fro—aar तूफान एक्सप्रेस ठीक समय पर आयेगी ? 


3. v.— kya tufan éksprés thik Will Toofan Express arrive 
samay pat aégi ? at right time ? 
ag vah (Pro) it (he, she) 
घंटा ghanta (१४.1) hour 
मिनट minat (M.2) minute 
लेट let (Adv) late 


4. क्ल०--जी नहीं, वह दो घंटे बीस मिनट लेट है। 
4. kl.—ji nahi, vah dó ghante No sir, it is late by two hours and 


bis minat let hae twenty minutes. 
किस kis (Pro) which, what 
प्लेटफार्म plétfarm (M.2) Platform 


5. वि०--किस प्लेटफार्म पर आयेगी ? 
5. v. — kisplétfarm par a&gi? Which platform will it arrive 
at 


6. क्ल०--प्लेटफार्म नम्बर तीन पर | 
6. kl-plétfarm nambar tin par At platform number three. 


ए ag (part) ०, oh (exclamation) 
सामान saman (24.2) baggages,things, articles 
उठाना uthana (V.T.) tolift. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


68 


7. वि०---ऐ कुली, सामान उठाओ । 
में मथुरा जाऊंगा । 


7. v.—ae kuli, sámàn uthao. O, porter, take up the luggage 
mig mathurd  jaügi. I’ H go to Mathura. 


प्रतीक्षालय pratikshalay (M.2) waiting room. 


8. कु०--प्रथम श्रेणी का प्रतीक्षालय यही है ॥ 
आप यहाँ बेठिये। 


8. k— pratham — shréni kā This is the waiting room for the 


pratikshalay yahī hae. passengers of the first class. 
ap yaha  baethié. Please (you) sit here. 

घंटी ghanti(F.1) bell, 

बजना bajna (V) to ring. 

बज रही है baj rahi hac is ringing. 

गाडी gadi (८.1) train, 

आ रही है a rahi hae is coming. 

तैयार हो जाना . tagyar ho jana(V) ‘tobe ready. 


9. कु०--घंटी बज रही है, गाडी आ 
रही है, तैयार हो जाइए, 
साहब। 


9. k.—ghanti baj rahi hae, gadr 


3 h The bell is ringing. T' ini 
ने rahi hae, tapyar ho fie hap ett Is ringing. The train is about 


* to come. Please get ready. 


अपना apna (4.2) my (one’s own) 
संभालना sabhalna (7. , tobe careful, to manage 
संभाल लूंगा sabhal luga shall arrange 


10. वि०--में अपना सामान सँभाल लंगा I 
कितने पैसे दूं? ^ 
10. v. —má£ apna sāmān sibhal 
may apna si I shall 
lugà. kitne pacsé di? much Sia de pu 


अदद 
z , adad (M.2) item, number 
चालीस calis (4.2) forty 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


| 
S 





69 


11. $e — दो अदद के चालीस पैसे 


चाहिए। 
11. k—d6 adad kē calis paese cāhīē. Forty paise for two items. 
शुभ shubh (4.2) good. 
नाम nam (24.2) name 


12. feo --आप का शुभ नाम ? 


12. v.—ap ka shubh nam? What is your name? 

नरेश narésh Naresh 

जा <ë š jā rahe hae’ are going. 
13. न०--में नरेश हूँ 1 कया आप मथुरा 

जारहेह? 
13. n.—maé narésh hi. kya ap I am Naresh. Are you going to 
mathuri ja rahe hae? Mathura? 
क्यों kyŠ (Ad) why (for what) 


14. वि०--जी हाँ, मथुरा क्यों प्रसिद्ध 
है? 


14. v.—ji ha, mathura kyô pr- Yes sir, what is Mathura famous 


asiddh haç? : for ? 
श्री कृष्ण shti krsn (M2) Shri Krishna (name 
ofa Hindu God) 
जनम भमि janm bhumi (F.1) birth place 
तीर्थ tirth (44.2) pilgrimage 


15. न०--यह श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि 
है और तीर्थ स्थान है। 
15. n.—yah shri krsn ji ki janm ‘This is the birth place of Shri 


bhümi hae aor tirth sthan Krishna,(it) is a place of 
hae. pilgrimage. 
== ) is (Pro) this 


16. वि०--इस इमारत का कया नाम है? 


16. v. -—is imarát ka kya nam hae? What is the name of this 
building ? : 
हारिकाधीश dvarikadhish (M.2) Dwarikadhish 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


70 


17. न०--यह द्वारिकाधीश जी का 
मंदिर ë । T 
17. n.— yah dvarikadhishjr ka It is the temple of Dwarikadhish, 
' A mandir hac. 


Cultural Notes 


The principal means ofland travel in India, the Indian Railway 
system, provides a quick, safe and comfortable means of transport with 
special arrangements and facilities for the requirements of tourists. Air 
conditioned accommodation is ae many long-distance trains 
apart from the usual First, Second and | hird classes. Dining Cars are 
attached to most Mail and Express trains. On trains hich have no 
dining cars, meals may be obtained from amanta or refreshment 
rooms at important stations. Western style food is served both in res- 
taurant cars and refreshment rooms. 


Situated on the banks of the Yamuna, Mathura, one hundred 
forty-three kilometers (ninety miles) from Delhi by rail is one of the 
oldest towns in India. Itisstudded with places of pilgrimage, connect- 
ed with Lord Krishna. Throughout the year, devout pilgrims visit 
Mathura. The marble galleries adjoining the ghats of Yamuna are 
of great elegance. In ancient times Mathura was an important centre 
of Hindu, Buddhist and Jain faiths. Ten kilometers from Mathura 
is Brindaban, a town of temples and of some of the most magnificient 
$ hrines of upper India. 


The temple of Dwarikadhish (one of the names of Lord Krishna 
inthe midstof the modern Mathura city, not far from Yamuna, is a 
work of huge masonary and craftsmanship. 


Notes on the Basic Dialogues 


1. The Future Tense is formed byadding गा (-gà), गी (7-85 > 
गे (-g&) toa modified form of the verb-stem. Itis thus a three layered 
construction. 


verb stem-+Person-humber suffix -Ffg'--Gender-number suffix. 
Person-number suffixes are with 


Sg. First Person ‘I’ -ü ‘cali’ 
Pl. First Person ‘We’ -$ cale 
Sg. Third Person ‘He’ -€ calé—” 
Pl. Third Person ‘They’ < ‘ca’ 


‘ap'cc-0. In pe Domain. Digtized by Muf&ulakshmi Resear &cgdemy 


71 


Gender-number suffixes are with : 
Sg. Masculine -ã Pl. Masc. -6€ 


Sg. Feminine I Pl. Fem. -1 


Sign of future tense is ‘-g’ which comes after the Person-number 
suffix,but before the Gender-number suffix. 


The construction would be clear from the following maze diagram. 





For example : 
For First person Sg. Male speaker : I shall go. 


jatit+g+a = jauga 
For Third person Sg. Female speaker : She will eat. 
kha+é+g+i = khaégi 


2. The Present continuous is expressed not by a single word 
(as in Future Tense) but by a phrase, consisting of : 


Verb stem : raha (M. Sg.) [rahi (F)/rahe (M. PL) २ 
Proper form of hona 


(Forms of the auxiliary verb hōnā are : 


Sg. I Person ‘I’ hü 
Pl. I Person ‘We’ hae 
Sg. III Person *He, She’ hag 
Pl. III Person ‘They’ hae 
Thus for ‘I am going’ 
(me) ja raha hu (male speaker) 
(më) ja rahi hū (female speaker) 
7-5 G.H.D.J70_ ` 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


‘gp’. But if a command or order is to 
of the secon 


72 


For ‘We are going’ : 
(ham) ja rahe hie 
(ham) ja rahi hag 


Similarly in III Person. 


(male speakers) 
(female speakers) 


used with expressed or understood 
be given to a junior, imperative 
d person is used : It is formed by adding ‘-0’ to the verb stem, 


3. ‘aie’, ‘bagthie’ are request-forms 


For example : 


ao ‘come’ 
jao *go' 


4. The word गाड़ी 'gadr is generally used for the railway 


train, though it is blanket word for any conveyance. 


5. In formal speech for politeness the word yy ‘shubh’ is 


added before the noun / qrq ‘nam’ when enquiring of some one's 
name. Thus ap ka shubh nam’ ? 


A. 


B. 


Word Study 
1. Stylistic alternant 
Sanskrit Hindi 
(used in literary Hindi) 

प्रथम pratham पहलां pahla (4.1) 
द्वितीय dvitiya दुसरा düsra (4.1) 
तृतीय ' trtiya तीसरा tisra (4.1) 
qu caturth चौथा , cagtha (4.1) 
E Hindi f Urdu 
श्रेणी shrent दर्जा 887६ (M.1) 
समय Samay वक्त vakt (M.2) 
वस्तु vastu चीज cij (F.2) 


2. Ordinals 


The first six ordinals are (all are 4.1.) 


पहला pahla first? चौथा  caothā . “fourth” 
दूसरा düsrá “second” पाँचवाँ  pacva “fifth” 
तीसरा tisra €t, 1 93 

third छठा chatha sixth” 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Meri n 


73 


With numbers higher than six ‘va’ is added to the cardinal numbers 
०.2. सातवां, आठवा, wat, दसवाँ 830१, athva nava, dasva etc, 


3. Additional vocabulary : 


मोटर/कार motar/kar motor, car 
रिक्शा riksha rickshaw 
तांगा tanga a carriage run by one horse 
बैलगाडी bael-gádt bullock-cart 
Drills 


1. Substitution drill 
Toofan Express is coming. 


(तुफ़ान एक्सप्रेस) आ रही है । 
(tufan eksprés ) à rahi hae 


बस bas 

गाड़ी gadi 
लड़की ladki 
बकरी bakri 


(Continue with other feminine nouns) 


2. Substitution drill 
The train is coming on the first platform. 
गाड़ी (पहले) प्लेटफार्म पर आ रही है । 
gadi (pahlé) plétfarm par à rahi hag 


तीसरे tisré 
पाँचवें  pacve 
छ्ठ chathé 


आठवें athve 
दसवे dasvé 


(Continue by interval of two numbers) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


74 


3. "Transformation drill 


I shall go to Mathura I am going to Mathura. 
में मथुरा जाऊँगा . में मधरा जा रहा हूँ ë 
maé mathura jaiga (M) mag mathura já raha hu 
mie khana khaüga (M) maé khana kha raha hu 
mig kitab padhügi (F) m kitab padh rahi hd 
mig नाहि kharidügi (F) mi cijé kharid rahi hi 


(and so on with appropriate nouns and verbs) 


4. Conversation Response drill 


What is he doing ? . He is reading. 

ae FAT कर रहा है? वह पढ़ रहा है । 

vah kya kar raha hae vah padh raha hae 

vah kya kar raha hae (V. to write—likhna) 
vah kyz kar rahi hae (y to come—ana) 

ve kya kar rahe hag (V to go—jana) 

mae kya kar raha hu ap padh rahe hae 

má6 kya kar raha hu ap likh rahe hag 

mg kya kar raha hu (V to buy—kharidna) 
vē kya kar rabi hae (y to see—dékhna) 


5. Substitution drill 


O porter! Take up the luggage. 
ए (कुली) ! सामान उठाओ 


€ (kuli) ! saman (५६४६6) 


laqka ७80७० 
dukandar वहात 
draivar [Esto 
klark a3 

baera = 
ladii (V Tanz) 


: (pasand karna) 
(Continue with other suitable nouns and verbs) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


75 


6. Substitution-agreement drill 


I (M) am writing a book. 
मॅ पुस्तक लिख रहा हूँ । 
maé (M) pustak likh raha hu. 
š mg (F) 

हम ham (M) 

हम ham (F) 

वह vah (M) 

dg vah (F) 

3 vé (M) 

d vē (F) 

लड़का ladka (M) 
लड़की ladki (F) 

लड़के ladke (M) 
लड़कियाँ ladkiya (F) 


7. Conversation-response drill 


Instructor 
Will Toofan Express arrive at right time ? 
क्या तूफान एक्सप्रेस ठीक समय पर आयेगी ? 
kya tüfan ekspres thik samay par aégi ? 
1st student 
No sir, it is late by twenty minutes. 
जी नहीं, वह बीस मिनट लेट है । 
ji nahi, vah bis minat lét hae 


Instructor 
क्या बसं ठीक समय पर आयेगी ? 
kya bas thik samay par áegi ? 
and student 
जी नहीं, वह एक घंटा लेट है । 
jf nahi, vah ek ghanta let hae. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


76 


Instructor 
क्या गाड़ी ठीक समय पर आयेगी ? 
kya gadi thik samay par ayegi ? 
3rd student 
जी नहीं, वह तीन घंटे दस मिनट लेट है । 
ji nahi, vah tin ghanté das minat lēt hae. 
Insirustor 
क्या लड़का ठीक समय पर आयोगा ? 
kya ladka thik samay par ayega ? 
क्या लड़की ठीक समय पर आयेगी? 
kya ladki thik samay par ayegi ? 


क्या दुकानदार ठीक समय पर आयेगा ? 
kya dukandar thik samay par ayega ? 


क्या नरेश ठीक समय पर आयेगा ? 
kya naresh thik samay par ayéga ? 
क्या नौकर ठीक समय पर आया ? 
kya naokar thik samay par aya ? 
(The student will answer in negative) 
8. Conversation-response drill 
Instructor 
Will the bus arrive at right time ? 
कया बस ठीक समय पर आयेगी ? 
kya bas thik samay par ayegi ? 
Ist student 
Yes sir, it will arrive at right time. 
जी हाँ, वह ठीक समय पर आयेगी | 
Jt ha, vah thik samay par ayegt. 
Instructor 3 
क्या गाड़ी ठीक समय पर आ रही है? 
kya grat thik SPAY. 9002-०१ कक 65111 Research Academy 


uU Ls 


bau 


77 
क्या लड़का ठीक समय पर आया ? 
kya ladka thik samay par aya ? 
क्या लड़की ठीक समय पर आयी ? 
kya ladki thik samay par ayi ? 
qur वह ठीक समय पर आ रही है ? 
kya vah thik samay par à rahi hae ? 
क्या वह ठीक समय पर आ रहा है ? 
kya vah thik samay par a raha hae ? 
कया वे ठीक समय पर आयेंगे ? 
kya ve thik samay par ayege ? 
क्या गाड़ी ठीक समय पर आ रही है ? 
kya gadi thik samay par à rahi hag ? 
(The student will answer in affirmative) 


9. Expansion drill 


गाड़ी आयेगी । 


ठीक समय पर (गाड़ी ठीक समय पर आयेगी 1) 
thik samay par (gadi thik samay par ayegi-) 
आज (आज गाड़ी ठीक समय पर आयेगी 1) 
aj (aj gadi thik samay par ayégi.) 

क्या (क्या आज गाड़ी ठीक समय पर आयेगी ? ) 
kya (kya aj gadi thik samay par ayégi °) 


नहीं (क्या आज गाड़ी ठीक समय पर नहीं आयेगी ? ) 
nahi (kya aj gadi thik samay par nahi ayégi १) 


10. Expansion drill 


A हम जायेंगे । 
ham jayege. 
आज (आज हम जायेंगे ।) 
ai (ai ham jayege.) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


78 


शाम (आज शाम हम जायेंगे।) 
sham (aj sham ham jayegé.) 
दिल्ली (आज शाम हम दिल्ली जायेंगे 1) 
11 (aj sha ill jayeg&) 
dillr (aj sham ham dilli j 
राष्ट्रपति भवत देखने (आंज शाम हम राष्ट्रपति भवन देखने दिल्ली 
जायेंगे ।) s | 
rüstrapati bhavan dëkhnë (aj sham ham rāstrapati bhavan 
dékhné १1117 jayegé.) ae 
नहीं (आज शाम हम राष्ट्रपति भवन देखने दिल्ली नहीं जायेंगे 1) 
nahi (aj sham ham rastrapati bhavan dékhne dilli nahi jayegé.) 
मे आऊंगा । 
mae ३0१४६. 
कल (मे कल आऊँगा 1) 
kal (mig kal aüga) 
GER NC), E) 


CN (न न न ee S000 SO) 


मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि देखने (. 


mathura shrikrsn janm bhümi dekhne (....................) 
GD (५०००० 00s ode tE AAN ) 
nahi ( 500) 


Exercises 


Imagine yourself at a railway station and ask : 
Where is the ticket for third class available ? 
Where is the second class waiting room ? 

Will the train arrive at right time ? 


2. Review the following conversation : 
A. आप कहाँ जा रहे है? 
A. ap kaha ja rah e ? 


B. में दिल्ली जा रहा ga 


B. 


maé dilli jā raha hi. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


SRN n 


79 


तीसरे <s का टिकट कहाँ मिलेगा ? 

tisré darjé ka tikat kahà miléga ? 

यहाँ नहीं, खिड़की नम्बर बारह पर मिलेगा । 
yaha nahi, khidki nambar barah par milega. 
इस भवन का क्या नाम Š ? 

is bhavan ka kya nam hae ? 

यह राष्ट्रपति भवन है । 

yah rastrapati bhavan hae. 

आप का इश्म शरीफ़ ? 


ap ka ishm-sharif हे 


में प्रमचन्द हूँ। 


os = z 
mae premcand hu. 
as 


pW > Pew > > aD > > 


3. Substitute Hindi for the English and give the correct form of 
the verb. - 

क्या आज (ट्रेन) ठीक समय पर आयेगा ? 
kya aj (tren) thik samay par ayega ? 

girl 

boy 

boys 

girls 

my friend 

he 

they 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


eot Dr 


v 


- = 


पाठ 6 
path 6 


डाक घर में 
dak ghar me 


Basic Dialogues : For Memorization 


. विदेशी--बड़ा डाक घर कहाँ है ? 
* vidéshi—bada dak ghar kaha hae ? 


* भारतीय--यहाँ से थोड़ी ही दूर है, अगले चौराहे के पास है। 
- bhartiy—yahà sé thodi hi dür hae, aglé caoráhe kē pas hae. 
- विदेशी--दो पोस्टकाडं, एक लिफ़ाफ़ा और एक अमस्तदेशीय पत्र दीजिए, 
रजिस्ट्री चिट्ठी पर कितने का टिकट लगाऊँ ? 
vidéshi—do post kard, ëk limi agr ëk antardéshiy patr dijie, 
rajistri citthr par kitne ka tikat lagau ? 
. क्लक--पचपन पैसे रजिस्ट्री के, दस प॑ से प्राप्ति-स्वीकृति के । 
klark—pacpan 94656 rajistri kē, das Paese prápti-svikrti kē, 
- विदेशी--मनीआर्डर पर क्या खर्चा होगा ? 
० vidéshi—mantardar par kya kharca hoga ? 
क्लक--हर दस रुपये पर पन्द्रह पैसे शुल्क होगा । 
klark—har das tupye par pandrah 04३७ shulk hoga. 
- विदेशी--मे विदेश को पत्र भोजना चाहत 
i maé vidēsh kë patr bhējn 
क्लकं-हवाई डाक से पत्रपर 
klark—havar dak sé pa 


à cahta hu, kya kharc hoga ? | 
एक रुपया अस्सी पैसे खर्च होंगे। | 
tr par ek TUpya assi paese kharc hoge. 
- विदेशी--यह पत कहाँ डाले ? 

vidéshi—yah patr Kah daù ? 
* गाइड--उस डिब्ब में डालिए । 

Eaid—us dibbé m= dāliē. 


Ss PPP AN AH एए Pa 


CC-0. In Public Domain. Digtize Oy Muthulakshmi Research Academy 


BM E ET daa 


11. 
11. 


12. 
12. 


13. 
15. 


14. 


14. 


15. 


15. 


16. 
16. 


17. 


17. 


18. 


18. 


81 


विदेशी--क्या कल डाक निकलेगी ? 

vidēshī—kyā kal dak niklegi ? 

गाइड---जी नहीं, कल छुट्टी है, इंतवार के दिन डाक नहीं जाएगी । 

gaid—ji nahit, kal chutti hag, itvar ke din dak nahi jacgi. 

विदेशी--गाँवों में डाक कौन ले जाता है ? 

vidéshi—gavo mč dak kagn lē jata hae ? 

गाइड--डाकिये गाँवों में डाक बाँटते है । वे गाँवों में दो-तीन दिन बाद 
डाक ले जाते ह । 

gaid—dakiyz gavd më dak batte hag. ve gavd mē do tin din bad 
dak lē jatë hát. 


विदेशी---नगर में डाक बाँटने की क्‍या रीति है ? 

vidéshi—nagar mê dak batné ki kya riti hae ? 

गाइड---हम लोग नगरों में दो बार डाक बाँटते हैँ । 

gaid—ham 168 nagró mé dé bar dak batte h€. 

विदेशी--तार और टेलीफोन का क्या प्रबन्ध है ? 

vidéshi—tar aor télifon ka kya prabandh hac ? 

गाइड--बड़े नगरों में तार और टेलीफोन कार्यालय अलग हैं; छोटे नगरों 
में इनका प्रबन्ध डाकघरों में ही है । 

gaid—badqe nagró mê tar agr telifon karyalay alag hag. chote 


nagro mé inka prabandh dak gharó me hi hae. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
वि० : विदेशी 
y. : vidéshi 
ato: भारतीय 
b. : bhartiy 
क्ल०: FAF 0 
kl. : klark 
गा० : गाइड 
g. : gaid (M.2) guide 
डाक घर dak ghar (M.2) Post Office 


डाक घर में dak ghar më At the Post Office 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


82 


1. वि०--बड़ा डाकघर कहाँ है ? 
1. v.—badà dak ghar kaha hae ? Where is the Head Post office ? 


ही hi (Part) (Particle Emphatic) 
अगला ag1 (4.1) next 

चौराहा cagraha (M.1) crossing 

पास pas (Adv) near, close to 


2. भा०-यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अगले चौराहे के पास है । 
2. b—yaha sé thodi hi dir hae. 


It is at a short distance from 
aglé caorahé kë pas hae. 


here; it is close to the next 


crossing. 
पोस्टकाडे postkard (24.2) Postcard 
लिफ़ाफ़ा lifafa (14.1) Envelope 
अन्तर्देशीय antardeshiy (4.2) Inland 
Tq patr (M.2) letter 
रजिस्ट्री rajistri (F.1) registered (article); registration 
चिट्ठी citthi (F.1) letter 
लगाना lagana (V.T.) to paste, to affix 


3. वि०--दो पोस्ट कार्ड, एक लिफ़ाफ़ा और एक अन्तर्देशीय पत्र दीजिए । 
रजिस्ट्री पर कितने के टिकट लगाऊ ? 


3. v.—dó post kard, ek lifafa agr ek Please give me two post cards 
M eshty patr dijie. rajis- ^ one envelope and one In- 
trl par kitne ke tikat lagai ? ang letter. How much wore 

th stamp should I paste 
on the registered letter ? 
पचपन pacpan (4.2) fifty-five 
प्राप्ति-स्वीकृति Prapti-svikrti: (F.1) acknowledgement due 


4. क्ल०--पचपन di रजि 


wd = ^ 
4. kl—pacpan pags ER माप्तिःसवीङृति के । 


। Jajistri kè Fiftyfi i istrati 
gor das paese Prapti-svikrti a i So 
Bs š ment due. i = 

m आडर mani ardar (M.2) Money Order 


kharca (M.1) 
= € 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muth Re&Batgesademy 


83 


5. वि०--म'नी आर्डर पर क्या खर्चा 


होगा ? 
5. v.—mani arder par kya kharcā what are the charges for the 
hoga ? 3 Money Order ? 
= har (A.2) each, every 
शल्क shulk (34.2) Fee 
6. क्ल०--हर दस रुपये पर पन्द्रह पेसे 
शुल्क है । 
6. kl.—har das rupyé par pandrah At the rate of fifteen paise 
passé shulk hae. for every ten rupees. 
शल्क shulk (M.2) Fee 
विदेश videsh (M.2) foreign country 
को ko (Part.) to 
भेजना bhejna (7. 2.) to send 
चाहता d cáhtà hü (1) want 


7. वि०--मँ विदेश को पत्र भेजना 
चाहता हूँ । क्या खर्च होगा? 


7. v.—mig vidésh ko patr bhéjna I want to send a letter abroad; 
cahta hi. kya kharc hoga ? what are the charges ? 


हवा hava (7.2) air, wind 
हवाई डाक havai dak (F.2) air mail 
8. क्ल०--हवाई डाक से पत्र पर एक 
रुपया अस्सी पैसे खं होंगे । 
8. kl.—havai dak sé patr par,ék One rupee and eighty paise 
rupya assi pags¢ kharchoge. by air mail. E 
डालना dalna (V.T.) to post, to put in 
9. वि०--यह va कहाँ डालूँ ? 
g. v.—yah patr kaha dalu ? Where should I post this 
letter ? 
डिब्बा dibba (१४.1) box 
10. गा०--उस डिब्बे में डालिए । 
10. g.—us dibbe me dalie. Please post into that letter 
ox. 
निकलना nikalna (V) to come out 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


84 


11, fro—aat कल डाक निकलेगी ? 


—kya ak nikalégi ? Will there be a cleara 
11. v.—kyaà kal dak nikalegi e nc 
weet chutti (F.1) holiday 
दतवार itvar (M.2) Sunday 


12. गा०--जी नहों, कल छुट्टी है। 
इतवार के दिन डाक नहीं 


जाएगी । 
12. g.—ji nahi, kal chuttihae. itvar No Sir, tomorrow isa holi- 
ké din dak nahi jaégi. day. There will be no cleara- 
š nce on Sunday. 
गाँव gav (M.2) village 
कौन kaon (Pro) who 


13. वि०--गाँव में डाक कौन.ले जाता है ? 


13. v.—gav mê dak kaonl€jatahae ? Who does carry the dak in 
villages ? 


डाकिया dakiya (22.1) postman 

š vē (Pro) they 

बाद bad (Adr) after 

atei bātnā (V.T.) ‘to distribute, 


14. गा०--डाकिए ud डाक बाँटते 
&1 वे गाँवों में दो-तीन दिन 
बाद डाक ले जाते है । 

14. g.—dakié gavo p: dak batte hag. The postmen distribute the 
HRSG 0 tin din bad dakin villages. They carry 
dae le Jate hae. the dak after two or three 

days to villages. 


नगर nagar (24.2) city 
रीति riti (F.1) system 
e व०--नगर 
15. fa AS d क्या 
15. EES dak batné kī kya What is the system of distri- 
«s UE, ae dak in the city ? 
बार bar (F.1) time, number 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ME PSPP दहलत त = 


85 


16. गा०--हम लोग नगरों में दो बार 
डाक ated ë । 


16. g.—ham log nagró më do bardak In cities (we. distribute the 


bite hae. da’ twice a day. 
तार tar (M.2) wire, telegram 
टेलीफोन télifon (2४.2) telephone 
प्रबन्ध prabandh (26. 2) arrangement 
17. वि०--तार और टेलीफोन का क्या 
प्रबन्ध हे ? 
17. v.—türagr telifon ka kya pra- What is the arrangement for 
bandh hae? telegram and telephone ? 
कार्यालय karyalay (M.2) office 
अलग alag (4.2) separate 
छोटा chota (4.1) small, little 
इनका in ka (Pro) of these (their) 
= in (Pro) these 


qg. गा०--बड़े नगरों में तार और 
टेलीफोन कार्यालय अलग हे | 
छोटे नगरों में इनका प्रबन्ध 
डाक घरों में ही है । 
18. g.—badé nagaro mé tar agr telifon In big cities the telegraph and 
karyalay „alag haé. choté telephone offices are separate, 
nagaro me inka prabandh In small cities the arrange- 


dak gharo me hi hae. ment for these is made in 
the Post Offices. 
Cultural Notes 


In India there are one or two post offices in every small city or 
town but every village does not have a post office. The Government of 
India, after independence have opened sub-post offices in big villages. The 
postal rates have since been revised. The rates current in 1972 are given 
below : 


(Current in March 1973) 


Single Post Card paise 10 
Reply Post Card paise 20 
Inland letter paise 15 
Envelope paise 20 
Registration fee Re. 1.00 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


86 


Parcel 1.00 rupee for 400 grammes 
Telephone 30 paise for local calls. 
Telegram with a minium of rupee one 


and twenty paise, 
Normal working hours 


Week days 10 A.M. to 5 P.M. 
Saturdays 10 A.M. to 3 P.M. 
Sundays No work is transacted, but 


at certain important places 
letters are accepted on pay- 
ment of late fee. 


Mails are delivered throughout India on week days and Saturdays 
and in the big cities there are several deliveries every day. There is 
no delivery of mails on Sundays, but express delivery articles are deli- 
vered at certain places by the telegraph officés or combined Posts and 
Telegraph Offices. 


Notes on the Basic Dialogues 


1. In Hindi the present participle is formed by adding -ता ‘ta’ 
(M. Sg.), -ते ‘te’ (M. PL) and —qy ‘ti’ (F) tothe verb root. The 
structure is as given below : 


Verbroot+ —.t.— -ra/e|r (Gender-number suffix mentioned in 
lesson 5). The forms from Aq ‘cal’ will be, for example: 
cal-t-a (M.Sg.) 
cal-t-€ (M.PL.) 
cal-t-i (F.Sg.) 
cal-t-i (F.pl.) 


The simple present tense is e ; 
2 Xpressed by a ph isti f: 
z et - d +Gender - number suffix 8 मरज (ose तता 
[Gender - number suffixes have been shown above and in the last lesson 


Present form of 
I Sg. “I” 
I Pl. “We” 


honda are for : 


thi > 
III Sg. **He, she, it” : hae 
~ rene ^ 
: hag HII Pl. “they” : nee) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy P. 


PMI ne 


87 


For example for “He (usually) sells". 
vah [béc+t+a hae]= vah becta hae. 
for “She sells" : vah béc—t - hae. 
for “They (M) sell" vē bec -t—€ hie. 
for “I sell" mg béc—t -à hii. 
3. The oblique form of ag ‘yah’ is gq ‘is’, and of ag ‘vah’ 
is उस ‘us’, Similarly the oblique forms of य ‘yè and वे ‘ve’ 


€ , ~ 


are gq ‘in’? and gq un respectively. 


yah kamra hae is kamré mč baetho (Sit in this room) 

ye kamré haé in kamro mé baetho (Sit in these rooms) 

4. Pronouns हम ‘ham’, qq ‘tum’ (you), and आप ‘ap’ 
are grammatically plural, that is they come with plural verbs even when 
they are used for the single person, ८. &- 


हम जा रहे है । में जा रहा हूँ । 
ham ja rahé hag for mig jā raha hú 


If it is wanted to express them in plural the word ‘log’ is added after 
them to show plurality. 


(If one person is meant) (if more than one person is 
meant) 

हम जा रहे | हम लोग जा रहे हैं । 

ham ja rahe hå ham log ja rahe hag 

तुम जा रहे हो । तुम लोग जा रहे हो । 

tum ja rahé ho tum log ja rahe ho 

आप जा रहे है । आप लोग जा रहे है । 

Ap ja rahe hae ap log ja rahe hae. 


5. Theword लोग ‘16g’ **people" is alsoadded to nouns denoting 
human beings when plurality denotes ‘a class of such people e.g. 
क्लर्क लोग 
klark log ‘The clerks’ (clerks as a class) 
Word Study 


1. Stylistic alternants : 


Hindi Urdu 
पास pas करीब karib (Adv) near 
8—5 G.H.D./70 ४ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


88 


नगर nagar शहर shahar (M.2) city 


प्रबन्ध prabandh  इन्तजाम intjam (M.2) arrangement 


2. Days of the week (all M. 


Sunday 
Monday 
'Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 


3, Additional vocabulary : 


सुनना sunna (V) 
हँसना Hasna (V) 
लेटना letra (V) 
सोना sona (7) 
Drills 


1. Substitution drill (simple) 


Instructor 


2) 

itvar, ravivar 

somvar 

mangalvar 

budhvar 
brhaspativar, guruvar 
shukravar 

shanivar, shanicar 


The postmen distribute dak in villages 


डाकिये गाँवों में (डाक) बाँटते हे । 


dakiye gavo me (dak) batte 

Student 
qd 
चिट्ठी 
मनीआडंर 
लिफ़ाफ़ा 
पोस्टकाडं 
अन्तर्देशीय qa 
रजिस्ट्री 


‘to hear’ 
‘to laugh’ 
‘to lie’ 
“to sleep’ 

haé 

patr 

city 

maniardar 

lifafa 

postkard 

1 antardeshiy patr 

rajistrr 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


89 
2. Substitution drill (complex) 


Instructor 


I want to send a letter abroad. 
मै (विदेश) को (पत्र) भेजना चाहता हू । 
me (vidésh) ko (patr) bhejna cahta hu. 


Student 
घर ghar रुपये rupye 
दिल्ली dilli अंडे andé 
कमरे kamre चाय cay 
स्टेशन stéshan नौकर nagkar 
मन्दिर mandir खीर khir 
दुकान dukan पुस्तके j pusteke 
प्रतीक्षालय pratikshalay सामान saman 
मथूरा mathura संतरे santaré 


3, Substitution drill (complex) 


Instructor 


Hindus worship 


(हिन्दू) लोग (पूजा) (करते) है! 
(hindu) log (puja) (karté) haé. 


Student 

क्लर्क klark Td patr लिखना. likhna 
लडके ladke . पुस्तक pustak — पढ़ना padhna 
डाकिये dikye डाक dak बाँटना bina 
दुकानदार dukandar सामान ames बेचना bechnaá 
कुली kuli सामान. saman उठाना. ५६३६१६ 
बजाज bajaj कपड़ा kapda qat napna 
बैरा baera काफ़ी i kafi पीना pina 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


90 


4. Transformation drill 


Instructor ` 

वह भारी डिब्बा aT 1 उस भारी डिब्बे को देखिए | 

vah bhari dibba tha. us bhári dibbé ko dékhié, 

वे भारी fees थे । उन भारी डिब्बों को देखिए। 
vē bhārī dibbé the. un bhārī dibbo kō d&khig, 
Student 


यह अच्छा लड़का था d 

yab accha ladka tha. 

ये अच्छे लड़के थे । 

ye acche ladke the. 

वह सड़ा केला था । 

vah sada kela tha. 

वे सड़े केले थे । 

ve sadé kele the. 

यह छोटा लिफ़ाफ़ा था । 

yah chota lifafa tha. 

वे छोटे लिफ़ाफ़ थे । 

vé choté lifafé the. 

वह ऊंचा घर AT | 

vah dca ghar tha. 

वे ऊँचे घर थे । 

v€ tice ghar thé. 

यह अच्छी लड़की थी । 

yah acchi ladki thi. 

ये अच्छी लड़कियाँ थीं । 

ye acchi ladkiya thi. 

5. Transformation drill 

Instructor 


यह इस लड़के को किताब है। 
yah is ladké ki kitab hae, 


Class 
वह उस लड़के की किताब है | 


vah us ladke ki kitab hae. 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


91 


ये इन लड़कों की किताबे ë । बे उन लड़कों की किताबें dd 
yë in ladk6 ki kitabé ४४६: vē un lag Ki kitabe hac. 

yah is ladki Ki pustak hae. 

ye in ladkiyo ki tagksiya hae 

yah is admi ki bakri hae 

yë in ladko ki vastue hae 

yah is ghode ki gadi hae 

yë in ghodo ki gadiya hae 

yah is vidéshi ki cay hae 

yé in vidéshiyo ki caye hae 


6. Transformation drill 


Instructor Class 
I am going to home. We are going to home. 
मे घर जा रहा हूँ । हम लोग घर जा रहे हैं । 
mae ghar ja raha hu ham log ghar ja rahe hae. 


ham dilli ja rahi hie. 

tum bajar ja rabe ho. 

tum mathura ja rahi ho. 

ap nashta kar rahe hie. 

ap ghode dekh rahi hae 

ladké rastrapati bhavan dekhne ja rahe hae. 


7. Substitution-Agreement drill 
Instructor 
I want to send a money order to my home 
(म॑) अपने घर (मनीआडंर) (भेजना) चाहता हू । _ 
(mae) apne ghar (maniardar) (bhejna) cahta hu 
Student 


हमलोग hamlog भोजन bhojan करना karna 
लड़कियाँ ladkiyà पुस्तक pustak लेजाना lejana 
लड़के ladke चाय — cay पीना pina 

E SG klark(sg.) घंटी ghantr बजाना bajana 
दुकानदार dukandar(pl.) मेवा meva तौलना taglana 
आप ap सामान saman सॅभालना sibhalana 


(Continue with other words.) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


92 


8. Conversation-response drill 
Instructor 


We take food one time on Sunday. 


(हम लोग) (इतवार) के दिन एक बार भोजन करते हैँ । 
(hamlég) (itvar) kē din ëk bar bhojan kartē hig. 


Student 

में maé (M) शुक्र 

मे má (F) शुक्रवार 
वह vah (M) शनीचर 
वह vah (F) शनिवार 
3 ve (M) मंगल 

वे vë (F) बृहस्पति 
हम ham (M) सोमवार 
हम ham (F) मंगल 

वे लोग. ४6 log शुक्र 


shukr 
shukrvar 
shanicar 
shanivar 
mangal 
brhaspati 
somvar 
mangal 


shukr 


(Gontinue with other words and names of the da 795.) 


9. Conversation-response drill 
Instructor 
Will you go to Delhi tomorrow ? 
1st Student 


No sir, I shall not go Delhi tomorrow. 


Instructor 
क्या आप कल' दिल्ली जायेंगे ? 
kya ap kal dilli jayége > 

Ist Student 
नहीं जी, में कल दिल्ली नहीं जाऊंगा । 
naht ji, m&@ kal dill? nali jatiga, 
Instructor 


क्या आप कल पुस्तकें खरीदेंगे ? 
kya-àp kal pustaké kharidége ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


| 


93 


and student 


नहीं जी, कल में पुस्तकें नहीं खरीदूगा। 
nahi ji, kal maé pustake naht khariduga. 


Instructor 


क्या आप कल विड़ला मन्दिर देखेंगे ? 
kya ap kal bidla mandir dékhegé ? 


9rd student 


नहीं जी, में कल बिड़ला मंदिर नहीं देखूँगा । 
nahi ji, maé kal bidla mandir nahi dekhuga 


Instructor 


kya ap kal hótal me jalpan karege ? 

kya kal gav me dak bategi 2 

kya ap nagar mē kal iska prabandh karege ? 
kya ap kal ghar ko télifon karege ? 

kya ap kal dillr ko tar karege 2 

kya ap kal videsh maniardar bhejege ? 
kya ap kal somvar ko ghar jaege ? 

kya ap kal brhaspati ko dukan jaege ? 


10. Expansion drill 


कार्यालय है 

karyalay hae 

तार और टेलीफ़ोन (तार और टेलीफोन कार्यालय है) 

tar aor telifon (tar agr telifon karyalay hac) 

अलग (तार और टेलीफ़ोन कार्यालय अलग हे) 

alag (tar agr télifon karyalay alag h&é) 

नहीं (तार और टेलीफ़ोन कार्यालय अलग नहीं हे) 

nahi (tar apr telifon karyalay alag nahi hae) 

नगरों में (नगरों में तार और टेलोफ़ोन कार्यालय अलग नहीं हें ) 


nagromé (nagrome tar agr télifon karyalay alag nahi haé) 


छोटे (छोटे नगरों में तार और टेलीफोन कार्यालय अलग नहीं है) 


लाठ (choté 73876 me tar agr télifon karyalay alag nahi hae) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


94 


11. Transformation drill 


Instructor Glass 
The postmen will distribute the dak The postmen distribute the dak 
डाकिये डाक बाँटेंगे । डाकिये डाक बाँटते हुँ । 
dakiye dak bátege. dakiye dak 0816 hae. 
Student 


dukandar dukan kholege. 
kuli saman uthaége. 
ham bhojan karégé. 
klark patr likhége. 
ladké pustak padhége. 
bajaj kapda napege. 
hindi püja karegé. 
Exercises 
1. Rapid Response 

(The students will response to the questions rapidly) 

बड़ा डाक घर कहाँ है ? 

bada dak ghar kah& hae ? 

मनीआर्डर पर क्या खर्चा होगा? 

Maniardar par kya kharca hoga ? 

यह पत्र कहाँ डाल? 

yah patr kaha dala ? 

क्या कल डाक निकलेगी ? 

kya kal dak niklégi ? 

डाक कोन बाँटता ë ? 

dak kaon batata haç ? 

गाँवों में डाक कौन बाँटता है? 

gavo me dak kaon batata hae ? 

एक पोस्टकाडं का क्या दाम है? 

ek postkard ka kya dim hae ? 


आपका शुभ नाम? 
ap kā shubh nām 2 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


95 
2. Review the following conversation 


मन्दिर में 


. = 
mandir me 


यह इमारत क्या है ? 
A. yah imirat kya hae ? 
यह मन्दिर है । 
B. yab mandir hae. 
ये लोग कौन है ? 
A. ye log kaon hae ? 
ये लोग हिन्दू है । 
B. ye log hindu hae. 
ये यहाँ क्या कर We? 
A. ye yaha kya kar rahé hac ? 
ये लोग यहाँ पूजा कर रह हैं । 
B. ye log yaha puja kar rahe hie. 
क्या यह मथुरा का प्रसिद्ध मन्दिर है? 
A. kya yah mathura ka prasiddh mandir hae ? 


जी नहीं, मथुरा का प्रसिद्ध मन्दिर द्वारिकाधीश जी का मन्दिर है। 
B. ji nahi, mathura ka prasiddh mandir dvarikadhish jt ka mandir 
hae. 
` 


3. Supply -का “ka; -के ‘ke’, or -की ‘kr 


क्या यह लडकी. ......:.--..- पुस्तक ë? 
A. kya yah ladki................pustak bae ? 
क्‍या वह अपने मित्र.......... घरपर ë? 
B. kya vab apné mitr............ghar par hac? 
यह स्मिथ. .......-- नौकर हं? 


A. yah smith............naokar hae ? 


प्रथम श्रेणी. . . . . खिड़की यही हे । 
B. pratham shreni............khidkr yah hag. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


N 


वह अशोक होटल... . . . बैरा है। 
A. vah ashok hotal............ bagra hag. 
एक अन्तर्देशीय लिफ़ाफ़. . . . . - क्या दाम हुँ? 
B. ck antardéshiy lifafe............kyà dam hae ? 


4, Substitute Hindi expression for the following ; 


yë (some books) hie. 
seven novels 
old buildings 
good girls 
eleven rupees 
very nice shops 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 7 
path 7 
नगर की सडकों पर 
e^ 
nagar ki sadako par 
Basic Dialogues : For Memorization 
1. विदेशी--मे तार घर जाना चाहता gi किस सड़क से जाऊँ? 
1. Videshi—m2ë tar ghar jana cahta hu. kis sadak s€ jau ? 
2. सिपाही-- आप बायें हाथ की सड़क से जाइए। 
2. sipahi—ap bayé hath Ki saqak së jai&. 
3. विदेशी--यह सड़क बड़ी AFC है। इस पर गाड़ियाँ नहीं गुजर 
सकतीं । 


3. vidéshi—yah,sadak  badi sakri hae. is par gadiya nahi gujar 
sakti. š 


4. सिपाहो--यह सड़क थोड़ी दूर बाद चौड़ी है। इस सड़क पर बड़ी 
और भारी गाड़ियाँ नहीं चलती हें। 


4. sipahi—yah sadak thodi dur bad, caodi hag. is sadak par badi 
aor bhari gadiya nahi calti hae. 


5. विदेशी-मे किस हाथ पर wd? 
5. vidēshī—mă kis hath par calu ? 


6. सिपाही--आप बायें हाथपर चलिए। अगले मोड़ पर सड़क पार कीजिए 1 


6. sipahi—ap bayè hath par calie. agle mod par sadak par 
kijie. w 


7. विदेशी--यहाँ यातायात के कया साधन ë ? 

7. vidésht—yaha yatayat kē kya sadhan hag? 

8. सिपाही--मोटर, ट्रेन, ट्राम, आटोरिक्शा इत्यादि । 
8, sipahr_—motar, tren, tram, atoriksba ityadi. 

9. विदेशी--यहाँ यातायात कब तक चालू रहता है ? 
9. vidéshi—yaha yatayat kab tak cali rahta hae ? 


97 | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


98 


10. सिपाही--इस नगर में हर समय यातायात चालू रहता है। 


10. sipahi—is nagar me har samay yatayat calu rahta hae. 


11. विदेशी--मे जमुना पुल जाऊगा। 


11. vidéshi—maeé jamuna pul jauga 

12. कन्डकटर--आप टॅक्सी से क्‍यों नहीं आय? 

12. kandaktar—ap tagksi sē kyo nahi aye ? 

13. विदेशी--टैक्सी वाला अधिक पैस माँगताथा। 

13. videshr—tagksi Vala adhik paese magta tha. 

14. विदेशी--आप कहाँ जा रहे हैं? 

14. videshi—àp kaha ja rahe Nig? 

15. मनोज--में अगले स्टाप पर उत़रूँगा | वहाँ से रामलीला Qara तक 
पैदल जाऊंगा | 


15. manoj—maé agle stap par utaruga. vaha sé ramlila maedan 
tak paedal jauga 


16. विदेशी--बस क्यों रुकी ? 
16. videshi—bas kyo ruki ? 
17. मनोज--चौराहे पर लाल बत्ती जल रही है। 


17. mandj—cagrahe par lal battijal rahi hae. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
fito विदेशी 
v. 8 vidésht 
सि० सिपाही 
s. Ë sipahi 
कन्‌० | ; कन्डक्टर 
kn. 9 kandaktar 
Ho मनोज 
` m. 9 manoj 
कन्डक्टर kandaktar(M.2) conductor 
मनोज manoj (M.2) , Manoj (name of a man) 


नगर की सड़कों पर 


nagar ki sadko par ; 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulak XA theapadacaldhe city. 


erates re 2... =. 


99 
तार घर tar ghar (M.2) Telegraph Office 


1. fao—F तार घर जाना चाहता Ë । 
किस सड़क पर चलूं? 
1. ए-णार्दह tar ghar jana cáhta hu, I want to goto the telegraph 


kis sadak par calü ? office. Which road should 
I follow ? 
हाथ hath (M.2) hand, side, 
2. सि०--आप ard हाथ की सड़क पर 
जाइए। 
2. Sap baye hath ki sadak par Please go on the left hand 
jaie. road. 
सेंकरा sakra(A.1) narrow 
TACT gujarna (V) to move, to pass 
सकना sakna (V.A.) can, may 


3. वि०--यह सड़क बड़ी सकरी है। इस 
पर गाड़ियाँ नहीं गजर सकतीं i 


3. v.—yah sadak badi sdkart hag. is This road is very narrow. 
par gadiya nahi gujar sakti Vehicles can’t ply on this. 


चौड़ा cagda (A. 1) wide 


4. सि०--यह सड़क थोड़ी दूर बाद चौड़ी 
है । इस सड़क पर बड़ी और 
भारी-गाड़ियां नहीं चलती हैं । 
4. s.—yah sadak thodi dur bad candi This road gets wider 
hae. is sadak par badr aor after a short distance. Big 


bhari gadiyà nahr calti haé and heavy vehicles don’t 
ply on this. 
5. वि०--में किस हाथ पर sr? 
5. v.—ma¢ kis hath par cali. On which side should I 
walk ? 
मोड mod (M.2) turn 
पार करना par karna(V.T.) to cross 


6. सि०---आप बाये हाथ पर चलिए। 
अगले मोड़ पर सड़क पार 
कोजिए । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


100 


6. s.—ap bayè hāth par caliē. Please walk on the 
2816 mod par sadak par kijie hand side. Cross the r 
on the next turning. 


यातायात yatayat (04.2) conveyance 
साधन sadhan(M.2) means 


left 
Oad 


7. वि०--यहाँ यातायात के क्या साधन हे? 


7. v.—yaha yatayat kë kyasadhan What are the means of 
hae ? conveyance here ? 


मोटर motar(F.2) motor 

ट्रेन tren (2.2) train 

टाम tram (F.2) Tram 

SO ER ato riksha (M.1) Auto rickshaw 
ताँगा tanga (M.1) Tonga 

इत्यादि ityadi(Adv) and other, etc. 


8. सि०--मोटर, ट्रेन, ट्राम, आटोरिक्शा, 
ताँगा इत्यादि । 


8. s.—motar, tren, tram, àatoriksha 


Motor, train, auto rickshaw 
taga ityadi 





tonga etc. 
तक tak (P) upto 
चाल रहना calü rahna (V) to move 
9. fae— mat यातायात कब तक चाल 
रहता है? 
9. yapana yaaya kab tak calü rahtā Upto what time the tra- 
ae ? 


ffic is open here ? 
10. सि०--इस नगर में हर समय 


यातायात चालू रहता है | | 


10. s.—is nagar mé har Samay The traffic 


yatayat cali rahta hae is open all the 


twenty four hours in this 


=. City | 
यमुना/ जमुना yamuna (F.2) The river, Yamuna | 
पुल pul (M 2) bridge j 





11. fqo— जमना पल जाऊँगा । 


11. v.—máé jamuna pul Jauga 


I want to 80 to yamuna 
bridge 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





101 


12. कन०--आप टॅक्सी से क्‍यों नहीं 


आये ? 
12, kn.—ap taeksi sé kyd nahi ayé 2 Why did you not come by 
a taxi ? 
टेक्सी वाला tagksi vala (M.1) taximan 
अधिक adhik (4.2) much, very 
माँगना magna(V.T.) to demand, to ask for 
मागता था magta tha demanded 
13. वि०--टेक्सी वाला अधिक पैसे 
मागता था । 
13. v.—taekst vala adhik paese The taximan was demanding 
magta tha. too much. 
14. वि०--आप कहाँ जा रहे हुँ? 
14. v.—ap kaha ja rahe hag? Where are you going ? 
स्टाप stap (M.2) stop 
उतरना utarna (V) to get down. 
वहाँ vaha (Adv.) there 
मदान maedan (M.2) ground, plain. 
राम लीला मदान ram lila Ram Lila ground. 
maedan (M.2) 
पेदल pagdal(Adv) on foot. 


15, म०--में अगले स्टाप पर Tel | 
वहाँ से रामलीला मैदान 
qm faa जाऊँगा। 


15. m.—máà& aglē stap par utruga. Ishall get down at the next 
vaha se ram lila maedan stop From there (I) 
tak paedal jauga. shall walk down to the 

Ram Lila grounds. 


16. वि०--बस क्यों रुकी ? 


16. v.—bas kyo ruki ? Why has the bus stopped ? 
लाल 151 (4.2) Red 
बत्ती battī (F.1) light 
जलना jalna (V) to light, to burn. 


, CC-0.In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


17. m.—cagráhe par 181 batü jal 
rahi hae. 





Cultural Notes 


“Keep to the left” isthe rule in India. Gener 
is no restriction about traffic time except in some sp 
cities, there are metalled and cemented roads. The old and n 
roads are being reconstructed. On crossings and noteworthy 
there are notice boards to indicate the distances and ions 





Clal 








Taxis and luxurious de-luxe cars are available both for local trans- 
port and sight-seeing in almost allthe principal cities. The extensive 
network of good metalled roads makes it possible to travel through the 
country by car and visit many places of interest. Generally taxis run 
on a kilometer basis and have fixed rates. State-owned motor buses 


also operate in many cities and between many towns. 


Notes on the Basic Dialogues 


lo The past tense of hōnā is था, थे, थी, थीं. ‘tha’ (M. s 
v.) € T) =, j 2) 
‘the’ (M. pL), “thi? (Fg) and ‘thi (F. pl). "For example: 


एक लड़का था। eklagka tha. There was a boy. 
दो लड़के थे। do ladké the. There were two boys. 
एक लड़की थी । ëk ladk? thi, There wasa girl. 
दो लड़कियाँ थीं। do ladkiya thi. There were two girls. 


2. A wish is expressed by 
by the verb in infinitive Car‘ 
I want to read. 
They want to go 
The construction is thus ; 
| Verb+na : cah4- 


चाह ‘cah’ (to want, to wish) preceded 
na?) form. 
maé padhnà cāhtā hii. 
ve jana cahte hae. 
t + Gender-number : 


(Gender-numbe, 
forms of ‘hac’ have E 


Proper form of hae suffix 


3. To express abili 

preceded by the yerb i 
Tam able to read. ne 

Can go on foot, mae Padh sak-t-z ha 


He will be able to sleep, ub Ben Jf sak-t-a b 
ega. 


ty (“be able, can 


n bare-root form. iod employs ga; ‘sak 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 1 
x 


pas 


103 


4. Hindi has two Interrogative Pronouns कौन ‘kaon’ “who” and 


qqr ‘kya’ “what”, The former usually refers to ‘persons’? and the 
latter to ‘things’. The oblique form of ‘kaon’ is ‘kis? in singular and 
‘kin’ in plural. 


- — — a = ——r aa 
ee 


9—5 C.H.DJ70 


Word Study 
1. Additional vocabulary. 
चढ़ना cadhna (v) to clirab 
गिनना ginna (v.T.) to count 
2. Related pairs. 
anu sakara चौड़ा caoda 
अधिक adhik कम kam 
भारी bhart हलकी halkr 
3. Additional colours’ -name 
पीला pila (A. 1) yellow 
नीला nila (A. 1) blue 
हरा hara (A. 1) green 
गुलाबी gulabi (A. 2) rosy 
सफ़ेद safed (A. 2) white 
काला kala (A. 1) black 
Drills 
1. Substitution drill (simple) 
I want to go 
में (जाना) चाहता हूँ 1 
mag (jana) cahta hu. 
पढ़ना padhna 
उतरना utarna 
चढ़ cadh 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


104 


खा kha 
कह kah 
गिन gin 
लिख likh 
= cal 


2. Substitution drill (simple) 


Why did you not come by a taxi ? 
आप (टैक्सी) से क्यों नहीं आये? 


ap (taeksi) —se kyo nahi aye ? 


बस bas 

गाड़ी gadi 

ट्राम tram 
आटो रिक्शा Ato riksha 
तांगे tage 

रेल rel 


3. Substitution drill (complex) 


From there I can walk down to the Ramlila Grounds. 
में (वहाँ) से (रामलीला मेदान) तक पैदल जा सकता हूँ । 
mie (vaha)-seé (ramlilà maedan)-tak paedal ja sakta hu 


zat yaha स्टेशन stéshan | 
होटल . hotal कमरे kamré | 
होटल neal मंदिर mandir 

यहाँ ye चौराहे cagrahe 

वहाँ vaha a थमुना पुल' yamuna pul 

यमुना पुल YER pul . राजघाट raj ghit 

राष्ट्रपति भवन tee बिड़ला मंदिर bigla न 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





105 


4. Substitution drill (complex) 


The taximan demanded much money 


(टॅक्सी) वाला अधिक पैसे (माँगता) था । 
(taeksi) vala adhik paese (magta) tha 


5. P 


फल' phal 
कपड़े kapqe 
चाय cay 
रिक्शा riksha 
qu bas 


ransformation drill 


आप लोग किस सड़क पर चलेंगे ? 
ap log kis sadak par calégé ? 


Student 


बस से 

bas sē 
मंदिर में , 
mandir me 
कमरे पर 
kamre par 
स्टेशन' पर 
stéshan par 
टैक्सी से 
taeksi sé 
डाक घर में 
“dak ghar me 
तांग से 

tage sé 


चाहना cahna 
माँगना magna 
लेना lénà 

चाहना cahna 
माँगना magna 


आप लोग किन सड़कों पर चलेंगे ? 
ap log kin sadko par ca ? 


बसों से 

baso sé 
मंदिरों में 
mandird me 
कमरों पर 
kamro par 
स्टेशनों पर 
stéshano par 
टैक्सियों से 
taeksiyo sé 


डाक घरों में 
dak gharo me 


तांगों स 


SS . 
tago se 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


106 


6. Susbstitution agreement drill 


Instructor 
Vehicles, cannot ply on this road 
इस सड़क पर (गाड़ियाँ) नहीं (गुज़र) सकतीं । 
issadak par (gadiya) nahi (gujar) sakti 


student 
बस bas जाता ja-na 
बसे base चलना cal-nà 
लड़का ladka चलना cal-na 
लड़के ladké चलना cal-na 
atm taga मुड़ना mud-nà 
तांगे tagé मड़ना mud-nà 
लड़की ladki — a-na 
लड़कियाँ  ladkiya आना à-nà 
रिक्शा rikshz रुकना mulleres 
रिक्शे rikshé रुकना ies 


7. Gonversation Response drill 
Instructor Glass 
Why did you not come by taxi ? 


आप टैक्सी से क्यों नहीं आये ? 


ap taeksi se ky8 nahi ayé ? 


The taximan demanded much 
money. 


टैक्सी वाला अधिक पैसे माँगता था 1 
E adhik paestmagt4 
vē bas sē kyo nahi aye ? s; 

ladke tram sē kyo nahi ayé ? 

ladkiya tage se kyo nahi ayi ? 

videshi ato riksha sé kyo nahi aya ? 

vah gadisé kyo nahi aya ? 


8. Expansion drill 


~ a 
बसें चलती हं । 
base caltr hä ? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


107 
ऊँची (ऊँची बसें चलती हं) 
dor (uci base calti hig) 
अधिक (अधिक ऊँची बसे चलती हँ) 
adhik (adhik ‘ci basé caltr hag) 
सड़क पर (सड़क पर अधिक ऊँची बसे चलती ë) 
sadak par (sadak par adhik uci base calti hae) 
इस (इस सड़क पर अधिक ऊँची बसे चलती है) 
is (is sadak par adhik uci base calti hae) 


नहीं (इस सड़क पर अधिक ऊँची बसे नहीं चलती ह) 
nahi (is sadak par adhik uci base nahi calfi hae) 


9, Transformation drill 


Instructor Glass 
Move on the left hand side road. Please move on the left hand 
side road. 
आप बायें हाथ की सड़क पर जाइए। कुपया आप बायें हाथ वाली सड़क 
पर जाइए 
ap baye hath kī sadak par jaié. krpya ap baye hathvali sadak 
par jaie 


Student 


ladkiya dayé hath ki sadak par cale 
ladké is hath kr sadak par cale 

rikshé vālē us mandir ki sadak par cale 
ap us maedan ki sadak par jaie 

m2Z usstēshan kī sadak par Jauga 


Exercises 


1. Imagine yourself at the crossing and ask the 
sipahi (policeman) 


I want to go to Raj Ghat. On which road should I 
walk ? ó 


On which side should I walk ? 
How far is the next crossing ? 
What are the means of conveyance here ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


108 
2. Review the following conversation : 

ताँगेवाले से बातचीत 
tagé vale sé batcit 

A आप कहाँ जाना चाहते है ? 

A ap kaha jana cahte hae ? 

B में दिल्ली स्टेशन जाना चाहता हूँ । _ 

B mie dillr stéshan jana cahta hu. 

A दिल्ली स्टेशन के पाँच रुपये होंगे । 

A dilli stéshan kë pac rupyé 10४८. 

B ये तो ज्यादा दाम हैं । 

B ye to jyada dam hae. 

A कम दाम नहीं होंगे । 

A kam dam nahi 1626. 


B में टैक्सी से चला जाऊंगा । 
B má? tacks se cala jauga. 


523 


Rapid response 
सड़क पर लोग किस हाथ पर चलते है ? 


- sadak par log kis hath par ०४1६६ haé ? 

- यहाँ यातायात के क्या साधन है ? 

. yaha yatayat kë kya sadhan hae ? 

* क्या इस नगर में g< समय यातायात चालू रहता है? 
- kya is nagar mé har samay yatayat cali rahta hae ? | 
` आप टैक्सी पसन्द करतें Š था टाँगा ? 


- 8p (३७८४ pasand karte hae ya taga ? | 


क्या चौराहे पर लाल बत्ती जलने पर यातायात रुक? जाता है ? | 
98 cagrahe par lal battījalnē par yatayat ruk jata hag ? $ 
4. Supply either ‘hae’, 
` 
(1) में घर में 


(1) mae ghar पह... 


छा p ४ o 9 wt eY 


5. 


‘hae? or hù | 


7900000029200 


CC-0. In Public Domain. Digtized by MüthülakéHmir Résbarch Academy 


(2) RRETA l.c u oe RP 
(2) vah hotal me... ec cece eee ee ee ees 


(3) वे दिल्ली स्टेशन पर... 75 T 
(3) ve dillisteshan par ..............---- 


(4) मं अपनी पुस्तक qe + . - :- > - = ¬ ee 
(4) mă apani pustak padhta ................ 


(5) लड़कियाँ नाश्ता कररहीं...................- 
(5) ladkiya nashta kar rahi.................. 


(6) उसका नौकर ताँगे में लड़के को ले जा रहा ...............० 
(6) uska naokar tage me ladke kō lē ja raha. .............. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 8 
Path 8 
थाने में 
thanë me 
Basic Dialogues : For Memorization 


1. नागरिक--अरे, यहाँ कोई है? 


1. nagrik—aré, yaha koi hae ? 

2. सिपाही--कहिए, आप किसको चाहते हे ? 

2. sipahi—kahie, ap kisko cahté hie ? 

3. नागरिक--हम थानेदार साहब से मिलना चाहते हैं | 

3. nagrik—ham thanedar sahab sé milna cahté hg - 

4. थानेदार--आइए, बैठिए, कहिए मेरे योग्य कोई सेवा ? 

4. thanedar—aie, bacthie, kahie, mērē yogy kot séva 

5. विदेशी--हम एक सुचना देना चाहते Ë | 

5. vidéshi—ham ek sticna dena cahté haé. 

6. नागरिक--न्यू आगरा, पच्चीस जुलाई उन्नीस सौ पेसठ । गांधी 
रोड पर एक बच्चा साइकिल के नीचे आगया। साइकिल * 
वाला दाहिने हाथ पर चल रहा था । 

6. 


nagrik—nyu agra, paccis julai unnis sao p4ésath. gandhi 

rod _ par tk bacca saikil kë nicé ६४३७६. “saikil vala | 

dahine hath par cal raha tha. | 

7. थानेदार--बच्चे के किस अंग पर चोट है ? | | 

- thanedar—bacce ke kis ang par cot hae ? d 
> ` 


| 
- नागरिक--उसका एक दाँत टूट गया और मुंह से कुछ रक्त भी निकला। | 
š उसके एक हाथ में भी चोट है | 
- nagrik—us ka ek dat tut aya lor Se = nikli - 
us kè ck hath iP bhi MT kuch rakt bhi ni 
CC-0. in Public Domain. Digtized by Mhlbulakshmi Research Academy 


11. 


11. 


12. 


12. 


13. 


13. 


14. 


14, 


o ` ७ 


111 


. थानेदार--इस समय बच्चा कहाँ है ? 


thanédar—is samay bacca kaha hae ? 


. विदेशी--दो आदमी बच्चे को राजकीय चिकित्सालय में ले गये । 


vidéshi—d6 àdmi baccé kō rajkty ciktsalay mé 16 gaye. 

थानेदार--साइकिल वाला कहाँ गया ? 

thanédar—saikil vala kaha gaya ? 

नागरिक--उसकी साइकिल में कुछ खराबी हो गयी । दो आदमी 
उसको इधर ही ला रहेहं | 

nagrik—uski saikil mê kuch kharabi hō gayi. do admi us ko 
idhar hi là rahe hae. 

विदेशी--क्या यहाँ दुर्घटना अधिक होती हं? 

vidéshi—kya yaha durghatana adhik hoti nag 2 

थानेदार--जी नहीं, ऐसा तो नहीं है । महीने में दो तीन दुर्घटनाएँ साधा - 
रण g! 


~ cj 2 
thanéaar—ji nahi, aes td nahi hac. mahine me do tin dur- 
ghatanae sadharan haé. 


Vocabulary and Translation of the 
Basic Dialogues 

ना० : नागरिक 

n. : nagrik 

Rro : सिपाही 

s. : sipahi 

था० : थानेदार ९ 

th. : thanédar 

वि० : विदेशी 


v. : videshi 


नागरिक 7k (M.2) citizen 
थानेदार thanédar (M.2) police inspector 


थाना thana (M.1) police station. 
थाने में thin me At the police station. 
अरे are Oh 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


112 
1. ना० - अरे, यहाँ कोई है ? 


1. n. - ar yah koi hae ? Oh, is there any one here > 


किसको kis ko (Pro) whom 


2. fro - कहिए, आप किस को चाहते हैं ? 


2. s. - kahie, ap kis ko cahté hig? Please say, whom do you want ? 


मिलना milna (V) to meet 
3. Alo - हम थानेदार साहब से मिलना 
चाहते है । 
3. n.-hamthaneédarsahabsé milna I want to see the station 
cahté haé ? officer. 
योग्य' yogy (4.2) able 
मेरे योग्य mere yogy to my ability 
सेवा seva (77.2) service 
4. था० - आइए, बेठिए, कहिए 
मेरे योग्य कोई सेवा ? | 
4. th. ` diye, basthie, kahi&, mers Please come and sit down: 
- yogy koi seva ? What can I do for you? 
सूचना sucha (F.2) report 


5. वि० - हम एक सूचना देना चाहते है । 


5. v.-hamek sticna déna cahtë hie. We wish to lodge a report. 


न्यू आगरा nyu agra (M.1) New Agra | 
पच्चीस paccis (4.2) twerity five | 
जुलाई julai (M.2) July | 
पसठ paésath (4.2) sixty five | 
sala सौ tas unnis sag paésath nineteen hundred 

(4.2) z and sixtyfive. 
बच्चा bacea (M.1) baby, child | 
साइकिल saikil (F.2) cycle ç di 
आ जाना a jana (M.) to come | 
साइकिल वाला sšikilvala (34.1) cycle-man | 
दाहिना ~  dahina (4.1) right | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


113 


6. ना०- न्यू आगरा, पच्चीस जुलाई 
उन्नीस सौ पेंसठ । गांधी रोड 
पर एक बच्चा साइकिल के 
नीचे आ गया। साइकिल 
वाला दाहिने हाथ पर चल 
रहा था । 

6. n.- nyu agra, paccis jula1 unnis 
sao  pagsath. gandhi rod 
par €k bacca saikil ke nice 
à gaya. saikil vala dahine 
hath par cal raha tha, 


New Agra, July twenty-five, 


nineteen hundred sixty-five. 
A boy came under a cycle on 
Gandi Road. The cycleman 
was driving on right hand 


side. 


अंग ang (१४.2) part (of body) 
चोट cot (7.2) injury, burt. 
` 7. था० - बच्चे के किस अंग पर चोट 
आई ? 
7. th. - baccéké kisangpar cotayi ? On which part did the boy 
receive injuries? 
उसका uska (Pro) his (her, its) 
ata dat (M.2) tooth 
टरना tütnà (V.T.) ‘to be broken, dislodged 
मुँह muh (M.2) mouth, face 
रक्त rakt (M.2) blood 


8. ना० - उसका एक दाँत टूट गया और 
मूह से कुछ रक्‍त भी निकला। 
उसके एक हाथ में चोट है । 

8. n. - us ka @k dat tut gaya aor 
muh sé kuch rakt bhi nikla. 

us kë ëk hath mē cot, hac. 


His one tooth was dislodged 
resulting in some bleeding 
from his moutb. There is 
some injury in one of his 
hands. 


9. था० - इस समय बच्चा कहाँ है ? 
9. th.-issamay bacca kaha hag ? Where is the child now 


आदमी admi (M.2) man 

राजकीय rajkiy (4.2) (of) government 
चिकित्सालय cikitsalay (44.2) hospital 

ले जाना le jana (V. T.) to take, to carry 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


114 


10. वि० - दो आदमी बच्चे को राजकीय 
चिकित्सालय मे ले गये । 
10. v. - do admi baccé ko rajkty Two men carried the child 
cikitsalay mē lē gaye. tothe Government Hospital, 
11. था० - साइकिल वाला कहाँ गया ? 
ll. th. - saikil vala kaha gaya ? Where is the cycleman ? 


खराब kharab (4.2) bad, defective 

खराबी kharabi (77.1) defect 

खराब होता kharab hona (V) to be defective, to be spoilt 
उसको us ko (Pro) to him, (her, it) 


12. Tio - उसकी साइकिल में कुछ खराबी 
ही गयी । दो आदमी उसको इधर 
ही ला रहे है । 


12.70. - uski saikil mè kuch kharabi Something has gone wrong 
ho gayi. do admrus ko idhar with his cycle. Two men are 
hi la rahe hi: bringing him here. 


दुर्घटना durghtna (F.2) accident 
अधिक adhik (Ad) frequently 
13. वि०- क्या यहाँ दुघंटनाएँ अधिक 


होती ë ? 
13. v. - kya yah durghatenaé adhik Are accidents frequent here ? 
hott hig? 
ऐसा aesa (4.1) like this 
तो to (Part) such 
महीना mahina (24.1) month 
साधारण sadharan (4.2) ordinary 


14. था०- जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। महीने | 

दो-तीन दुषंटनाएँ साधारण हैं। 

- ji nahi, aesà to nah? hae. No sir, it is not so (like this) 

pahne Em d5-tin durghatani two or three pd in a 
Tan hae. ' month is the average. 


T Cultural Notes 
n 1 CLE 
क निकस ogg M AREP Milder talescprivatedqmractitioners are 


small cities. 


14. th. 


Ms 


115 


India has at present 21 states. Each state (formerly called province) 
has the State Executive consisting of the Governor and a Council of Minis- 
ters with a Chief Minister at its head, and its own Legislature. There 
is a High Court (of justice) in each State consisting of Chief Justice and. 
several judges, while the Supreme Court of India consists of Chief 
and not more than sixteen judges. 


Justice 

Each state is divided into several districts. 
Executive head is the District Magistrate who is helped by the Superin- 
tendent of Police in maintenance of law and order. The judiciary at 


the District level is headed by the District Judge, while Civil Surgeon 
is the head of Health Services. 


In each district, the 


Notes on the Basic Dialogues 


1. The simple Pasttense is formed by adding the gender-number 


suffixes mentioned earlier to the verb stem. The Gender-number 
suffixes are 


M. Sg. -à F. Sg. -1 
M. Pl. -€ F. Pl. À 
Take for example ‘the boy walked ° and ‘boys walked’ 
(ladka) cal-a and (ladke) cal-€ 
For ‘the girl walked * and ‘girls walked? , we have 
(ladki) cal-I and (ladkiya) cal-1 


If the verb stem ends in vowel, a -y-sound comes between the 
verb stem and the suffixes. With 4/ là we get the following forms: 


M. Sg. la-y-a F. Sg. la-y-1 

M.PI. là-y-6 Fit, 90 EG 
2. The past-tense of 4/ jana “to go” is 

M. Sg. ga-y-a F. Sg. ga-y 

M. Pl. ga-y-€ F. Pl. ga-y3 


3. The Indefinite Pronoun कोई ‘kei’ “someone, somebody” 

refers to a person, while कछ ‘kuch’ “something? refers mostly 
> 
to a thing. 

4. Like English,: First and Third Person Imperative is used for 
expressing suggestion or permission. Forms are combination of the 
verb-stem plus person-number suffix mentioned under Future Tense 
(By dropping-ga, -ge, -gi we get the Imperative forms) 

mae calü vah cale 


le vē calé © 
cmh Babie Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


116 
Word Study 


1. Stylistic Alternants. 


Hind Urdu 
सूचना sucna खबर khabar(F.2) report 
अंग ang हिस्सा ४४६ (1४.1) part, portion 
रक्त rakt खन khun (44.2) blood 


राजकीय rajkiy सरकारी sarkari (4.2) (of) Government 
चिकित्सा- cikitsalay अस्पताल aspatal (4.2) hospital 


aa 
साधारण sadharan -आाम्‌ली mamuli (4.2) simple, ordinary 


2. Additional Body Parts. 





1. सिर sir (M.2) head 

2. माथा matha (M.1) forehead 

3. आँख &kh (F.2) eye | 

4. नाक nak (F.2) nose | 

5. कान kan (M.2) ean 

6. गर्दन gardan (F.2) neck 

7. छाती chati (77.1) chest 

8. पेट pet (M.2) Stomach, abdomen x 

9. टाँग tag (F.2) ies | 
10. पैर Pa$r (M2) ‘foot | 
11. उंगली हए (F.1) finger 
12. बाल 561 (4.2) ee 

Drills 


1. Substitution drill (si 
CCR. s tion drill (simnplej«nsi Research Academy 
cord was run over by a cycle, 





^ 


117 
एक बच्चा (साइकिल) के नीचे आ गया । 


ek bacca (saikil) -kē nice 4 gaya. 


गाड़ी gadi 

बस bas 

att tage 
रिक्शे rikshE 
रेल rel 

टैक्सी taeksr 
बैल गाड़ी ७३४1 gad 


2. Substitution drill (complex) 


Instructor 


We want to report. 


a 


हम (सूचना) (देना) चाहते ह । 


ham (sucna) (dena) cáhte Hag. 


Student 
भोजन bhojan करना' karna 
सामान saman संभालना sabhalna 
qa paese देना dena 
कपड़ा kapda खरीदना kharidna 
टिकट tikat लेना Tena 


3. Transformation drill 


The boy comes. x The boy came. 
लड़काआता है। लड़का आया | 
ladka ata hae ladka aya 
dukan khuli hae. dukan khuli. 


ghanta bajta hac 
tapa mudta hae 
risksha, rukta hae 


CC-0. In pepo. Digtized by M i 
batt ja d i g by Muthulakshmi Research Academy 


118 


4. Transformation drill « 


The girls afe coming. The girls came. 
लड़कियाँ आ रही हैं | लड़कियाँ आयीं । 
ladkiya à rahi hie ladkiya āy1. _ 
bakriy ja rahi hag bakriya gayi 


tige tit rahi hag 
dūkāně khul rali he 
ghanté baj rahe hae 


5. Transformation drill 


I shall go. May I go ? 
मैं जाऊँगा । क्‍्यामेजाऊँ? 
mae jauga kya mag jad ? 


ham padhegé 
vah dekhega 
ladkr mágegi 
vë ७८८९६३ 


6. Substitution—Agreement drill 


Instructor 


One of his teeth broke वन: 
(उस) काएक (दाँत) टूट qari 
(us) -kā ak (dat) tut gaya. 


बच्चे baccé हाथ bath 
लड़के 1१९ पेर m 
wu s जाती... Sa: 
re ep साइकिल saikil 
होटल hotal जास 
a 

मनोज manoj a 

" ताँगा taga 


लड़के E 
CC-0. In CSE main. Bak by Muthulattshgaqqeqoerch A 


tenpen 


119 


7. Gonversation—Response drill. 


Instructor Student. 

Where is the cycleman now ? The cycleman is on the road 
at this time. 

साइकिल वाला कहाँ है ? साइकिल वाला इस समय सड़क पर 
है। 1 

saikil vala kah hae ? saikil vala is samay sadak 
par hae. 

लड़का अब कहाँ है ? लड़का इस समय अस्पताल में है । 

ladka ab kaha hae ? ladka is samay asptal më hae. 


बच्चा अब कहाँ है ? 

bacca ab kaha hae ? 
रिक्शवाला अब कहाँ है ? 
rikshé vàlà ab kaha hae ? 
फलवाला अब कहाँ है ? 
phal vala ab kaha hae ? 
ताँगेवाला अब कहाँ है ? 
tangé vala ab kaha hac ? 
लड़की अब कहाँ है ? 

ladki ab kaha hac ? 
सिपाही अब कहाँ है ? 

sipaht ab kaha hae ? 
नौकर अब कहाँ है ? 

naokar ab kaha hae ? 


Give any suitable answer of each question. 


8. Expansion drill. 


लड़की आ गयी | 

‘ladki a gayi. 

एक (लड़की आ गयी i) ; 

ck (ek Tad [87४5 paran. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
“10-SCH.DI0 ` 


120 
बस के नीचे (एक लड़की बस के नीचे आ गयी 1) 


bas kŠ nicé (ëk ladki bas ke nice à gayi) 

सड़क पर (सड़क पर लड़की बस के नीचे आ गयी 1) 

sadak par (sadak par ladki bas kē nice à gayi) 

महात्मा गांधी (महात्मा गांधी सड़क पर एक लड़की बस के नीचे आ गयी |) 
mahatma gandhi (mahatma gandhi sadak par दा: ladki bas kē nig 


a gay!) 
9. Expansion drill. 
आदमी आ गया | 


admi a gaya. 


एक (o doth a RES RE. ) 
Gs (Geo dolce coco NT] 

ai GY (tu RES ) 
trengkelinice ((60000000000000000800)) 

दिल्ली Gent SR (ong OO 111 ) 
dillr stéshan par (..................) 


10. Transformation drill. 


Instructor 
The bus came. 


बस आयी à 

bas ayi. 

Student 

लड़का आया |» 

ladka aya. 

लड़की आयी । 

ladk? ३७. 

टैक्सियां आयीं । 

34९३४3 ayr. 

बच्चे आये । 
००-%४९६४०६ pemain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


The bus has come. 


बस आ गयी | 
bas à gayi. 


121 


नौकर आया । 

naokar aya. 

नौकर आये । 

naokar aye. 

ताँगा आया । 

tanga aya. 

ताँगे आये । 

tangé aye. 

Exercises 

1. Rapid Response. 

थाना किधर है ? 

thana kidhar hae ? 

थानेदार साहब कहाँ है ? 

thanédar sahab kaha Hae ? 

टैक्सी वाला अब कहाँ गया ? 

tagksi vala ab kaha gaya ? 

बच्चे के कहाँ चोट है ? 

baccé kë kaha cot hae ? 

साइकिल वाला कहाँ है ? 

saikil valà kaha hae ? 


2. Substitute Hindi for the English and correct the 
form of the verb. 


(३) ये मेरे (......... ..-)जी हे | 
yë mere (father) ji hae. — .— 
(b) यह मेरा (6 20 ६२०४ ५४ ) है। 
yah méra (servant) hae. 
(०) में भारतीय C............ ) बहुत पसन्द करता है । 
mae bhartiy (vegetable) bahut pasand karta hae, 
(d) हम लोग ( .... ...) नहीं चाहता है । 


ham | nahi cahta hae 
ae 0 LAN bona Digtized byMluthulakshmi Research Academy 


122 


(e) क्या आप अपनी (.............) नहीं लाये Š । 
kya ap apni (she goat) nahi layé hag: 





3. Supply either ‘yah’, ‘ye’, ‘vah? or *ve^ 
(i) ......हैलनको पुस्तकें हैं। 
* o (i) ............haelanki pustake hae, 
. (11) ......लड़की बहुत अच्छा पढ़ती है | 
š ; Gi) ............ladkr bahut accha padhti hae. 
A : (ili)..... ,लोग इधर ही आ रहे हैं । 
i Gi) ............lóg idhar hf à rahe hg. 
t (iv) ......होट्ल तो बहुत ऊँचा है । 
: (iv) ००१०० .. ठा to bahut uca hae. 








पुनरावृत्ति पाठ 2 


Punaravrtti Path 2 


The aim of this revisional lesson is the same as that of the revisional 
lesson no. 1. 


No Basic dialogues for memorization are being given. The drills 
of different patterns are the same as in revisional lesson no. 1. 


1. Substitution drill (simple) 
These children will read in the first class. 
ये बच्चे (पहली) श्रेणी में पढ़ेंगे । 
yë baccé (pahli) shrénim= padhégé. 


दूसरी disri 
तीसरी tisri 
चौथी cagthT 
पाँचवीं pacvi 
war chatht 


सातवीं satvi 
आठवीं वणी 
नवीं navi 
दसवीं dasvi 
2. Substitution drill (simple) 
The colour of that bus is somewhat light yellow. 
उस बस का रंग कुछ हलका (पीला) है i 
us bas ka rang kuch halka (pila) hae. 


लाल fal 
काला kala 
सफ़ेद safed 
हरा hara 
नीला nila 


CC-0. In Public DoRgtized by gRIñÑ1Lkshmi Research Academy 


123 


124 


3. Substitution drill (complex) 
O boy, come to this side. 
ऐ (लड़के), (इधर) आओ i 
ag (ladké), (idhar) 38. 


रिक्शे वाले. माध्णाद valé यहाँ yah 
ताँग वाले tangé valé बायीं ओर büyror 
लड़की ladki दाहिने dahine 
कुली kuli ऊपर üpar 
होटल वाले hotal valé नीचे nicé 
डाकिये dakiyé वहाँ vahà 
दुकानदार . dukandar घर ghar 
बैरा bagra सामने samné 
क्लकं klark थाने thins 


4. Substitution drill (complex) 
‘The bell was ringing and the train was coming. 


घंटी बज रही थी और (गाड़ी) (आ) रही थी । 
ghant? baj rahi thi aor (gad!) (a) rahi thi 


forme lift चलना cal-na | 
xs pas जाना jana | 
मोटर _ motar रुकना (rutina | 
रेल rel गुजरना उनी | 
गाड़ी gadi चलना cal-nà | 
सकी ladkī पार करना pār kar-nā | 
gU fram चलना cal-na | 
साइकिल saikil नि ^ prm 


5. Substitution drill (complex) 
We want to take food 
(हम) भोजन) करना चाहते &i 
(ham) (bhojan) (karna hte 122 
लड़के ladke (Karna) cire rz 
क्लकःC-0. In Pkliqrpomain WU by Muthulakshnit ResearcR AERdemy dena | 
a लिखना 1४5 





125 


वे ag चिट्ठी cittbr डालना dalna 
आप ap मनी आडर — manrárder भेजना bhejna 
ह्म ham रजिस्ट्री rajistri करना karna 
सिपाही sipahi गाड़ी gadi देखना dekhna 
हम लोग ham log) «ger phal खाना khana 
आप लोग ap log सामान saman खरीदना  kharidna 
हिन्दू लोग hindu log पूजा puja करना karna 
बच्चे 92८८6 पुस्तक pustak पढ़ना padhna 
6. Transformation drill 
Instructor 
Bring this book. š Please bring this book to the 
shopkeeper. 
यह पुस्तक लाओ । इस पुस्तक को दुकानदार के पास लाइए d 
yah pustak 146. is pustak ko dukandar kē pas laie. 
Bring these books. Please bring these books to the 
shopkeeper. 
ये पुस्तके लाओ | इन पुस्तकों को दुकानदार के पास लाइए | 
yë pustaké 135. in pustakd ko dukandar kē pas lāiē. 


Student 

vah kitab. lao. 

VE kitabé 146 

yah phal khao, 

yé phal khao. " 

vah lifafa dibbémé gal. 

yē lifate dibbéme als. 

yah patr padho. 

yë patr padhs, 

wah dharidar hara kapda napo. 

vē dharidhar hare kapde napo. 
7. Transformation drill 

Instructor 


I went to your home after nine I shall come to your home 
o'cl about nine o'clock to-morrow. 
QED, In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


126 


मैं कल आप के घर नौ बजे के में कल आप के घर नौ बजे के 
बाद गया | लगभग आऊगा | 
maé kal apké ghar nao bajé ke bad ma€ kal ap ke ghar nao baje ke 
~ gaya. : lagbhag auga 
Student 


ham kal ap kë kamré par ath baje ke bad gaye. 

ladkiya kal smith kē hotal par sat bajé ke bad gayi 

ladka kal kamré par chah baje ke bad gaya 

ladki kal mahatma gandhi ji ki samadhi par pac baje ke bad gayi 
ladké kal dvarikadhish ji kë mandir par gyarah baje ke bad gaye 
ham log kal ap kē cikitsalay me barah bajé ke bad gaye 

klark log kal karyalay kë maedan me das baje kē bad gaye 

kuch saikil tvalé kal nagar ke thanë më car baje ke bad gaye. 


8. Substitution-agreement drill 


We shall stay today in the Second Class waiting room. 


(हम) आज द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय में रुकेंगे । 
(ham) aj dyitiy shréni ke pratiksalay me rukége 


लड़की ladki 
लड़कियां  laqkiya 
मेँ mg 
आप ap 
लड़का ladka 

š we 

कोई kor 

हम लोग ham log 


9. Substitution-agreement drill 


My son is going to see the te ples of Delhi to day. 
मेरा (लड़का) आज दिल्ली के (मंदिर) 


दखन जा रहा है । 
mera Coe aj गाए ke (mandir) dékhné ja raha hae. 
ae kutub minar 
ladkiyg ajayab ghar 
Mose Prasiddh sthan 


CC-0. In Public Domain. Digtized by MuthulaksRY4T&*&rch Academy 


10. 


11 


12. 


127 


mitr hotal 

taeksi draivar stéshan 

naokar dukane 

klark rastrapati-bhavan 
rikshe yālē thana 


Conversation-response drill 


Why did you not come atthe Delhi The taximan was demanding 
Station by taxi? more money. 


आप दिल्ली स्टेशन टैक्सी से क्यों नहीं zat वाला अधिक पेसे माँग रहा 


आय ? था । 
ap dillrstéshan taeksr së kyo nah! tackshi-valà adhik paese mang 
aye ? raha tha 
ap lal kila tangese kyo nahi aye ? tangevala paese adhik mang 
raha tha. 


ap rástrapati bhavan rikshe sē kyo nahi aye? 

ap yamuna pul bas sē kyð nahi aye ? 

Ap ajayab ghar taeksi sé kyo nahi ayé ? 

ap apne gharse ato-rikshé së kyo nah! aye ? 

ap üské ghar motar sē kyo nahi gaye ? 

ap agra motarsé kyo nahi gaye ? 

ap cikitsalay bas sé kyo nahi aye ? 

áp uské gharsé saikilsé kyo nahi cale ? 

(The student will answer at next time as "dili steshan dir hag.) 


Expansion drill 


Ap ja rahe HAS (M ) 
süc-nà dene ( 





Expansion drill 
ap log ja rahe hae (.... 





mene C-0. In Public Domain. ed py Muthulakshmi Research Academy 
113811 (., «७००००००००००००००००००००००००००००० 


128 


13. Transformation drill 


I take meal in one hour. I can take meal in one hour 

में एक घंटे में खाना खाता É | में एक घंटे में खाना खा सकता gi 

mag ék ghanté mékbanakhata mag ek ghante-me khana kha 
ha. sakta hu 


laqka @k ghant@ bis minat mê kitab padhta haç. 
saikil yala tin minat me yamuna pul par karta hae, 
ladki ek mahine bad dilli jati hae 

dukandar do din m? sab pustake ७०८ hae 

bajaj pac minat me kapda napta hae. 

ham ath minat me ghar jate hae 

ah ek minat me kafi pita hae 

baccé car minat mē phal khate hae 

phal wale ëk din me phal becte h2é. 

ladkiya pandrah din saikil calati h 


Exercises 


1. What would you say to......under the following 
circumstances :— 


{i) Your friend came to see you at your home. 

(ii) You want to know the location of the Red Fort. 
(iii) You order the servant to bring you Coffee. 
(iv) You ask your friend if he is ready. 


2. How would the shopkeeper tell you when you ask:— 
(i) the price of a fountain pen. 
(ii) if he sells the dry fruits. 
(iii) him to show the lined cotton cloth. 
(iv) when does the shop open ? 


3. Review the following conversations :— 
इधर-उधर की बात-चीत 
idhar-udhar Ki bit@t 


A. नमस्ते नरेश जी । कहिये आप की लड़की कमला कहाँ [44 


Boosamistéonetsp Pinter ypc (50 foamy कक 


129 
. इस समय ag चिकित्सालय में है । 


is samay vah cikitsalay me hae, 
क्यों ? 
kyo ? 
. कल उसके एक हाथ Š चोट आ गई । 
kal uské &k hath mê cot à gayi. 
. qur रिक्शे से चोट आयी ? 
kya rikshe se cot ayi ? 
जी हाँ, वह बाहर सड़क के पास खेल रही थी । 
ji ha, wah bahar sadak ke pas khel rali thi, 
. क्या रिक्शे वाले को थाने नहीं ले गये ? 
kya rikshē vale kó thane nali lē 8०४6 ? 
. एक सिपाही उसको थाने ले गया | 
हा: sipáhr usko thane le gaya. 
A. चलिये, अब अस्पताल चलें । में उसको देखना चाहता हूँ । 
B. calié, ab aspatal cale. mig uskō dekhna cahta hu. 
A. अवस्य, इस समय हम लोग बस से AAT | पहले आप कुछ नाइता कीजिए । 


B. avshy, issamay ham log bas sé calégé. pah lē द kuch nāshtā 
kijie. 


p> wp ७ Pp pp DP Wp 


4. How fast and fluently can you pek Hindi ? (The 
student should answer the following questions 
fluently) :— 


(i) kya ūpar ek kamrā khali hac ? 

(ii) kya ap kafi aọr cay ëk sath pite hae ? 
(iii) ap yaha kab tak rukége ? ; 
(iv) kya ap bhartiy bhojan phi pasand kartē hae ? 
(v) kal ap kab calége? — dillryà agra ? 
(vi) kya ap hindi padhna pasand karte hà& ? 


5. Give the following instructions to the tonga-man :— 


a. Am Hotel please. 
Oh: u 3 A 
b. Birla andi, plea nged by Muthulakshmi Research Academy 


130 


c. Turn left. 

d. Turn right. 

e. Turn right at the next corner, 

f. Turn left at the next crossing. 

g- Stop here. 

h. Stop in front of the President House. 
i. Gall that shop-keeper, please. 


6. What do you know about Hindi ? 


ट्ट Ç : ns 
Heré is a quiz of ten questions of wrong Hindi constructions but 
2 e : À Ç : 
with corréct English translation. Every student is required to Correct 
all these mistakes within ten minutes. 


(Gompare your answer with the correct list with your instructor.) 


1. is kamra mé car khidkiya hae 

There are four windows in this room. 
2. aj ravivar tha, kal sOm-var hogi 

To day is Sunday, to-morrow would be Monday, 
3. mathura krsn kà janm-bhümi hae 

Mathura is the birth place of Krishna. 
4. pahla, do, tisra , car, pácwa 

first, second, third, fourth, fifth. 
5. chah, satwi, athwa, nao, daswa 

sixth, seventh, eighth, ninth, tenth 
6. lal, hara, pila, gulabi, kala, mlz 

red, green, yellow, 
7. sipahi log cagrahapar khadā hota pee 

7 Police-men Stand on the crossings. 

8. vah ladki apna pustak padh raha hae 
"That girl is reading her «bes 


blue, black, white 


9. kal ham bidla mandir dekhna 
We went to see t 
10. ७3०००६ muhse Takt nika 


Tikshé-sé gaya 
he Birla Mandir by rickshaw yesterday, 
l rahi thi 


CC- i Skildi gizga {hula pehmi Research Academy 
0-0. In Public फी Bleeding Tom his mouth. 


पाठ 9 
path 9 
हज़रत गंज में मित्रों के साथ 
hazrat ganj me mitró ke sath 
Basic Dialogues : For Memorization 


1 सलीम : आदाब अर्ज, अदीब साहब, आइए, आइए | 


v 
D 
i 
B 
| 
pl 
a 
$i 
[er 
p 
re, 
p 
सि 
ठा 
झा 
= 
5 
= 
5 
m 
5 
5 
p 
p 
o 


2 अदीब : आदाब अर्ज । 
2. adib—adab arj. 


सलीम : आप की तारीफ़ ? 


salim—ap ki tarif ? 


v c 


4 अदीब : आप हैं मिस्टर tad, हमारे दोस्त 4 आजकल आप लखनऊ 
घूमने आये हैं । 
4. adib—ap hëZ mistar rabart, hamare dost. ajkal ap lakhnau 
ghumné aye hae. 
5 सलीम: आदाब अज | आइए, तशरीफ़ रखिए | 
5. salim—adab arj . aie, tashrif rakhie. 


6 अदीब : क्या अमीनावाद पार्क चलिएगा ? 
6. adib—kya aminabid park  caliega ? 


7 राबर्ट : कहीं भी चलिए । देखिए वह औरत क्या पहने है ? 
7. rabart—kah? bhi cali&. dékhié vah agrat kya pahne hag ? 


8 सलीम : वह मुसलमान औरत है । मुसलमान औरतें चूडीदार पाजामा, 
` कुर्ता पहनती हैं, और बुर्का ओढ़ती | » 
. salim—vah musalman agrat hag: . musalman agrate cudidar 
Siete pajama, kurta pahanti haé, agr burka odhti haé. 
CC-0. In Public Domain. Digtized 80 1 2 onm Research Academy 


132 


9 राबटं : हिन्दू औरतें और आदमी क्या पहनते हैं ? 
9. rábart—hindu agraté aor ādmī kya pahante haé ? 


10 अदीब : हिन्दू औरतें चोली, साड़ी पहनती हैँ और हिन्दू लोग धोती कुरता 
और टोपी ।_ : 
10.. adib—hindü agratē coli, sádi pahanti h22 aor hindu lóg 
dhoti kurta aor (ळा, 


11 सलीम : यह काफ़ी हाउस बहुत पुराना है । यहाँ से थोड़ी दूर गोमती नदी 
पर जवाहर फुहार है | 
11. salim—yah kafi haus bahut purana hae . yaha sé thodr dir 
gomati nadi par javahar phuhār hae. j 
12 राबटे : यह शहर तो बड़ा शानदार है | 
12. rabart—yah shahar to bada shandar hae. 


13 अंदीब : जी हाँ, पहले लखनऊ शहर नवाबों की राजधानी था । वे बड़ी 
शान से रहते थे । 
13. adib—ji ha, pahlé lakhnay shahar navabo ki rajdhani tha: 
ve badi shan sé rahte the. 
14 सलीम : अब भी यह उत्तर प्रदेश की राजधानी Š | 
14. salim—ab bhr yah uttar pradesh ki rajdhani hae. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
qo श सलीम 
S. : salim 
S Q : अदीब 
A. : adib á 
Rs : राबटं 
R. 8 rabart 
सलीम salim (M:2) Salim (a man) 
अंदीब adib (M2) Adib (a man) 


= - 
ge [i rabart 
CC-0. In Public Domain. Digtiz&d by ४0८775) ReS&abertalamman) 


MEME ME LL oco ea 


133 


गंज ganj (M.2) market place 
हजरत गंज hajrat ganj (24.2) Hazrat Ganj 
साथ ' sath (Adv) company, with 
के साथ ke sath (Pr) with 
हज़रत गंज में मित्रों के साथ 
hajrat ganj me mitró kē sath with friends at Hazrat Ganj. 
आदाब अर्ज 


adab arj (F.2) greeting (muslim) 


1 स०--आदाब aT । अदीब 
साहब | आइए, आइए । 
1. S. : adab arj. adib Good morning Mr. Adib, 


sahab aie, aie please do come. 


2 अ०--आदाब अज्ञे 


2. A. : adab arj. Good morning 
तारीफ़ tarif (F2) praise 

3 स०--आप की तारीफ़ 

3. S. : ap ki tarif ? his introduction , please. 
लखनऊ lakhnau (M.2) Lucknow 
घमना ghumna (V) to wander, to walk or to go 
S round. ç 
आये हँ aye hag have come 
आजकल ajkal (Adv) now-a-days. 


4 अ०--आप d मिस्टर राबटे, 

हमारे दोस्त । आज 

कल आप लखनऊ घूमने 

आये हैं । | 

: Ap hae istar rabart He is Mr. Robert, my friend, 
ee t cost ajkalap He has come to see Lucknow 


lakhnau ghümne aye these days. 
- hà. 


तशरीफ़ tashrif (F.2) graciousness 
5t R ne's seat (polit 
ditor Paonia SOAR hel pake one icar (polito 


134 


5 स०---आदाब AT | आइए, 


तशरीफ़ रखिए | 
5. S.: adab arj. aie, tashrif Good morning, Please come an, d 
rakhié. ` sit down. 
पार्क park (M.2) park. 


अमीनाबाद पार्क 
aminabad park (M.2) Aminabad Park. 


6 अ०--क्या अमीनाबाद पार्क 


चलिएगा ? 
6. A. : kya aminabad park Will you go to Aminabad Park? 
caliega? 
कहीं kahit (Adv) anywhere , somewhere. 
औरत agrat (F.2) lady 


पहनना pahanna (V.T) to put on, to wear 
पहने है. pahnë hae has put on 


7 रा०--कहीं भी चलिए । देखिए | 
वह औरत क्या पहने है? | 
7. R. : kahi bhi calié.dékhig L 


ets oa 
vah agrat kya pahné what ro D here. Please look 


on lady put on? | 
à | 
मुसलमान musalman (M.2) Muslim, mohammadan | 
चूः डी cudi (F.1) bangle 4 | 
चूडीदार cudidar (4.2) of the form of rings, of | 
crampled , plaits. | 
पाजामा pajama (41.1) trousers | 
kurta | 
कुर्ता (M.1) tunic jumper (for girls), | 
a type of shirt | 

बुर्का burka (M.1) a veil 


ओढनाए-0. In Public Donatim Digtized ३ (८7 ७) ja Research Academy 
ex. to cover 





135 


8 स०---यह मुसलमान औरत 
मसलमान औरतें चडी- 
दार पाजामा, करता 
पहनती à और वर्का 
ओढ़ती zi! 

8. S. : vah 


odhtr hae 


हिन्दू hindu 


9 रा०--हिन्द्‌ औरतें और आदमी 


कया पहनते हैं ? 
9, R. : hindu agraté aor admi 
kya pahante hae? 
चोली ठा (F. 1) 
साड़ी sadi (F.1) 
sat dhoti (F.1) 
टोपी topi (F.1) 


10 अ०--हिन्द्‌ औरतें चोली, साड़ी 


पहनती है और हिन्दू 


लोग धोती कुरता और 
टोपी । 


musalman agrat hae. mu- 
salman aoraté cudidar pajama, 
kurta pahanti hag aor burka 


She is a Mohammadan 
lady, Mohammadan 
ladies wear cudidar 
trousers, kurta and cover 
themselves burka. 


(M.2) Hindu. 


What do the Hindu ladies and 
men wear ? 


bodice, blouse 


sari 


dhoti 


cap 


10, s id E di ri and. Hinds en dio 
log dhoti, kurta aor kurta and cap. 
tópi 
"a उस kafí haus (M.2) coffee house 

पुराना purana (4.1) old 

गोमती gomati (F1) Gomti 

नदी nadr (F.1) river 

फुहार phuhar (M.2) fountain, shower. 

CC-0. In Public Domain. Distises byjljuinulakehyg Repeat PAcaHerry 


जवाहर फुहार 


WA C FL T3172» 


136 


11 स०--यह काफ़ी हाउस बहुत पुराना Š | 
यहाँ से थोड़ी दूर गोमती 
नदी पर जवाहर फुहार 


है । 


11. S. : yah kafi haus bahut pu- This Coffee house is very old, 


rana hae.yahase  thodi Atalittle distance from here is 
dur gomati nadi par the Jawahar Fountain at the 
javahar phuhar hae. river Gomti. 
शान shan (F.2) grace, pomp and show. 
शानदार shandar (A.2) grand, beautiful 


12 रा०--यह शहर तो बड़ा शानदार है | 
12. R : yah shahar to bada shan- It’s a grand city. 


dar hae. 
पहले pahle (Adv) firstly, before 
नवाब navab (M.2) Nawab 


राजधानी rajdhani (F.1) capital 


13 अ०--जी हाँ, पहले लखनऊ 
शहेर नवाबों की राज- 
धानी था । वे बड़ी 
शान से रहते थे । 


13. A.: ji ha, pahle Jakhnau Yes sir, previously it was the 
shahar navabo kr raj- capital of the Nawabs. They 


dhani tha. vē badi sha; : : i 
sé rahte the. š lived with great pomp an 


show. 
अब भी ab bhi (Adv) even now 
यह yah (Pro) | he, she, it. 


उत्तर प्रदेश uttar Pradesh (M.2) Uttar Pradesh. 


14 स०--अब भी यह उत्तर प्रदेश 
की राजधानी है । 


14. S. : ab bhi yah uttar Sr 
gl > ms a- E j i i ! 
CC-0. In PO OE Rite ay Mutua ÑOS dese capiat 3 

y : 


137 
Cultural Notes 


Lucknow, a city of gardens (487 kilometer from Delhi by train) 
the capital of Uttar Pradesh stands on the banks of the river Gomti. 
Bada Imambara, Husainabad Imambara known as the (place of 
light) and Rumi Darwaza are outstanding among its buildings. It 
is famous for its gold and silver brocades, silverwares, clay figurines 
and pottery. The heart of the modern city is Hazrat Ganj having some 
Western style stores, coffee houses and theatres. 


‘Jawahar Phuhar’ is a fountain built in the midstream in memory 
of late worthy Prime Minister of India, Pandit Jawahar Lal Nehru. 


‘apki tarif and ‘ap ka shubh nam’ are phrases used while 
asking someone's name in a morc polite form. 


Notes on Basic Dialogues 


1. In indicative sentences the verb sometimes comes before the 
thing indicated, e.g. 


यह मेरा घर है । 
yah mērā ghar hae (simple) 


यह है मेरा घर Od» 
yah hae mera ghar (inverted) 


2. The particles ही HY, तो ०, भी ‘bhi’ are placed after the 
"word which they emphasize, e.g. 


स्मिथ आ रहा है । 
smith à raha hae (Smith is coming.) 


स्मिथ ही आ रहा Š! SA 
smith hr à raha hae (To be sure, it is Smith who is 
= coming, or Smith alone (only) 


is coming.) 


आप कल नहीं आये । 


ap kal nahi aye (You did not come yesterday.) 


आप तो कल नहीं आये । ; e ane 
ap tE KAUNA nain. Digtized busua dio ne Acad 2620 


138 


वह गया । 

vah gaya (He went,) 

वह भी गया । ; 

vah bhi gaya . (He also went.) 


3. When there is definite pointing out, यह, ये, वह, व, (this 
these, that and those) work as Demonstrative pronouns: While speaking, 
one uses Demonstrative pronouns with a ges 


the shortest points out the thing or person. 


3A. az *vah? and š ‘ve’ also refer to the absent or relatively 


remote person(s) and thing (s); ie. ‘he, she, it, there', *they,there'; 
similarly यह ‘yah’ and 3 ‘ye’ also refer to the present or relatively 
proximate person(s) and thing (s)— ‘he, she, it, here’, ‘they, here’. 


4. In Hindi the habitual or repeated performance of the action is 


formed by ‘combining — (sometimes —ya) to the verb stem karta 
AN d S a mer. 

(-t or -tē) + hae or tha, (hae or the, thi, thi) 
(Sometimes the form ‘karta’. is not used). 1.6. 


वे बड़ी शान से रहा करते थे 1. ) : 
vé badi'shàn sē raha karte the. They (used to live) lived with 


3 S t great pomp and show. 
व बड़ी शान से रहते थे । : 
vē badr shan sé rahtë the. 


Word study 


“the Stylistic alternants 
Hindi Urdu 
स्त्री. stri (F.2) औरत 


ह agrat lady 
ar . thath (M.2) 


शान ` shan . pomp end show. 
2. Number 21 to 30. 


21 - इक्कीस ikki 


(4.2) ` 
22 — बाईस . - bais (4.2) 
23 - तेईस téis (4.2) 


CC-0. In Publicb4matn. Difa by Mistyigkshmi UO a 


ture—the finger next to` 


139 


25 - पच्चीस — paccis (4.2) 
26 - छब्वीस chabbis (4.2) 
27 — सत्ताईस sattals (4.2) 
28 — अटठाईस atthaīs (4.2) 
29 — उन्तीस untis (4.2) 
30 - तीस tis (A.2) 


3. Additional vocabulary. 


बात करना 
bat karna (V) to talk 


Drills 


1. Substitution drill 
Instructor 
What has that lady put on? 
वह (औरत) क्या पहने ë ? 
vah (aorat) kya pah ne hae? 


लड़का . ladka 

लड़की ladkr 

आदमी admi 
बच्चा bacca 

i बच्ची bacci 
सिपाही sipahr 

बेरा bagra 
नौकर naokar 


2. Substitution drill 


Tais city is very beautiful. 


यह (शहर) तो बडा शानदार है । 
yah (Shaharpuiitc Coad. shiindaby lagfhulakshmi Research Academy 


140 


अस्पताल 
स्ट्यन 
स्थानं 
अजायबघर 
मन्दिर 
कार्यालय 
तार घर 
नगर 


asptal 
steshan 
sthan 
ajayab ghar 
mandir 
karyalay 

tar ghar 


nagar 


3. Substitution drill (complex) 


Instructor 


He has come to see Lucknow now a days. 
आज कल आप (लखनऊ) (घूमने) आये हे । 
aj kal ap (lakhnau) (ghumne) ay& hae. 


भोजन bhojan करने karne 
पुस्तक pustak | खरीदने kharīdnē 
पाठ path - पढ़ने. padhne 
सामान saman रखने ` rakhné 
फल phal तौलने 1891706 
दुकान dukan देखने dêkhnë 
आगरा 4३! घूमने ghümne 
खीर khir खाने : khane 
4. Substitution drill (complex) 
. This  coffee-house is very old. 
. यह (काफ़ी हाउस) बहुत (पुराना) है। 
. yah (kaf '"haus) bahut (purana) hae. 
कमरा kamra अच्छा accha 
Tu ० pagar बुरा bura 
a gav बड़ा bada 
तांगा taga — i 


>> M 
fone S ica 
७७-0० पुल? ५०1० Domai, jDigtized by MuthulaksNffResearch AdiSemy 


सेंकरा sakara 


141 
फ़ाउटेन पेन faunten pen 


खराब kharab 
डिब्बा dibba ala lal 
नौकर ' naokar योग्य yogy 
पाके park मशहुर mashahur 


5. Transformation drill 
Instructor 


The ladies brought a baby 


They carried him back to-day. 
here yesterday. 


कल औरतें यहाँ बच्चे को लायी थीं। वे आज उसे ले गयी । 


kal agrate yaha baccéko layi thi. vë aj use lē gayi, 
Student 


कल बच्चे यहाँ बकरी को लाये थे | 
kal bacc® yahà bakri ko layé the. 


कल स्मिथ यहाँ नौकर को लाया था | 
kal smith yaha naokar ko laya tha. 


कल नौकर यहाँ लड़की को लाया AT | 


kal nagkar yaha ladkiko laya 
tha. 


कल साहब यहाँ बैरा को लाये थे। 
kal sáhab yaha baerako lays 
the. 


कल सिपाही यहाँ रिक्शे वाले को लाया 
था । 

kal sipahi yaha rikshe vale ko 
laya tha. 

कल थानेदार यहाँ विदेशी को लाया था | 


kal thanédar yaha videshi ko 
Jaya tha. 


कल वह यहाँ अपने मित्र को लायी थी । 


kal vah CCy HA Pukis Emain Rigtesd by Muthulakshmi Research Academy 
lay thi. 


142 | 


कल कुली यहाँ ASH को लाया AT | 
kal kulr yaha  ladke ko laya 
tha. 


कल टैक्सी ड्राइवर यहाँ हमको लाया था d 
kal tagkst ` draivar yaha hamko 
laya tha. 


6. Transformation drill 


Instructor 
She talks with great pomp and She used to talk with great pomp 
show. and show. 
वह बड़ी शान से बात करती ë । वह बड़ी शान से बांत किया करती 
DN थी । 


vah bagi shansé bat karti hae. vah badi shan se bat kiya karti thi, 
Student 


वह लड़का बड़ी शान से पढ़ता Š | 
vah ladka bad’ shan sé padhta hae. 


वह्‌ लड़की बड़ी शान से लिखती है । 


,vah ladkr badr shansé likhti hae, 


वे औरतें बड़ी शान से बात करती हैं। 


ve 3976 badi shanse bat kartr hae. 
: र्ट 


यह आदमी बड़ी शान से रहता है। 
yah admi badi shansé rahta hae. 


ये rem बड़ी शान से खाना खाती 


॥ 
ye ladkiya badi shan sé khana khati hae 


व लड़के बड़ी शान से चलते 


h Academ 
e CARE PapligPogain. se eat, Maa 'akshmi Research Academy 


143 
7. Substitution Agreement drill 


Instructor 
Ladies put on bodices. 


(औरतें) (चोली) पहनती हे i 


(aortē) (col) pahantr hae. 


Student 

लड़का ladka टोपी topi 
लड़की ladki साड़ी sadi 
आदमी admi घोती dhoti 
बच्च baccé . 'पाजामा pajama 
लड़कियाँ ladkiya कुरता kurta 
मुसलमान औरतों musalman agrte बुरका burka 
मुसलमान आदमी musalman idm! चूड़ीदार पाजामा cudidar pajama 
हिन्दू लोग hindu log घोती dhoti 
हिन्दू स्त्रीं hindu strr साडी sadi 
हिन्दू स्त्रियाँ hindü striya चोली colr 


8. Conversation Response drill 
Instructor 

What do the Hindu people puton ? 
lst student 

The Hindu people put on dhoti. 
Instructor 

हिन्दू लोग क्या पहनते ë ? 

hindi log kya pahanté hae? 
1st student 

हिन्दू लोग धोती पहनते है । 

hindü log dhoti pahante hae. 
Instructor 

मसलमान औरतें क्या पहनती हे ! 

musé4l¢aaiin सफळ कण. miopahaptiuuthaSkenmi Research Academy 


144 


| 
मुसलमान औरतें च्‌ड़ीदार पाजामा | 
पहनती ह्‌ । | 
musalman aorat€ cudidar pajama pahanti hae. | 
Instructor | 
हिन्दू लड़की क्या पहनती हे? | 
hindu ladkr kya pahantī hae? 
3rd student 
| 
हिन्दू लड़की कुरता पहनती है । | 
hindü ladk? kurta pahantī hae. 
Instructor 
हिन्दू लोग क्या करते हैँ? 
hindu log kya karte hae? 
दुकानदार क्या बेचता है ? 
dukandar kya bēctā hae? 
बजाज लोग क्या बेचते हे ? 
bajaj log kya bēctē hag? 
हिन्दू आदमी क्या पहनते हे"? 
hindu admi kya pahanté hae? 
हिन्दू लोग मंदिर में क्‍या करते हं? 
hindu log mandir më kya kartē hac? | 
डाकिय क्या बाँटते हे ? । 
dakiyc kya bitte hae? | 
लड़कियाँ कया लिखती हैं ? | 
ladkiya kya likhti hae? | 


(Give any reasonable answer) 


9. Expansion drill 
दिल्ली है | 


A. dilli hae 
T 
En NH SET ली} Research Academy 


MA rajdhanr hae.) 





145 


भारत की (दिल्ली भारत की राजधानी है । ) 
bhárat ki (dillr bharat kī rajdhani hac. 


अब भी (अब भी दिल्ली भारत की राजधानी है।) 
ab bhi (ab bhi dilli bharat kr rajdhari hae., 


10. Expansion drill 


लखनऊ हे | 

lakhnau hae. 
रॉजधानी: (0 “न MN ) 
rajdhani (COE न ECCE ) 
उत्तर प्रदेश की (७७६५... ) 
uttar pradesh kr (............... ) 
अब: भी: SOME 2 ८ ) 
डो ककल का 3 


11. Transformation drill 
Instructor 


He has come to see Luckhow. He came to see Lucknow. 


आप लखनऊ घूमने आये हैं । आप लखनऊ घूमने आये थे । 

ap lakhnau ghumne aye hag. ap lakhnau ghumne ayè tke. 
Student 

ladké ajayab ghar dékhné aye hae. 


ladkiya ajayab ghar dekhne ayi hac 
vë phal kharidné aye hae 
vah phal kharidne aya hae. 
vah phal kharidné ayi hae. 
dakiya dak batne aya hae. 
ham sücna déné aye hag 
bacce pustak padhne aye hae. 
ve rupaye magne aye hag 
bajaj kapda becne aya hae. 
CC-0. In Public Domain. Digtized- by Muthulakshmi Research Academy 


146 
Exercises 


1. Ask your Hindustani friend. 


What does the Hindu lady put on ? 
What does the Mohammadan lady put on ? 
What does the Hindu man put on ? 
What do the Mohammadan men put on ? 


2. Your friend's reply. 
The Hindu lady puts on coli and sari 


The Mohammadan lady puts on curidar pajama and kurta 


The Hindu man puts on kurta and dhoti 


The Mohammadan men put on pajama, kurta and topi. 


3. Fluent response. 
(1) आप कल कहाँ थे ? 
ap kal kaha the ? 


(11) आप का नौकर आज कहाँ है! 
ap ka naokar aj kahf h (p 


(11) अशोक होटल कहाँ है ? 

ashok hotal kaha hae ? 
(iv) जवाहर फुहार Prax g? 

javahar phuhār kidhar hae ? 
(v) हजरत गंज कहाँ है ? 

hajarat ganj kaha hae ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





vo Q ०० INI AD 


n 


w 


an pe 


gav me 
Basic Dialogues : For Memorization 


ग्राम प्रधान--नंमस्कार श्रीमानजी | इधर आइए, आप कहाँ से आ रहे हें ? 


. gram pradhan—namaskar shriman jr idhar aie, ap kaha se a 


rah€ haé ? 


. मिस्टर पाटर-- हम लोग शहर से आय ह | 
. mistar potar—ham log shahar se aye hae 


. ग्राम प्रधान--मेम TES आप घर के अन्दर जा सकतीं हे । आप फीकी चाय 


तो नहीं पीते ? 


. gram pradhan—mém sahab,ap ghar ke andar ja sakti hae, ap 


phiki cay to nahi pite ? 


. मिस्टर पाटर--जी नहीं, में गम दूध पसन्द करता हू | 
. mistar. potar—ji nahi, maf garm dudh pasand karta hu 


. ग्राम प्रधान--आप अभी तक खड है । खाट पर बैठिये । 
. gram pradhan—4ap’ abhi tak khadé hae. khat par baethie, 





, कमला--क्या आप हिन्दी समझती ह? 
. kamlá—kya ap hindi samajhatr hae ? 


. मिसेज पाटर--जी हाँ, में कुछ हिन्दी बोल लेती ह | .. 
. mise) potar—ji ha, mie kuch hindi bol let hu 


. कमला--आप बच्चों को क्यों नहीं लायीं ? 
. kamla—ap bacco ko kyo nahi layi ? 


, -मिसेज़ पाटर--मेरे बच्चे नहीं हे । हमारा व्रिवाह पिछले वर्ष ही हुआ है 
. misej potar—mere baccé nahi hae. hamara vivah pichle vars hi 


hua hae 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


147 


10. 
10. 


11. 
11. 


12. 


~ 


12. 


13. 
13. 


14. 


मिस्टर पाटर-- पंचायत में आप लोग क्या करते Š ? 

mistar pOtar—pancayat me ap log kya karte hae? 

ग्राम प्रधान--पंचायत में हम AT अपने झगड़े तय करते है | 

gram pradhan—pancayat mē ham log apné jhagdé tay karte WE 
~ 

मिस्टर पाटर--शाम को हम खेतों की ओर चलेंगे 1, 

mistar potar—sham ko ham kheto kr or calege. 

ग्राम प्रधान--अवश्य, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । 

. gram pradhan—avashy, mujhe badi prasannata hogi. 
Vocabulary and Translation of the Basic 
Dialogues 

ग्रा० No : ग्रामप्रधान 

श्‌. : gram pradhan 

f] oqo : मिस्टर पाटर 

m.p. : mistar potar 

to ` कमला 

k. kamla 

मिसे०पा० : मिसेज़ पाटर 

ms. p. : . miséj potar 
ग्राम ` gram (M.2) village ` 
प्रधान pradhan (M.2) head 
ग्राम प्रधान ३० pradhān (24.2) 


ग्राम प्रधान--ये पंच लोग ह्‌ | आज गाँव को पंचायत का दिन š l 
gram pradhan—yé panc log hae. aj gav ki pancayat ka din hae 


मिस्टर पाटर 
कमला 


मिसेज पाटर 


गाँव में 


148 


mistar potar 
kamla (F. 2) 

muse} ;potar (F.2) 
gau me 


village head 


Mr, Potter 


Kamla (a lady) 


Mrs, Potter 


CC-0. In Public Domain Digtized by Muthulakshmi RA bath en atidlagg - 


मान 


shriman ( 22.2) 


Sir 


149 


नमस्कार श्रीमानजी, 

इधर आइए । आप 

कहाँ से आ रहे हे? 

: namaskar shriman 
idhar aie. ap kaha 
à rahe hag ? 


1. ग्रा० Fo : 


1. g.p- 


us 


c 


aw 


2. मि० "To: हम लोग शहर 


` 


से आय di 
2. m.p. : ham log shahar 
sé ayé hac. 
मेम साहब mem sahab (F.2) 
अन्दर andar (Adv) 
के अन्दर ké andar (P) 
फीका phika (4.1) 


3. ग्रा० प्र० : मेम साहब, आप घर के 
अंदर जा सकती ह । आप 
फीकी चाय तो नहीं पीते? 


` Namaskar sir, please come this 


way. Where are you coming 
from? 


We have come from the city. 


married 


English or 
European lady. 
in, inside 
inside of 
without sugar (tasteless, 


insipid, sweetless.) 


3. g.p. : mem sahab, ap gharke Madam. you may go inside the 
andar ja saktr haé. ap house. Do you take tea without 
phiki cay to nahi pite १ Sugar ? 

गर्म garm (A.2) hot 

दूध düdh (M.2) milk 
4. fro पा० : जी नहीं, मै गर्म दूध 

yaa करता gl 

4. m.p.: ji nahi, mig garm düdh No sir, I like hot milk. 


pasand kartā hū. 
अभी ap  abhitak 
खडा होना khada hona (V) 
as हँ khadé hag 


(Adv) 


still, even now 
to stand 


(are) standing 


are In Public का. 09/2०/92७० शिगिक Reba Diony 


| 
150 ` : | 


5. ग्रा० प्रर : आप अभी तक खड़े है, . ` 
खाट पर बैँठिए । 


e SS ill standing. Pl 
‘p : ap abhi tak khadé hae, You eme यर 8 Case 
> घटक chat par bagthié g Soni the" bed. 


हिन्दी hindr (F.1) Hindi. 
समझना samajhna (V.7.) to understand. 





| 
| 
| 
| 


` 6. mo: क्याआप हिंदी समझती ? 
6. k. + kya ap hind samajhtr Do you understand Hindi? 
hag ? — ! 
7. मिसे० पा०: जी हाँ में कुछ हिन्दी 
l - बोल लेती हूँ । 
7. ms. : jrhà ume kuch hindrbol I can speak a little bit of Hindi. 
160 hu. I 


8. क० : आप बच्चों को क्यों नहीं 


| 
लायीं ? | 
8.k. ap paccó ko kyO nahi .Why did you not bring (your) | 
° layi ? i children ? | 
विवाह vivah (M.2) marriage | 
e Ç | 

पिछला pichla . (4.2) last 

वषं vars (M.2) year 
9. मिस्ते पा०: मेरे बच्चे नहीं हँ | 
हमारा विवाह पिछले वर्ष $^ | 

NS ही. हुआ हे. ० 


न मळा z 
9. ms. p. : mér& 03006 nahi hig, 
त ' hamara  vivah- pichle 
vars hi hua hac. 
4 


q ` ye 


I have no child, we were married 
only last year. 


(Pro) they 


| 
पॉ ~ | 
पोच panc (M.2) . Panch, . member of a | 
Š AE ALS village committee. | 
पंचायत pancāyat (7.2) Pancayat, a village commi- 
à ; ttee. Z. 
10. Heo : ये पंच लोग Ë | आज गाँव 


की पंचायत का ह । 
ID yp Foo n rn 
P: * Ye panc log haz z; ०2 Ti 
© CC-0. In PKbIP Doran. (कर्त fy MalhulachiliqyaaxercitheasPanchas. Today 
; A ic. is the day of its session. 


151 


11. मि०पा० : पंचायत में आप लोग 
क्या करते हैं ? 


; 11. m.p. : Pate hag ze ap logkya What do you do in the panchayat? 


झगड़ा jhagda (M.1) quarrel, conflict. 
qui tay (F.2) decision, settlement. 
तयकरना tay karna (V.T.) to decide, to settle 


12. Moyo : पंचायत में हम लोग 
अपने झगड़े तय HAE । 
12. g.p. : pancayat mé ham log We settle our disputes in the 


apné jhagdé tay kartē Panchayat. 
hae. 


खेत kh (M.2) field 


13. मि०्पा० : शाम को हम खेतों की 
. ओर चलेंग । 
13. m.p. : sham ko ham khetó ki In the evening we shallgo towards 
or calege. the fields. 


“मझे mujhe (Pro) to me. 
प्रसन्नता prasannata (F.2) happiness, pleasure. 


14. Moto : अवश्य, मुझे बड़ी प्रसन्नता 
होगी । 


14. g.p. : avashy, mujhe badi Certainly, I shall be very happy. 
prasannata hogi. (lit -to me great happiness would be). 


Cultural Notes 


The panchayat system 1n India is very old. It isavillage assembly 
in which five arbitrators selected from the village people decide their 
judicial cases. This system shows the importance of village self- 
government. The head of the village assembly is called Gram Pradhan 
who is always a reputed personality In the village. 


12—5 a H DẸE-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


152 | 


Notes on the Basic dialogues 


1. With pronouns ‘-ko’ can be replaced by ‘€ in singular and 
‘he? in plural. 


mujh -kō also mujhe 
us -kō also usé 

un -kō also unhé 
in -kō also inhé 


Please note the exception. : + 
ham -kō hame (instead of ham नाठे) 
2. With timewords and place words particles से ‘sé’ and तक 


‘tak’ are suffixed to denote the starting point and the terminating point 
of the time-span and space-span. 





Starting point Terminating point l 
I I I 
house man temple 


admi ghar-sé 4 raha hag. “The man is coming from his 
house”, 
admī mandir -tak ja raha hae. 


“The man is going upto the temple.” 
Starting point 


Terminating point 
—— S 


I I I | 
morning (present) evening | 
noon | 

ladka subah-së padh raha hae. “The boy has been reading since | 
morning.” | 


ladka sham-tak padhega, “The boy willread tillevening." 

3. It has been mentioned earlier th 
by adding -a (M. sg.), - (M. bly, 
-ending verb e.g. 


ler that the past participle is formed 
ने (F. sg.)-t (F, pl.) after a consonant | 


| 

cal -na cala | 
padh -na padha padhe padhi padhi | 
| 

| 


calé calr cali | 
m Some . verbs have special forms ; A 
kar mā kiyā kiyé kī ki f 
16 -nā liyā liye if If | 
de -na diya 


gaya gaye gayi gayi 


‘Inf iman ji? i i 
as: n formal speech the word 'shriman ji? is used to show polite’ 


ho -nā hud RE dr ar 
` ua hue hut c 
CE ul 
ja-na ` hui i 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 

> 4 


153 
Word Study 
1. Stylistic alternants 
Hindi Urdu 
विवाह vivah शादी shádi (F.1) 
ay vars साल sal (M.2) 


saaat Prasannata खुशी khush? (F.1) 


2. Related word pairs 


marriage 
year 


happiness, joy 


कीका phika मीठा mitha (4.1) with sugar, sweet 
गर्म garm ठंडा thanda (4.1) .cold 
3. Some names of languages 
उर्दू urdu (F.2) Urdu 
संस्कृत sanskrit (F.2) Sanskrit 
snis angreji (77.1) English 
चीनी cini (F.1) Chinese 
बंगला bangla (F.2) Bengali (language) 
मराठी marathi (F.1) Marathi 
तमिल tamil (F.2) Tamil 
तेलुगु telugu (F.2) Telugu 
अरबी arbi (F.1) Arabian 
पंजाबी panjabi (F1) Panjabi 
Drills 


1. Substitution drill (simple) 


Instructor : 
We have come from the city, 


हम लोग (शहर) से आये हैं । 


ham Jog (shahar) se aye 946: 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


154 


नगर nagar 

राष्ट्रपति भवन j rāştrapati bhavan 
दिल्ली स्टेशन dilli stéshan 

बिडला मंदिर bidla mandir 

मथुरा mathura 

आगरा agra 

बस स्टोशन bas stéshan 


2. Substitution drill 
Instructor 


Madam, you may go inside the house. 


मेम साहब, आप (घर) के अन्दर जा सकती Ë | 
mem sahab, ap (ghar) ké andar ja sakti hae. 


गुसलखाना gusalkhana 
स्तान Tg snangrh 
डाकखाना dakkhana 
कमरे kamre 

बंस bas 

मन्दिर mandir 
इमारत imarat 
नगर nagar 

गाँव . gav 


3. Substitution drill (complex) 
Instructor — 


What do you do in Panchayat ? 


( पंचायत ) में आप (लोग) aur करते है' ? 
(pancayat) me (ap 168) kya kartē LE ?. 


kamre Daccc 
snan grh ladke 
mandir d 


2 hindü . 
. CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





155 


karyalay 
cikitsalay 
thanë 
gavo 


pancayat 


klark 
nagkar 
sipahi 
pradhan 


panc log 


4. Substitution drill (complex) 


Instructor 


We shallgo towards the fields in the evening. 


(शाम) को हम (खेतों) की ओर चलेंगे । 


(sham) kō ham (khetó) ki 


rat 
dopahar 
pratah 
ravivar 
somvar 
shanivar 


shukrvar 


5. Transformation drill 


Instructor 


में बड़ा प्रसन्न हूँ । 

mag bada prasann hie 
ham badé prasann haé. 
ladka 
ladke 
ladki badi prasann hag. 


bada prasann hac. 


bags prasann hag. 


ladkiya bagr prasann hie. 
yah bada prasann hag: 


vah bada prasann hac. 


ör calegé. 
mandir 
stéshan 
karyalay 
aspatal 
thane 
nyu 


dilli steshan 


agra 


मुझ को बड़ी प्रसन्नता है। 
mujh ko baqi prasannata hae. 
"ham 
ladke 
ladkó 
- ladki 
ladkiyo 
is 


us 


tage Vata Baws praca midtiaed pytagithukAgimi Research Academy 





156 
6. Substitution Agreement drill, | 
Instructor | 


Madam can go inside the house. 


(मेम साहब) घर के अन्दर जा सकती Š । | 


(mém sahab) ghar ke andar ja sakti hae. 


लड़का ladka | 
लड़की : ladki | 
लड़के ladke | 
लड़कियाँ ladkiya | 
नौकर nagkar | 
थानेदार thanédar j 
डाकिया dakiya | 
फलवाला phalvala | 
औरतें aorté | 


7. Conversation Response drill. 


Instructor Class 
Where are you comi 
ing from Nov ine fi 
ANE w we are coming from Agra 


इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं। इस समय हम आगरे से आ रहे | 
is samay apikalase A rahé hae? is samay ham agra se a rahe hag. 
is samay ladka kaha se à raha 

hae? 


is samay ladki kaha sé à rahi hae? 


PING Poco epa. sr 


issamay phalvala kaha se a raha 
har? vala kaha sé a raha 





is samay aorat kaha së à rahi hae? 
is samay bacce kaha sé a rahe hac? 
is samay bacra kaha se à raha hae? 


is samay bas kaha 56 à raht hae ? 


CC: is, Sam AY SAR AM. hase, v'aliüldkaeroi Research Academy 


157 
is samay klark kah sé à raha hae? 


is samay saikil vala kaha sé à 
raha hae ? 


9 z E c 
is samay panc log kaha se à rahe 
hae? 


8. Conversation Response drill. 





Instructor 
Can you speak in Hindi? 
aur आप हिन्दी में बोल सकते हैं? 
kya ap hindi me bol sakte hac? 
1st student 
Yes Sir, I can speak in Hindi. 
जी हाँ, में हिन्दी में बोल सकता 


ji ha, mae hindi me bol sakta hu. 


Instructor 


क्या आप उद में पत्र लिख सकते हं? 
kya ap urdu me patr likh sakte hag? 


and student 


जी हाँ, मे उर्दू में पत्र लिख सकता हू । 
ji ha, mae urdu me patr likh sakta hu. 


Instructor 
kya vē sansknt bol saktë hag? 
kya vah angreji samajh sakta hac? 
kya ap cmi likh saktë hae? 
kya vah ladkr bangla padh sakti hag? 
kya ladke marathi bol sakte hag ? 
kya ladkiya tamil me pate kar sakti hag? 
kya ve admi telugu me bat-cit kar saktë hag? 
kya ap arbi me meri pate samajh sakti hae? 


CC 
kya T D anar omen Etdlizealtte MU glBkshmi Research Academy 


158 


9, Expansion drill. 

ham calégé. 
khétS ki or (ham: khétó ki or calégé.) 
áp kë (ham 4p kē khētō ki or calege.) T 
sham ko (ham sham koap kē kheto ki or calegé.) 
aj (aj sham ko ham ap ke khéto ki or calegé.) 


10. Expansion drill 


mig caliga. 
kanyalay) KI OF (............. 68600 500) 
f PO. 1०40०, PROIN ) 
qin 1D. (ceqgas deb ODORE 0000) 
El] (०००: ४०४०४ ८४११ ३४३४५ ०००००) 


11. Transformation drill 


Instructor 


To-day is the panchayat day of 


To-day is the village panchayat 
the village 


आज गांव की पंचायत का दिन है। आज गाँव की पंचायत हैं। 
8] gav kr pancayat ka din hae 

aj karyalay kichutti ka din hae. 
kaltar ghar kichutti ka din hae, 
aj dak ghar kī chuttī kā din hae 


kal dukandaro ki pancayat 
ka din hae 


ajnapkaro ki chutti ka din hae, 
aj sahab ke vivah ka din hae 


- aj gav ki pancayat hae. 


Exercises ` 


1. Your friend asked you, and you answered 
आप बच्चों को क्यों नहीं लाये ? 
ap bacco ko kyo nabi 

` (मेरे बच्च नहीं ë ) 

(raerein RaéeworrainDidised by Muthulakshmi Research Academy 


liye? | 


159 
आप नौकर को क्यों नहीं लाये ? 
ap naokar kō ४४6 nahi làye ? 
आप स्त्रो को क्यों नहीं लाये ? 
Zp stri kō kyO nahi 150०? 
आप लड़के को क्‍यों नहीं लाय? 
ap ladké kG kyŠ nahi 1896 ? 
आप लड़की को क्यों नहीं लाये? 
ap ladki kō ky& nahi Jaye? 
आप xd को क्‍यों नहीं लाये? 
Ap baccé kō kyð nahi layé ? 


2. Repeat the ordinal numbers from 21-30 as 
follows : 

यह इक्कीसवाँ कमरा Š! 

yah ikkisva kamrà hae. 

यह बीसवाँ कमरा है । 

yah bisva. kamra hae. etc. 


3. How will you talk in Hindi with villagers about 
the following : 
(i) Do the villagers like hot milk ? 
(ii) Do the villagers speak good Hindi? 
(iii) Does the gram pradhan settle the disputes ofthe village? 
(iv) How far is the city from here ? 
(v) Is there any hospital here? 


'CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





[^ 


- विदेशी---आयरा जाने वाली वस कव आवेगी ? 


पाठ 11 
path 11 
होली 
holi 
Basic Dialogues : For Memorization 


1..videshi—agra jane vali bas kab azyegi? 


- क्लेदो वज कर पच्चीस मिनट पर d 
- klark—do baj kar paccis minat par. 


. विदेशी--अब॒ क्या वजा है ? 


e 
vidéshi—ab kyā bajā hac? 


- क्लकं --इस समय दो वजने में पाँच मिनट ह । 


klark—is samay do bajné mê pic minat hae. 


. विदेशी--य लोग क्या कर रहे £ ? 
- videshi—ye log kya kar rahe hic? 


- ग्रामीण--य एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग फेंक रहे हैं । 
- gramin—ye tk dusre par pickariyd sé 


190 se rang phek rahé hae. 
विदेशी--ये ऐसा क्यों कर रहे हें? 
vidésht—y& 4३७ kyo kar rahē hir? 


- ग्रामीण--आज होली है 1 होली का त्योहार रंग और गलाल से मनाते | 
- gramin—aj hol hae. holr ka tyoliar rang agr gulal sé manate hdr 


विदेशी--इस त्योहार पर और क्या करत हे 


9 ल्हपलाफणा DorPharpigaed lagitutksygks Spare» Academy 


160 


sei 


d 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 





161 

10. ग्रामीण--घरों में कई प्रकार के पकवान बनाते हे । लोग एक दूसरे से गले 
मिलते हैं । 

10. gramin—gharo me kai prakar kē pakvan banat hat. log 
€k dusré sé galé milté hag. i : 

11. विदेशी--क््या इस त्योहार को सभी लोग मनाते ë ? 

11. vidéshi—kya is tyohar ko sabhi log manate hag? 

12. ग्रामीण--जी हाँ, सब हिन्दू इसे मनाते ë । कुछ मुसलमान भी इसे मनाते 
g 

12. gramin—ji ha, sab hindi isë manātē haé. kuch musalman bhi isē 


manaté hag. 


13. विदेशी--अरे इनमें कुछ लोग नाच रहे हैं । 
13. vidésht—aré inme kuch log nāc rahe hae. 


14. ग्रामीण-जी हाँ, इस दिन स्त्रियां और पुरुष नाचते और गाते हें। 


BERN o. < Wa ae aR no 
14. gramin—ji ha, is din striya aor purus nacte aor gate haé. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
fao : विदेशी 
Or 2: videshr 
To : क्लर्क 
kl. : klark 
ग्रा० : ग्रामीण 
g. 8 ` gramin 
ग्रामीण gramin (M2) .a villager. 
होली holi ` (F2) Holi, a festival. 
1. वि० : आगरा जाने वाली बस कब 
आयेगी? 
1. v. : agra jane vali bas kab When is the bus for Agra 
ayegi? coming ? 


दो बज कर पेच्चीस मिनट | 
CEP n Public Tomas mstizat by MdiweinkyifiniResdnrakcscapaty two. 





162 


2. क्ल० : दो बज कर पच्चीस मितटपर । 
2. kl. : dó baj kar paccis minat par. 


3. वि: अब क्या बजा है ? 


3. v. ४ ab kya baja hae? What is the time now ? 
दो बजने में पाँच मिनट 
do ‘bajne më pac minat (it is) five (minutes) to two, 
4. Fo : इस समय दो बजने में पाँच | 
मिनट I 
4. kl. : is samay do bajne me It is five (minutes) to two 
pac minat hae (o'clock) now 
5. वि० : ये लोग क्या कर रहे हँ? 
5. v. :: yélog kya kar rahe hac? What are these people doing? 
एकदुसरेपर ek dusre par at each other 
पिचका री pickari (F.2) syringe 
फेंकना phékna (v.2.) to throw, to sprinkle, 
6. ग्रा० : य एक दूसरे पर पिचका- 
frat से रंग फेंक रहे हैं । 
6. g. : ye tk dūsrē par pickà- They are sprinkling colourd 
pier rang phek rahé water on each other with syringe. 
7. वि० : य एसाकयों कर रहेहै ? 
deve: aura kyO kar rahe Why: are they doing so? 
त्योहार tyohar (M.2) festival 
गुलाल gulal (M.2) the red powder which 
the Hindus sprinkle 
on one another's fact 
मनाता manana (VT) to celebrate, to observe: 
8. ग्रा० : आज होली है । होली का 
त्योहार रंग और गलाल 
से मनाते है। 
8. : 
g. aj holi hae. holi katys- To day is Holi. The Holi festival 


har rang aor 


1 
manaté hae Sul sc 


CC Ospreublic Domain Digiged by Pub ars DS 


is celebrated with 


At twenty five minutes Past ty 
0 


colours an 


Academy 
er, additional (else) 


E 


163 


9. वि० : इस त्योहार पर और क्या 
करते ह? 


9. v. : is tyohar par agr kya What else do they do at this festival? 
karté hag? 


कई kar (4.2) many 

प्रकार prakar (M.2) type, kind 

पकवान pakvan (M.2) fried food 

बनाना banana (V.T.) to make, to prepare 
गले मिलना galé milna (7) to embrace 


10. ग्रामीण--घरों में कई प्रकार के 
पकवान बनाते हैं । 
लोग एक दूसरेसे गले 
मिलते हं । 


10.g. : gharó mé kit prakar ke (People) prepare various kinds 
pakvan banaté hie. log of fried food in houses. People 


ek १5576 se gale milté embrace one another. 
hae. 
सभी sabhi (4.2) ' all (emphatic) 


11. fro : क्या इस त्योहार को सभी 
लोग मनाते हैं ? 
11. v. : kya is tyohar kosabhi Do all people celebrate this 
log manaté hig ? festival? 
12. ग्रा० : जी हाँ । सब हिन्दू इसे 
मनाते हैं । कुछ मुसलमान 
भी इसे मनाते हैं । 
12.g. $j hi. sab hindu is Yes sir, All Hindus celebrate it. 
manaté hig. kuch musal- Some Mohammedans also cele- 
man bhiise manaté hag. brate it. 


नाचना nacna (V) to dence 
13. fae : अरे इन में कुछ लोग नाच 
Val _ 
13. v. : aré in me kuch log Oh, among them some persons are 
nac rahe hag dancing. 
गाना ' gana (V.T.) to sing 
पुरुष purus (M.2) ‘male, man 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


IT 


bo e 


SU 


14. ग्रा० : जी हाँ, इस दिन स्त्रियाँ और 
पुरुष नाचते और गाते हैं। 
1400 Bat hi, is din striya agr. Yes sir, on this day me 


zem A , Cen an 
purus nácté aor gaté hae women dance and sing, q 


Cultural Notes 


There are four main festivals of the Hindus : Rakshabandhan, Dasha. 
hara, Diwali and Holi. Nearly all the Hindus celebrate these festivals, 


- Some of the Mohammedans also take part in the festival of Holi 


Holi is the festival of spring season and is celebrated in the month of 
March. Diwali (the rows of lamps) is celebrated in November, Dashahara 
in October and Rakshabandhan in August. 


Mohammedans separately celebrate their festivals : Id-ul-zuha, Id. 
ul-fitar and Muharram. 


Id-ul-Zuha is celebrated on the tenth day of the last. month of 
the Muslim year while Id-ul-Fitar on the second day of the full-moon 
after Ramzan. 


Muharram commemorates the martyrdom of Hassan and Hussain, 
the Prophet’s grandsons and is celebrated on the tenth day of the 
month of Muharram. 


The Christians celebrate their different holy festivals as Christmas 
Candlemas etc. 


, Besides these festivals Buddhist, Jain, Sikh and many other religious 
estivals are also celebrated every year. 


Notes on the Basic Dialogues 


Š 1. If there are more than one subject the verb comes in the plural 
orm. As regards gender of the verb, it is masculine if one of the 
subjects is masculine, e.g. 


ladka aor ladki jate hie. 
“A boy and a girl go.” 


2. For expressing instrumentality ‘se’ is added after the noun, Pf? 
noun or infinitive form. 


pickari-sé¢ rang phekté hae. 


3. ‘jane wali bas? *jàne vala rik: js -j> ezja § al 
sha’ : Here ‘vala’ , ‘vale’, V 

forms depend on the following noun SER ANB CO Ines Usually 

pala means ‘one possessing or dealing with ” ‘phal-vala’ meant 


“a person dealing with fruits", But if this ‘vala’ is added after a ver 


-Fné, it means “one ala’: | 


š related to t i ‘khelne-va 
means ‘fone who plays , ora Ret, “RAEI 


CC-0. In Public Domain. Digtized by M related to playing, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





165 


Word Study 
1. Stylistic alternants 
Hindi Urdu 
प्रकार  prakar तरह tarah (F.2) kind 
पुरुष purus मदं mard (M2) male 


2. Terms for time spans 


सेकंड sackand (F.2) Second 
मिनट minat minute 
घंटा ghanta hour 
दिन din day 
सप्ताह saptah (M.2) Mes 
ह्फ्ता hafta (M.1) 
महीना mahina mont 
वर्ष vars year 
3. Additional Vocabulary 
पानी pani (M.2) water 
फूल phil (M.2) flower 
परसों pars (Adv) day after to-morrow 
परसों parsó (Adv) day before yesterday. 


4, Names of some festivals. . 


रक्षाबंधन raksabandhan (M.2)  Rakshabandhan 
दशहरा dashahara (M.2)  Dashahara 
दिवाली divalr (FA) Diwali 

होली hol (Fl) Holi 


इद-उल-फ़ितर īd-ul-fitar (F.2) Id-ul-Fitar 


ईद-उल-ज्‌ः हा id-ul-juha 


(F2)  Id-ul-Zuha 


giu muharram (24.2) Muharram 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





166 
Drills 
1. Substitution drills (Simple) 


Instructor 
People prepare fried foods in houses, 


लोग घरों में (पकवान) बनाते हे । 


‘Jog gharó më (pakvan) banaté hae. 


खीर _ khir 
तरकारी | tarkari 
- सब्जियाँ sabjiya 
पुलाव pulav 
qfeat- püdiya 
. रायता rayata 
खाना khana 
भोजन bhojan 


2. Substitution drill (Simple) 


Instructor 


They are throwing colour at each other. 
ये एक दुसरे पर (रंग) फेक रहे हैं । 

ye ak dusré par (rang) phék rah hae, 

- Student 


पानी pani 
फूल phil 
चाय 








167 
3. Substitution drill (complex) 


Instructor 
What more the ladies and gents do this day. 


इस दिन (स्त्रियाँ और पुरुष) और क्या करते हैं ? 
is din (striya agr purus) aor kya (karte) hae? 
Student 


hindu aor musalman khatë 
ladkr agr ladka pahante 
ladkiya apr ladké gate 
agraté aor mard banate 
ladkiya aor baccé batate 


4, Substitution drill (complex) 
Instructor 
To-day is Holi. 


(आज) (होली) & i 


(aj) (0650) hae. 


Student 
kal ° id-ul-juha 
kal dashahara 
parso id-ul-juha 
kal divalr 
parsó id-ul-fitar 
kal itvar 
parsó somvar 
kal shukravar 
pars6 shanivar 


5. Transformation drill 


Instructor 


They are throwing colour at They throw colour at each other 
each other. 


वे एक दुसरे पर रंग फेंक रहे हं। व एक दूसरे पर रंग BHT EI 
vë @k dusré par rang phek ve ëk diisré par rang phekté hae. 
oeharhiélic Domain Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
_13-5 GH 970 


168 


Student 
vē हा: dūsrē par phal phtk rahë bác. 
vē tk diisré par cay phék rahe Ng. 
yë ek düsré par santaré phek rahé hae. 
ladké ak düsrë par pani phek rahe hae. 
admi ëk dusré par rang phek rahe hae. 
agrate ëk dusre par phul phék rahi Hie. 
musalman ek dusré par kapdé phek rah hag. 
hindi ek düsré par pudiya phëk rah& hg. 
baccé ëk dūsrē par fáunten p&n phék rahe hae. 


ladkiyá ëk düsr& par pustaké phék rali hig 


6. Substitution Agreement drill 


Instructor 


Why are these people doing so? 


(ये) (लोग) ऐसा क्यों कर रहे हे? 
(ye) (log) agsa kyO kar rahe hae? 


Student 

ve admi 
yah admi 
vah admi 
ve ladkë 
yah bacca 
vah kulr 

ye ladkiya 
xe purus 
ve sipahi 


7. Conversation Response drill 


Instructor 


/ 


What are these people doing? 


ये लोग क्या कर रहे हं? 
cd NB pi Ea makaigttaliby MiBiéigakshmi Research Academy 


IR PD य 


=" 


169 


ist student 
These people are throwing 


ये लोग रंग फेंक रहे dg 
ye log rang phek rahé h2ë 


colour. 


Instructor 

यह लड़का क्या कर रहा है? 

yah ladkà kya kar raha hae? 
and Student 

यह लड़का पानी पी रहा है । 

yah ladka pani pi raha hae. 
Instructor 

वह स्त्री क्या कर रही है? 

vah stri kya kar rahi hae? 
grd Student 

वह स्त्री कपड़े पहन रही है। 

vah stri kapde pahan rahi hae. 
Instructor 

yë baccé kya kar rahe hae? 

yë ladkiyd kya kar rahi hae? 

yah admi kya kar raha hae? 

vah sipahi kya kar raha hae? 


vē aorate kya kar rahi hae? 
vé naokar kya kar rahe hae? 


(Give any suitable answer to the questions.) 


8. Conversation Response drill 


Instructor Class 
What is the time now? It is six to one now, 
अब क्या समय है? ` अब एक बजने में छह मिनट हे । 
ab kya samay hac? ab ek bajné me chah minat hae 


dillr jan&c-9ala PasikəbBr&yegsibtiz dy MRAP KSA Research Acüdemp ar 








170 | 
mathura jane vali gadi kab ayégi? pac baj kar sat minat par 
ab kya vakt hag? 
ab kya baja hac? 
kitne baje hae? 
kyà samay hae? 
agra jané vali rel kab ayégi? 


(Give any suitable answer using ‘bajne me, and baj kar’) 


9. Expansion drill 


19016 phek rahé hae 

ve (vé ladké phek rahé hae ) 

phal (vē ladke phal phek rahe hig) 

ek dusré par (vë ladke ek dusré par phal phek rahe hig) 


10. Expansion drill 


agrte dal rahi hig 
d ac 


WS (cosanoopaodooode ° ) 
Tanga (7. a. s 6000000000006) 
ék dusrë par ( 000009000000000000)) 


11. Transformation drill 
Instructor 


T he people were meet wit 
n 1 h T he 
g people meet with. onca 


लोग एक qut से मिल रहे थे। लोग एक दुसरे से मिलते É | 
log ek düsrë sé mil rahe the. log èk dtsré së milté hac 
Student 


ladkiya ak düsr& sé kah rahr thf 
agrté ek düsrë së mag rah? thi. 
bacce ek dusre sé padh rahé the 
nagkar dk dūsrē sé bat kar rahe the 
log ९ dusré sé le rahe thé 
sipahi ak disré sé kah rahe d 
CC SlhyibleWordgr Plojeed Jyayuthulakshm| esearch Academy 





171 
Exercises 
1. You asked the clerk about the t f 
ture of the bus and he answered ime LC 


It will go at ten minutes past one 

It will go at twenty five minutes past three 
It will go at twelve to eleven 

It will go at fifteen to four 


2. Review Conversations 
मित्र के साथ 


mitr ké sath 
आदाब अज साहब, कहिए आप कब आये ? 
A. : adab arj sahab, kahié ap kab aye ? 


में कल सवेरे आठ बजकर छह मिनट पर आया 1 


B. : maékal savéré ath baj kar chah minat par aya 
क्या आप होली मनाते हे 
A. : kya ap holi mandate hae ? 


जी हाँ, क्यों नहीं ? 
B. jt ha, kyo nahi? 


ag पिचकारी लीजिए । 
A. : yah  pickari jie 
अरे, आप तो रंग और गुलाल फेंक रहे ह । 
B. : ars, ap to rang aor gulal phek rahe hae. 


जी at, _आप भी afar 
A. ji ha, ap bhi phekie. 


अवश्य | 
B. : avashy. 


3. Fill in the blanks with the appropriate words given 
in the bracket 
(pustak, milnà, kë liye, bhartry, pagdal) 
(i) yah smith ki... sees eee hae. 
(ü) may ............. bhojan adhik pasand nahi karta hu 
(iii) kya ap naokarse ............ cahte haé? ind 
(iv) ham aj aminabad park tak .......... hi jayege. 


(v) kya tum apne dost ........-.--+- kuch mēvā kharidna 
dpgPublic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


“ 


पाठ 12 
path 12 


भारतीय गाँव के बारे में 
bhartiy giv ké baré mé 
Basic Dialogues : For Memorization 
1. ग्रामीण--राम! राम! साहब | 
1. gramin—ram! ram! sahab. 
2. विदेशी--राम! राम! 


2. vidéshi—ram! ram! 


3. ग्राम प्रधान--देखिए, यह गाँव का नाई एक किसान के बाल काट रहा है। 
3 


- gram pradhan—dékhié, yah gav ka nai ēk kisan kē bal kat 
raha hag. 


4. विदेशी--तुम गधे पर क्या ले जाते हो ? 

4. videshi—tum gadhé par kya: 16 jate ho ? 

5. ग्रामीण--में धोबी हूँ । पास के गाँव में र 
कपड ले जाता हूँ । 

5. gramin—maé काका hi. pas kē gàv mê jrahta hu. is gav sé 
dhone kë liye kapde lē jata hŠ 

* ग्राम प्रधान--वह लुहार खुरपे, फावडे इत्यादि बना रहा है । 

. gram pradhan—vah luhar khurpe, 

. विदेशी--वह मकान कैसा e? 


. vidéshi—y; a a 
hi—vah makin kaesa hae? 


हता हूँ । इस गाँव से धोने के लिए 


phavdé ityadi bana raha hae, 


© ran nD 


ET MEUS š झोपडी है । उस की दीवारें कच्ची हैं । उस के ऊपर छप्पर 
। 


8. gram pradhan—vah jhopadr 


= hae. पडाल divar& kacci hae. ५४४० 
upar chappar x LE MEC) 


hae. 
9. विदेशी--तुम कहाँ से आ रहे हो ? 
9. videshi—tum kaha sē š rahë ho? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by ny ae Research Academy 


173 


10. विद्यार्थी--में पास के शहर से पढ़ कर आ रहा हूँ । 

10. vidyarthit—maé paské shahar së padh kar à raha hu. 

11. विदेशी--ये दुकानदार यहाँ क्यों बैठ ë ? 

11. vidéshi—yé dukandar yahă ky bacthe hag? 

12. क. गाँव की हाट है 1 इन में कुछ पास के गाँव से और कुछ शहर 
आये हैं L 


12. vidyarthi—aj gav ki hat hag. in më kuch pas kē 
kuch shahar së aye hae. 


13. विदेशी--गाँव के लोग गरीब क्यों ë ? 
13. vidéshi—gav kē log garib kyŠ hig? 


gàv sé agr 


14. ग्राम प्रधान--गाँवों के लोग अधिकतर किसान हे । उनकी आय का साधन 
केवल खेती है । 


14. gram pradhàn—gávó kē log adhiktar kisan hig. unkr ay ka 
sadhan kéval khetr hae. 


Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues 
ग्रा० : ग्रामीण 
g. : gramin 
वि० : विदेशी 
v. ४ vidésht 
Flo So श ग्राम प्रधान 
g-P- : gram pradhan 
विद्या ० : विद्यार्थी 
vi. : vidyarthi 


विद्यार्थी vidyarthr  (M.2) student 


भारतीय गाँव के बारे में । 3 
bhartiy gàv ke bare më About an Indian village 
राम! राम! ram ram (F.2) good morning (a form of 


greeting) 


1. "To : राम | राम ! ates! 
1. g. :ram ram sahab. 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








2. fao. : राम! राम! 
2, v. : ram ram. 


नाई nal (M.2) barber 

किसान kisan (M.2) farmer 

काटना katna (V.T.) to cut, (sting, bite) 
बढ़ई badhai (M.2)  carpenter- 

लकड़ी lakdi (F.2) wood, stick 


3. ग्रा० प्र०--देखिए, यह गाँव का नाई | 
एक किसान के बाल काट | 
रहा है। | 


3. g.p. : dékhié, yah gavkanai Please look, this villa b | 
tk kisan kë bal ktrahà is cutting a farmers lu | 


hae. 
तुम tum (Pro) you 
. गधा gadha (M.1) donkey | 
4. वि० : तुम गधे पर क्‍या ले | 
जाते हो? | 


4. V. : tum gadhe par kya le 


jate he? What do you carry on a donkey? 


धोबी dhobi (M.2) washerman | 
पास के गाँव में pas ke gav më at the near village, | 
धोना dhona (V.T.) to wash | 
के लिए kë lic (P) for 


5. Ufo : Tan Ë! पास के गाँव 
में रहता ह, इस गाँव से | 

धोने के लिए कपड़े ले i 

जाता हूँ । | 

Su + Pe Rob hi. pas kē Iam a washer man. I live in the | 
se dhone ke nd gav nearby village. From this village | 
lē jata hg, “PJE I collect clothes for washing: — 
लुहार luhar (M.2) 

खुरपा khurpa 

' फावडा phavda 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulalé\hilReseapanesdemy 





blacksmith 


(M.1) weeding instrument 


175 


6. ग्रा०प्र०--वह लुहार खुरपे, फावडे 
इत्यादि बना रहा है । 


6. g.p. : vah luhar khurpe, phàvdé That blacksmith is 


vah lu k e, repari 
ityadi bana raha hae. weeding Instore seaweed 
मकान makan (M.2) house 
कसा kaesa (4.2) how 


7. वि० : वहमकानकैसा है? 


7. v. : vah makan 12655 hae? How is that house? 
झोंपड़ी jhopadr (F1) hut 
दीवार divar (F.2) wall 
कच्चा kacca (4.2) clay built (raw) 
छप्पर chappar (M.2) thatch 


8. "Io Ho : वह झोपड़ी है, उसकी 
दीवारें कच्ची है 1 उसके 
ऊपर छप्पर है। 


8. g.p. : vah jhopadr hag, uski It is a shed (cottage). Its walls 
divaré kacci hag. uské are clay built. there is a 
ūpar chappar hae. thatch on it. 


9. fao : तुम कहाँ सेआ रहे हो? 
9. v. tum kaha séà rahého? Where are you coming from? 


qz कर padhkar having read 


10. विद्या० : मंपासके शहर से पढ़ कर 
आरहाहू | 
10. vi. : maé pas kë shahar sē I am coming from the nearby 
padh kar a raha hu. city after attending my school. 


11. वि० : ये दुकानदार यहाँ क्यों वेठ हैं ? 
ll. v. + yë dukandar yaha kyS Why are these shopkeepers sitting 
baethe hig? here? 
हाट hat (F.2) a mart, a forum 


इन में कछ in me kuch some of these 
PE In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


176 


12 famo : आज गाँव की हाट है। 
इन में कुछ पास के गाँव Ss 
और कुछ शहर से आय = । 
12. vi. : 8j, gàv ki hat hae. in To-day is the village 
me kuch paské gáv sé, Some of these (shop 
aur kuch shahar sé have come from the 


market. 
keepers) 


aye hag. village and some from tox 
गरीब garib (4.2) poor 
13. वि० : गाँव के लोग गरीब क्यों हैं? 
13. v. n gay kē log garib kyo Why are the villagers Poor? 
अधिकतर adhiktar (Adv) mostly 
उन un (Pro) (oblique form of ve* 
*they?) 
उन की un kr of them (their) 
आय ay (F.2) income 
खती khetr (F.1) agriculture 


14. WroXo : गाँवों के लोग अधिकतर 
किसान हैं उनकी आय 
का साधन केवल खेती है। 


14. g.p. : gavo ke log adhiktar ‘The villagers are mostly farmers 


kisan hag. un kt ay ka and their only source of income is 
sadhan keval khetr hae. agriculture. ` 


Cultural Notes 


Mostly in villages the word ‘ram - ram’ is used for salutation, 


1 
Most people in villages earn their liveli i 
3 2 ivelihood by agriculture. 
Being uneducated they know little about the latest य and the 
different types of agricultural implements. Now with the advent 0 
Independence, villagers are becoming more and more educated. 


The Agriculture Departments of the St G ini 
1 I ° ate G t them 
do Gi EXE Cone E nsi overnments are training 


SE puck Ess and roads are to be seen only in some progressive 

Hi h anole ae G F independence, There are Primary and Junior 

E Es EDEN very eight or ten villages, The people who wis 

S Eo gher education to their children, send them to nearby towns 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


NS ee a ———-- 


177 


Notes on the basic dialogues 


I. For expressing the purpose à लिए ke 196? is added after the 
noun, pronoun or infinitive : 


“Bring water to drink” 

pine kē lié pani 146 

(= to drink —for water bring) 

“He is going to play” 

khelné ke H€ ja raha hae 

[ = to play — for going is —(he) ] 

With infinitive को “६67 can come in place of ‘kē lie’ 

khélné kë lie jata hae 

or, 

khélné jata hae 

2. The pronouns for the persons addressed are : (for a single 
person) -ap , tum, tu; (for more than one person)— ap (1658) , tum (log). 


‘ti’ is used in addressing God, and occasionally very intimate 
friends. It may also be used in anger, or to express disrespect. 


‘ap’ is used in formal speech. It must be used for elders and 
in expressing respect. 


Note.—Foreigners are advised mostly to use ‘ap’. They should 
not use ‘tu’. 


3. When after completing an action, anotner action happens 
the verb of the first action comes in the bare stem form plus ‘kar’ 
or “kë (or ‘-karké’ rarely) e.g. 


khakar (having eaten) 
In the sentence—vah khana khakar dukan gaya 


(He went to the shop having taken meals). 


Word Study 
1. Some common greetings 


नमस्ते 


namasté—used among Hindus or among Hindus and Muslims, 


नमस्कार 


namaskar—used largely among Hindus. 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


178 


राम! राम! 


ram ramevillage greeting. 


आदाब अजं | 
adab arj—used among muslims or by Hindus to muslim; | 


सलाम 
salam (M.2)—used among muslims or by Hindus to muslim, 


सलाम आले FA 


salam-alé kum—(The literary form is 


1 'salàmun alae kum’) 
among muslims only. 


used | 


2. Numerals 31 to 40 


31 इकतीस iktis (A.2) | 
32 बत्तीस battis (A.2) | 
33 तेंतीस tis (4.2) | 
34 चौंतीस ८६605 (4.2) | 
35 पेतीस pitis (4.2) | 
36 छत्तीस chattis (A.2) | 
37 ada satis (4.2) | 
38 अडतीस adtis (A.2) | 
39 उनतालीस untalis (A.2) | 
40 चालीस calis (4.2) | 


1. Substitutional Drill (Simple) 


Instructor 


I live at the nearby village, 


में पास के (गाँव) में रहता हूं | 
mae pas kē (gay 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Mutha et जोश चा Academy 


Y 





Student 


179 


होटल hotal 
नगर nagar 
शहर shahar 
कमरे kamré 
घर ghar 
कार्यालय karyalay 
अस्पताल aspatal 
चिकित्सालय cikitsalay 
थाने thane 


2, Substitution drill (simple) 


Instructor 


How 


is that house? 


ag (मकान) कंसा है? 
vah (makan) kaesà hae ? 


Student 


लड़का ladka 
घर ghar 
स्नानगृह snangrh 
स्टेशन stēshan 
कार्यालय _ karyalay 
बच्चा bacca 
नौकर nagkar 
नगर nagar 
चिकित्सालय cikitsalay 


3, Substitution drill (complex) 


Instructor 


I carry the clothes to wash 


में ( धोने) के लिए (कपड़े ) ले जाता हूँ । 


mae 


C 


dhone) ke liye (kapde) le jata hu. 
In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy. 


«cadi 


Student 


pina dudh 
khana phal 
pahanna dhoti 
batna meva 
likhna post card 
bhéjna rupye 
padhna kitab 
badhna kapdé 
4. Substitution drill (complex) 
Instructor 
There is a thatch on it. 
(उस) के ऊपर (छप्पर) है | 
(us) kë upar (chappar) hae, 
Student 
is hotal 
hotal cikitsalay 
kamré snangrh 
bhavan thana 
nad pul 
sadak télifon 
saikil bacca 
sir tópr 
mathe bal 


5. Transformation drill 


Instructor 


lam coming from 


the nearby I h प ear 0 
city after reading. y ave come from the n 


City after attending my Schoo | 


म पास के शहर से पढ़कर आ रहा मैं पास के शहर से पढ़कर आया हूं | 


gl 
må aka kë shahar sē padh kar SPES Res A. 
a G8 icc Domain. Digtized by Muhuta e Plot hahanyse pad 


181 
Student 


tum pas kē nagar sé padh kar a rahe ho 
ladké pas ke hotal së roti khakar a rahe hae. 
ladki pas ke cikitsálay sé nikal kar à rahi hae. 
klark pas kē karyalay sē patr likh kar à SEES hae. 
sipahi pas ke cagráhe së ghtim kar a raha ee, 
ve pas ke gav sé dak bat kar à rahé hae. 


vē pas ke ghar sē padh kar a rahi hae: 


6. Substitution Agreement drill 





Instructor 


Four of these shop-keepers have come from nearby village 


इन में चार दुकानदार पास के (गाँव) से आय g । 


in mé (car dukandar) pas ke (gav) sé aye Hae. 


ic. 
Student 

das ladkiya shahar 

€k nagkar kamre 

do klark karyalay 

pandrah dakiye dakghar 

€k stri nagar 

€k bacca ghar 

tin sipahr thana 

do panc gram 


7. Conversation Response drill 
Instructor Glass 


Where are you coming from? We are coming from home, 


तुम-कहाँ से आ रहे हो हम घर से आ रहे हैं । 


Es mE 
tum kaha se à rahe ho? ham ghar sé à rahe hac 


ap kaha s€ 4 rahe hae? 
ladki kaha sē à raha hac? 


aorat kaha se à rahr hag? 
a - ४३४? 

a rahi hae: 

a 


Uu 
et 


agrate kaha Ta 
bacce kaha se rahe hae? 
babu log kaha se a rahe haé? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


es 


182 
thinédar kaha sé à raha hae? 
dakiya kaha së & raha hag? 
klark kaha sé & raha hae? 


(Give reasonable answer) 


8. Conversation Response drill 


Instructor 4 
What do you carry ‘on the donkey? 
इस TH पर घुम क्या ले जाते हो ? 
is gadhé par tum kya le jaté ho? 

Ist student 

I carry the clothes. 
मे कपड़े ले जाता Ë । 

. mi kapdé lē jata hi. 


Instructor र 
तुम रिक्शे पर क्‍या ले जाते हो ? 
tum rikshé par kya 16 jaté ho? 
and Student 
मे रिक्शे पर विद्यार्थी ले जाता हूँ । 
maé rikshe par vidyarthi lē jata hi. 
Instructor 
phal vala gadi par kya lē Jatà hae? 
kuli rel par kya le jata hag? 
dukandar dukān par kya le jata hae? 


ladkiya ghar par kya 16 Jatt hae? 
hindu samadhi par kya lē 1406 hae? 


9. Expansion drill 


दुकानदार आये Š । 
dukandar aye hae 
कुछ (कुछ दुकानदार आये ) 
kuch In Bea ho daas dáta ByBlutih%@shmi Research Academy 








183 
गाँव से (कुछ दुकानदार गाँव से आये & 1) 
gav sē (kuch dukandar giv sé aye hag.) 


पास के (कुछ दुकानदार पास के गाँव से आये हे r) 
pas kë (kuch dukandar pas kë gav sé aye Hie) 





10. Expansion drill | 
striya āyī hae. | 

hindu, ‘(Coroner NN ) | 
kuch (का यत ) | 
nagar. se (००० CUI ) | 
dur ‘LEC... s RR OE ) | 


11. Transformation drill 


Instructor 
I had gone for studying. I am coming after studying. 
में पढ़ने के लिए गया था I में पढ़ कर आ रहा हूँ । 


mie padhné kē liye gaya tha. mâ padh kar à raha hi. 
Student 
mae padhné kē liye gayi thi. 
tum likhné kë liye gaye the. 
tum likhné ke liye gayi thi. 
ham bécné ke liye gaye the. 
ham becnée ke liye gayi thi. 
vah kharidné kē liye gaya tha. 
vah kharidne kē liye gayi thi. 
vé nacné ke liye gayé the. 
vah nacné ke liyé gay! thi. 
dhobr dhéné ke liye gaya tha. 


Exercises 


1. Repeat the ordinal and cardinal numbers from 
31 to 40 as follows : 


इकतीस लड़के जा रहे Tl इकतीसर्वां लड़का जा रहा है | 
iktis ladke ja rahe hàé. iktisva ladka ja raha hae. 
बत्तीस लड़कियाँ जा रही है। — बत्तीसवीं लड़की जा रही है। , 


battis ladkiyac fà IRENPIBR@main DigtizebattisvhuladhmiJRestaRh Bageny 
14 -5CHD/70 


184 
2. Imagining yourself at an Indian village, Teviey 
the dialogues. 
A. गाँव में नाई क्या करता है ? 
A. giv mé nai kya karta hae? 
B. लोगों के बाल काटता है | 
B. lögð ke bal katt? hag. 
A. घुम क्या कर रहे हो ? 
A. : tum kya kar rahe ho? 
B. में कपड़े धो रहा हूँ । 
: mae kapde dho raha hu. 
: kya yah jhopadi hae. ? 


: jf ha, is ki divare kaccr hae. 


pU» 


. :gav mẹ adhiktar log kya karte hag? 
B. : gav mê adhiktar log khéti kartē दें: 


x 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पुनरावृत्ति पाठ 3 


punaravrtti path 3 


The aim of this revisional lesson is the same as of the two 
previous revisional lessons, No Basic Dialogues for Memorization 


are being given. The drills of various patterns are the same as in 
revisional lesson no. 2. 


I. Substitution drill 
| Instructor 


I have come. to visit this city after one year. 

में इस शहर में (एक) साल बाद घूमने आया हूँ । 

mig is shahar mé (ck) sal bad ghümne aya hu. 
Student 

pac 

nao 

terah 


(Continue with the interval of four up to thirty seven.) 


2. Substitution drill 
Instructor 
Why did you not bring the baby here to-day? 
आप आज (बच्चे) को यहाँ क्यों नहीं लाये ? 
ap aj (bacc) ko kyo yaha naht laye? 
Student 


bacco 
ladki 
ladkiyo 
bakriyd 
agrató 
striyo 


CC-0. In Public Domain. Digtized BY Muthulakshmi Research Academy 





a 


186 


Admiyd 
gadho 
klarkô 
vidyarthiyo 
sipahiy 
0656 
mitro 


3. Substitution drill 
Instructor 
These people never weigh right. 
ये लोग कभी ठीक नहीं (तौलते) । 
yë lôg kabhi thik nahi (taglaté). 
Student 
calna 
léna 
pina 
badhna 
khana 
uthana 
padhna 
likhna 
ginna 
nacna 
gana 
4. Substitution drill (complex) 


Instructor 
Not to-day, we shall certainly take hot milk at your home to-morrow 


आज तो नहीं, कल अवश्य हम लोग आप के घर 
aj to nahi, kal avashy ham log àp ke 


पर (गर्म) (दुध) (पियेंग) 


(piyege) ghar par (garm) (du dh) 
Student. 
thandi roti ed 
garm püdiya khana 


CC-thedaiblic Domain Didiaejagy Muthulakshmi Resear d ademy 


karna 





187 


chote phal léna 
kuch kafr pina 
phikt cay cahna 
mitha rayata pina 
sab kitabé padhna 
kuch patr likhnā 
chathā upanyās padhna 
nava path padhna 
5. Substitution drill (complex) 
Instructor 
The bearers serve tea. 
(3x ) चाय (दिया) करते हैं à 
(baerē) (cay) (diya) karte hae. 
Student 
klark patr likha 
vidyarthi pustaké padha 
musalman pajama pahna 
hindi dhóti badha 
ham cay piya 
hindi puja kiya 
baccé dudh piya 
कवळा kapdé dhoya 
luhar phavde banaya 
bajaj kapdé beca 
dakiyé dak bata 


6. Substitution drill (complex) 
Instructor 
Last evening they were going towards the city from the nearby village. 
वे (कल शाम) पास के (गांव) से (शहर) की ओर जा रहे थे। 
vē (kal sham) pas ké (giv) sé (shahar) ki or ja rahe the. 
Student 258 
aj pratah karyalay thané 3 
kal dopahar bajar lal kile 
= ried ` d l 
aJ &8%@V@YIfñ Public Dore C Rized by Muthulakstimt Research Academy 


45 


arcta fiat 


188 


kal rat dak ghar cikitsalay 

ai dopahar hótal ghar 

kal pratah mandir nadi 

aj ath baje phuhar samadhi 

kal do bajé gram nagar 

aj sham car bajé ajayab ghar kutub minar 

kal dopahar cagrahe aspatal 
bàrah baje 


7. Transformation drill 


Instructor 


These people used to live with These people live with pomp 
great pomp and show sometime and show even to-day 


ago. 
य लोग कुछ समय पहले बड़ी शान से ये लोग आज भी बड़ी शान से रहते 
` रहा करते थे । gl 
0010४ pahle badi shan së raha yē OE. aj bhi badi shan sé rahte 
| Student 


mag pahle bagi shan sé rahā kartā tha. 
ham pahlé badi shan së raha kartē thé. 
mă pahlé badr shan sé raha kart thi. 
tum pahlé bagi shan së raha karte the. 
tum pahlé badr shan sé rahā kart; thi ~ 
vah pahlé badi shan sé raha kartā tha. 
vah pablé badi shan sē rahe kart? thr. 
ve pahlé badi shin sē raha kartē the, 

ve pahlé badi shan së raha karti thy 


videshi log pahl 
CC-0 Au lic Bonin Benes by RBBRIG BE haha वजा éco; 


asta pahle badi shan sē Taha kartā tha 


189 


8. Transformation drill 


Instructor 


Oh, you are still sitting here 7 


अरे, आप अभी तक यहीं बैठ हें ? 
ars, Ap abhi tak yahī bacthé hag? 


aré, tum abhi tak sadak par hi 
khade ho. 

aré, yé ladké abhi tak rel me hī 
baethe hae 

ar, yah ladki abhi tak vahi ruki 
hag 

are, ve bakriya abhi tak maedan 
me hi khadr hae 

वाढे, yë gadhe abhi tak cagrahe 
par hi ruke hig 

are, ap log abhi tak kamré me hr 
baethe hig. 

.aré, ye agrte abhi tak dibbe me 
hi cadhr hae 

aré, ye 0300 abhi tak udhar hi 
baethe hie 

aré vē sipaht abhi tak caorahe 
par hi khade haé 


aré, ham log abhi tak ajayab ghar 
me hi ruke haé. 


Oh, how long would you remain 
sitting here? 


अरे, आप यहाँ कब तक do रहेंगे ? 


are, ap yaha kab tak baethe 
rahegë ? 


9. Substitution Agreement drill 


Instructor 


You will not goto your home to-day? 


आज (तुम) अपने (धर) नहीं जाओग । 
aj (tum) apne (ghar) nahi jaoge. 


Student 
vidyarthi 
vidyarthi log 
ham 


x 
gav 
shahar 


cc a us en nagar 
-0. In PuAR Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ES 


190 


ap log mandir 
mae karyalay 
_ vah dost kë ghar 
NE mitr kë grh 
agratë park më 
vah ladki pas kē park mz 
bagra hotal 
klark log karyalay 


10. Substitution Agreement drill 


Instructor 
His friends have come to embrace him at his home to-day 
आज (उन) के घर पर (उसके) (दोस्त) गले मिलने आये हे । 
aj (un) ke ghar par (us ke ) (dost). galé milnë aye hae, 


Student 


smith mera mitr 

ap k us kr dost 

hinduo un kë mitr 

us à us ka naokar 
musalmano un kë dost log 
ladkiyo un ki mitr 
thanédar thanë ke sipahi 
ladke mērā videshi mitr 
sab sab ke dost 

gram pradhan gàv ke panc log 


11. Substitution Agreement drill 
Instructor 


Please sit here for a while, T will arrange my things just now. 


आप थोड़ी देर यहीं बेठिय, (में 
2 अभी अप' 5 v 
ap thodi der ya ) ना (सामान) संभालती हूँ । 


Student 9 
ham 
ladka kapdé - 
ladkr pustake 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Reseakifalo&demy 


basthiē, (mag) abhr apna (siman) Sbhālt hà 


eS a >... 





191 


Ge dhotiya 
vidyarthi log patr 
baera kamra 
gramin i jhopadiyà 
klark log káryalay 
ven ghar 
ve dukan 
12. Conversation Response drill 
Instructor Class 
By what time will the Mathura It will arrive at fifteen to two. 


bound train arrive? 


मथुरा जाने वाली गाड़ी कव तक वह दो वजने में पंद्रह मिनट पर 


आयेगी ? आयेगी । 
mathura jane vali gadi kab tak ayegi? vah dd bajné më pandrah minat. 
per ayégi. 
Agra jane vala taga kab tak jayega? vah sham ko jayega. 


khana khane valé dost kab tak baethegé? 

bidla mandir jane vali bas kab tak rukegi? 

jhagdé tay karné valé log kab tak rukegé? 

giv jane vali ladkiya kab tak ayegi? 

vah upanyas padhné vali agrat kab tak padhegi? 

yë puja karné vale log kab tak khade rahege? 

vē rang phekné valé ladke kab tak rang phekége ? 
yah phal bécné vala dukandar kab tak phal bécega? 


13. Conversation Response drill 


Instructor 
Do you take cold meal? 
आप ठंडा भोजन तो नहीं खाते? 


ap thanda bhojan to nahi khate? 


Ist student 


No sir, I do not like cold meal. 


जी नहीं, मुझे ठंडा भोजन पसंद नहीं है 


2 
ji nahi, mujhe thanda bhojan pasand nahi hag. 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


192 


Instructor — 
आप गर्म aW तो नहीं पीते ? 


ap garm dūdh to nahi pité? 


2nd student 


जी नहीं, मुझे गर्म दूध पसन्द नहीं है । 


ji nahi, mujhé garm düdh pasand nahi hae. 


Instructor 


~ 


ap thandi cay to nahi pite? 

ap mitha rayata to nahi pite? 
ap phiki cay to nahi pite? 

ap halke rang to nahi cahté ? 


ap gahra rang td nahi 
ap kacce phal tō nahi pasand 
ap dharidar kapda to naht 


cahte? 
karte? 
pahante? 


ap sasti cije to nahi kharidte? 


ap purani saikil par tō nahi 
(The student may answer at the 


cadhte ? 


next turn with yes, i.e.) 


जी हां, में ठंडा भोजन बहुत पसन्द करता हूं । 
jr ha, mie thanda bhojan bahut pasand kartā hu. 


14. Conversation Response drill 


Instructor 


Why did your foreign friends not 
come to visit Lucknow this year? 
आप के विदेशी दोस्त इस वर्ष लख- 
नऊ घूमने क्यों नहीं आये? 
ap ke videshi dost is vars lakhnau 
ghimne kyd naht aye? 
ap ka nagkar pichle mabine di 
dene kyó nahi aya ? ae 
&p kr ladkiath din së padhné kv 
nahi ayi? aw paq] 
ap kā drāivar pichlē saptāh 
ap ke vidyarthr pandrah din 


Class 
They mostly stay out these days 


आज कल वे अधिकतर बाहर Tete! 


ajkal vē  adhiktar bahar rahté 
hae. 

ājkal vah adhiktar bahar rahtá 
hae. 


के vah adhiktar bahar rahti 


ac. 
~ 


khanà khané kyS nahi aya? 
58 padhne 


cc-o SPP Micra opnatalpy एफ वाप Resto Reon aye? 


yO nahi ayi? 





193 
ap kā baccd pichlé haft& cay pins kyŠ nah¥ aya? 
ap ke ladkē is vars mathura kë mandir dékhné kyd nahi aye? 
ap ki agrtÜ kal düpahar ajayabghar ghümnë kyŠ nali af? 
15. Expansion drill 
dhobi kapd& lē ja raha tha. 
mp kā (ap ka dhobi kapdé lē ja raha tha.) 
dhoné kë lie (ap ka dhobi dhënë ke lié kapdé lē ja raha tha.) 
gadhe par (ap ka dhobi dhoné ke lie gadhe par kapdé lē ja raha tha) 
kal sham (kal sham ap ka dhobr dhone ke li& gadhé par 
kapdé 16 ja raha tha.) 
16. Expansion drill 
naokar dudh lē ja raha tha. 


üp ka (oo, ल ) 
bitne ke WEN (rise sisi UT aaa ) 
saikil par (.................. ) 
kal shim (................... ) 


17. Expansion drill 
tum log padhte ho. 
pustakf (tum 168 pustaké padhté ho.) 
kaest (tum log kagsi pustake padhté ho?) 
ghar par (tum log ghar par kaesi pustake padhte ho?) 
apne (tum log apne ghar par kagsi pustaké padhte ho?) 


aj kal (tum log apne ghar par a kal kaesrpustake padhte ho?) 


18. Expansion drill 
ap log likhte ho. 


patr (७००००४०००००००००००००००००० ) 
kaesé (....-..---------"०-“`° ) 
karyalay me((......... s.s... ) 
apne (..००००५००००००००००*००० ०८००५ ०५९ ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
aj kal(.............. ०-०-०० 


194 


19. Transforma tion drill 
Iam very happy to-day having I feel great happiness 


t 
spoken Hindi. having spoken in Hindi. day 
मैं आज हिन्दी बोल कर बड़ा प्रसत्त मुझ को आज हिंदी में बोल कर बही 

हूँ । प्रसन्नता है । ; 

maé aj hindi bol kar badā mujh kë àj hindi më bol kar bagr 

prasanna hu prasannata hae. v 
Student 


vidyarthr aj agréji padh kar bada prasanna hac 
ladkiya aj bagla likh kar badi prasanna haé 
naokar &j tamil samajh kar bada prasanna hae. 
baerà &j telugu bol kar Dada prasanna hae. 

vé &j cinilikh kar badë prasanna hae. 

vah aj sanskrt padh kar bada prasanna hae. 

ladke aj marathi samajh kar badge prasanna hae. 
tum aj arbi bolkar badé prasanna ho. 

tum aj panjabilikh kar badi prasanna ho. 

ham aj urdu samajb kar bagi prasanna hig. 


20. "Transformation drill 


I do not know, why are these I cannot say, why do they 
people doing so ? do so ?. 


में नहीं जानता ये लोग एसा क्यों में नहीं कह सकता, वे लोग ऐसा 


कर रहे ë ? क्यों करते ë ? 
ma¢ ,nahi janta, ye 16 à 
66 kar rale hif g aesa maé nahi kah sakta, vē log १५ 


kyo karte haé ? 
ham nahi janté, vah admi ३65६ kyo kah raha hae? 
tum nahi janté, vē ladkiya aes kyô likh 7०01 020? 
vah nahi janta, vē aesa kyo cah rahe hae ? 
vé nahijante, ham log aes kyogarahe hae ? 
hindu nahi janté, ए aesa kyo pahan rahe hae ? 
thanédar nahi janta, vah aşsa kyo bol raha hae? 
sipahr nahi janté, saikil val aesz kyo sama " ui hae ? 
ma nahi janti, vah aorat aesa kyo WE? 


८८ Granum tijat नाल d i 


195 

Exercises 
. Wh 
1. What would you say to...... when you ask. 
(i) On which crossing should I take turn ? 
(ii) Will you please stay at my home for one day ? 
(iii) Is Mr. Robert in the room this time ? 
(iv) Can you speak English easily ? 
(v) What do the people do more on the Holi festival ? 


2. What would the Gram Pradhan reply when you 
ask him— 

(i) Who are these five men? 

(ii) What do the village farmers do usually ? 

(iii) What do the pancha do in panchayat ? 

(iv) Who does make the wooden things ? 

(v) Why are the village people poor ? 


3. Rapid response. 
(i) hindü log kah& puja kartē hig? 
(ii) musalman aorte kya pahanti haé ? 
(iii) dhobr gadhe par kya lē jata hae ? 
(iv) bharat mé kis hath par calté hae ? 
(v) holr ke tyohar par kya karte hae ? 
(vi) jhSpadiyS kr divaré kagsi hott hag ? 

(vii) uttar pradésh kr rajdhani ka kya nam hap ? 

(viii) bharat ke rastrpati kaha rahté hie ? 
(ix) kya ap log meva pasand karte hae ? 
(x) dakiyé lógkitnr bar dak baste hay ° 


4. Review the following conversation. 
| एक दोस्त d बातें Ë 
ek dost sé bate 
A. आदाब अजे | 
A. adab arj. 
B. आदाब अजंदोस्त, तशरीफ रखिए, खाना खाइए | 
B. 6060-87" 8ste ऽश्मा. ERE: ARR et Research Academy 


196 


A. मैंअभी खानाखाकरहींआरहाहु। 
më abhi khana khakar hia raha hu. 


A 

B. कुछ तो खाइए ही, आज हम लोगों की ईद है 1 

B. kuch to khiie hi, aj ham 1686 kiid hae. 

, थोड़ा पुलाव लूँगा | हिन्दुस्तानी खाना बहुत पसन्द करता हूँ । 


théda pulàv liga. mig hindustani khana bahut pasand karta hif 


थोड़ा और लीजिए | इन चीजों में हलका मीठा है । 


पाठवद्र aor lijiyé.in cījô me halkà mitha hae. 


Dw >> 


5. Give the following suggestions to your companion; 


(a) Please sit here, till I return from the hospital. 
(b) Please do not move, it will bleed more. 
(c) You should take fruits only, do not take bread. 


(d) I want that youshould not step in the train. 


(e) You should inform the Police Inspector also. 


6. Imagining yourself in a market, how would you 
say to different shop keepers : 


(i) Do you sell Tamil novels ? 

(ii) What is the price of that lined cloth ? 
(iii) Ido notlike dark colours, please show light ones. 
(iv) Where is the fruit seller’s shop ? 

(v) Are you weighing more ? 

(vi) Do you sell dry fruits too ? 


file show mele good cloth for kurta 


(viii) Give me half a kilo of vegetables. 
(ix) Oh, you poured Sugar in the milk 


(x) I like Indian puries, r 
j ayat: ive me 
CC-0. In PEBRSDANSRABARONS by Muta. sere ge tables» Ie E 


;I donot take it. 


SS 


197 


7. Fill up the blanks with appropriate words given 


in the bracket. 


(ap, hī, -par, dhoné, ki Ae, 
ladkiyð, bahut) Ds 00. 
(a) ap. aaa aa së milna cahte............ 2 

= nee’ = = > E 
(b) is E hie hamaré dost............ bharat eee holi dekhné 
(c) yah vidyarthi pas ké........ sé padh........ a raha hae. 
(d) in........ ka nacna........ accha hae. 

v 


(e) vah gav ka dhobr gadhē par. .... kē lie kapde lē jata hae. 


(f) aj ham log  ghumne ke lie........ sé maedan 


hi calege. 


8. What do you know about Hindi. A quiz with ten 
questions of wrong Hindi construction with correct 
English translation is being given here. Every student 


is required to correct all 
minutes. 


Compare your answer 
instructor. 


1. musalaman log id ki tyohar 
bada shan sé manaté hae. 


2. giv kepanc lƏg adhiktar 
khat par baeth kar jhagdé 
tay karti hae. 


3, vah ladkiya lal kila dekhne 
paedal hi ja raha hae. 


£ - = ah n 
4. ikkisva, cagvisva, satrahva, 
: “> oF. sga 
tisva, tetisva, chabbisva, 

= 


these mistakes within ten 


with the correct list with your 


The Mohammadans celebrate the 
Id with great grace. 


The village panchas mostly settle 
the disputes while sitting on the 
cots. 


Those girls are going to see the 
Red Fort on foot. 


Twenty first, twenty fourth, twenty 
seventh, thirty, thirty third, 
thirty sixth, thirty ninth. 


G tali va. " " 
Gg IAS Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


198 


5. ham roti pit& aor cay 
khate hae. 

6. rel gadika nica á kar us kr 
tag tut gaya. 

7. yah mērā pustak bahut 
bhara hae. 

8. tage vala apnidahiné hath 
par riksha cala raha tha. 

9. maé pichlé mahiné Uttar 

pradésh ki rājdhānī Lakh- 

nau jauga. 


10. klark log karyalayo mê 
likhta aor padhté 146: 















We eat bread and | te 
à, 


Having come under the tr; in his 
leg broke. p^ 


This blue book is very heavy 


The tongaman was driving the 
tonga on his right hand, 


Ishall go to see Lucknow the 
capital of Uttar Pradesh, next 
month. 


Clerks write and read in the ` 
offices. 


APPENDICES 


Classroom Instructions 


1. krpaya sunie. 4 Please listen. 

2. krpaya kahie. Please say (it). 

3. krpaya phir kahie. Please say (it) again. 

A shr sona . phir kahié 1४10: sa , please say (it) again. 
5. kumari....uttar dijié. Miss ti please answer. 


6. krpaya ap hindi m$ bolie Please, speak in Hindi. 
7. shri... .agréji mé nabolie  Mr..... please don't speak in English. 
8. krpaya apni pustak kholi¢ Please open your book. 


9. krpaya apni pustak band kijie Please close your book. 


10. kumari....,apni pustak me Miss....,please look at your book 
dékhie ç 

11. shrr....,highr bolié ४२८०००००90 please speak fast. 

12. shri... .,dhiré bolic Mr.....,please speak slowly. 

13. kumari.... jor sé bolie Miss. . . . please speak loudly. 


14. kumārī. . . .,krpaya dhyan Miss. . . .,please pay attention. 


dijie : 
15. krpaya ëk hī vyakti uttar dē Please, say (it) one person at a 
j time. ` : 
16. krpaya sab ck sath bolie Please say in chorus. 
17. krpaya shri... .kumári.... Mr...... please ask Miss. . - 


sé Quchie 4 neo. 
CC-0. In Public Domain. ol Muthulakshmi Research Academy 
15—5 C H 9170 : 

























200 
GREETINGS AND USEFUL PHRASES 
For memorization 


1. (on arrival of someone) 


aie shriman J1 
aie mistar Please come. 


aie janab 






2. (on meeting and on departing) | 
namaste good-morning/good-evenin 
namaskar goodnight 8/goodbye/ 


3. (on meeting) _ 
kahie ap kagse hag? How do you do? 
kahié kya hal-cal hae? í 


4. (reply to above) 
sab thik hag Allright./ O.K. 
krpa hae 
meéharbani hae 


p 5. (Acceptance) 
i jiha Yes, Sir. 
hà ji 


6. (Refusal) 


Ji nahi | No, Sir 

7. dhanyavad - Thanks 

8. kem jie Excuse me. 
maf kijie 

9. mujhe khed hag Sorry. 


mujhé afsos hae 


10. krpaya/krpa kar ke/ 


meharbani kar ke Please (speaker requesting Som" 


one or offering something) 
Svagat hae You are welcome. 
Eon 

The correct list of the Revision] Lesson NON 


201 


(e) kal ladkiya dilli kë prasiddh sthan dékhné ja&gi. 

(f) ath, nào, das, gyarah, barah, térah, caodah, pandrah, solah, 
(g) ap rastrapati bhavan dékhné bas sé ca ya taeksi se? 

(h) mandir me hindu log puja karte hie, 5 

(i) kya vah ladki mēvā bécti hag? i 

(j) adha darjan kele, sao gram badam aor do santaré dijie. 


The correct list of the Revisional Lesson No. 2 
, is kamré mé car khidkiya nag. 
. aj ravivar hae kalsomvar hoga. 
.mathurà krsn ki janm-bhumi hag. 
. pahla, dusra, tisra, ८६०५६, pac-va 
. chatha, sátva, athva, nava, dasva 
. lal, hara, pila, nila, kala, safed 
.sipáhi log cagrahé par khadé hote hae. 
. vah ladkr apni pustak padh rahi hac. 
9. kal ham bidla mandir dékhne rikshe sē jaege. 
10. bacc® kë mith sē rakt nikal raha hag. 


०० -3 ०५ ta b t Ny 


The correct list of the exercises in Revisional Lesson 
No. 3 i 3 
Exercise No. 7 

(a) ap kis sē milna cahté hae? 

(b) yë hig hamare dost, ap bharat kr holt dékhne aye hae. 

(c) yah vidyarthi pas kê nagar s€ padh kar a raha hae. 

(d) in lagkiyo ka nacna bahut accha hag. xa 

(e) vah 830 ka dhobr gadhe par dhone ke lie kapdé le jata hae. 

(£) aj ham log ghumné ke lie ghar sê maedan tak calege. 


Exercise No. 8 die 
. musalman log id ka tyohar badi shan sé manáte hag. vens 

. gav kë panc log adhik tar khát par baeth kar _jhagde tay karté hae. 

. vē ladkiya lalkila dékhné _pagdal hi ja rahi hag. _ M 

. ikkisva, cagbisva, sattaisva, tISVA, tétisva, chattisva, untalisva 

. ham 760 kháte agr cay pite, h _ 

. relgadr kē nice à kar us ki tag tut Bayi. 

yah nili pustak bahut "bharr hae. MASA 

. tagé vala apne dahiné hath par taga calaraha GIES a 

. mae aglé mahipe utter pradésh ki rajdhani lakhnau jauga. 

. klark log karyalayo omaigad pypadhntiakbagi Ree den TN 


Ca d» Q ७७ — 


SIND 


= 





हिन्दी पाठमाला 
(भाग 2) 


HINDI PRIMER 


(BOOK 2) 


CC-0. In Public Domain. Digtpgd by Muthulakshmi Research Academy 





a a A CQ N 


= 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


पाठ 1 


फ़तेहपुर सीकरी के बारे में टेलीफोन पर बातचीत 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद 


. भारतीय--हलो ! आप कौन बोल रहे हैं ? 

. राबर्ट--मैं राब बोल रहा हूँ । आप कौन, सहाय साहब बोल रहे हैं ? 
. भारतीय--जी, नमस्ते राबटं साहब, कहिए क्या हाल चाल है ? 

. राबटं--सब ठीक Š | आप का क्या हाल है ? 

. भारतीय--ईश्वर की कृपा से सब ठीक ही है। कया कल कहीं गए हुए थे ? 

. रावर्ट--जी हाँ । कल एक गाँव चला गया था । बड़ा मजा आया d 


भारतीय--कया आज भी कहीं जाने का विचार है ? 


. राबटं--हाँ, इरादा तो है । कया आप चल सकेंगे ? 


. भारतीय--कहाँ चलिएगा ? 


राबटं--सोचता हूँ कि फ़तेहपुर सीकरी चला जाए, कंसा रहेगा ? 
भारतीय--बड़ा आनन्द आएगा | 


राबर्ट--देखने के लिए बहाँ क्या है ? 


भारतीय--सलीम चिस्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाज़ा, पचीसी कोटे, 
` जोधाबाई का महल तथा पंच महल आदि | 


e 
राबर्ट--किससे चलने का विचार है ? 


भारतीय--रेल ठीक रहेगी | प्रातः सचा आठ बज की रेल से चलकर 
शाम को साढ़े सात की ट्रेन से लौट आएंगे | 


राबर्ट--जैसा आप उचित समझें । नमस्ते d 


CC-0. In Public Domain. Digtiz2@6y Muthulakshmi Research Academy 


206 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
(Vocabulary and Translation of the Basic 


Dialogues) 
'मा० : भारतीय 
रा० : रावं 
फतेहपूर सीकरी (adto 1) Fatehpur Sikri 
वारे में (ste) about (with regard to) 
ami (स्त्री० 2) talk, conversation (colloquial) 
तेहपर सीकरी के बारे में टेलीफोन A talk ya the Telephone ab 
B s - (atripto) Fatehpur Sikri. p^ 


1. भा०: हलो, आप कौन बोल रहे 
2 


Puy 


सहाय साहब (पु०2) 

2, Wo : में राबर्ट वोल रहा हूँ । 
आप कोन, सहाय साहब 
बोल रह ? 

हाल (qo 2) 
हालचाल (पु० 2) 

3. भा० : जी, नमस्ते रावटं साहव | 

कहिए क्या हालचाल 


है? 
4. Wo: सव ठीक Š | आपका क्या 
हाल है ? 
ईएवर (Te 2) 


ईश्वर की कृपा से 
गए हुए थे 


5. भा० : ईश्वर की कृपा से सव 
ठीक ही है । कया कल 
कहीं गए हुए थे ? 

चला जाना. (क्रि०) 


Hello, who is speaking ? 


Mr, Sahay (name of a person) 


I'm Robert speaking. Are you Mt. 
Sahay speaking ? 


condition, state, health. 


condition (colloquial) 


Yes, Namaste, Mr. Robert. 
? 


Hello, how do you do ? 


Everything is fine. How do youdo! ` 


God 
by God's grace 
had gone 


By God's grace everything E 
allright. Had you gone-anywhe 


yesterday ? 


to go away 


मजा To 
CC-0. In Public Domain. ted), MuthulakshRl RESLA Eh Academy 


LA > 


6. रा० : जी हाँ । कल एक गाँव 


चला गया था । बड़ा 
मज़ा आया। 
विचार (पु० 2) 
7. भा० क्या आज भी कहीं जाने 
का विचार है ? 
इरादा (पु० 1) 
चल सकता 
8. Wo : हाँ, इरादा तो है। क्या 


आप चल सकेंगे ? 


9. Mo : कहाँ चलिएगा ? 


सोचना (क्रि०) 
कि (संयो०) 

10. to : सोचता हूँ कि फ़तेहपुर 
सीकरी चला जाए, केसा 
रहेगा ? 

आनन्द (पु० 2) 


11. भा० : बड़ा आनन्द आएगा | 


12. to : देखने के लिए वहाँ क्या 


2? 


सलीम चिस्ती 

मकबरा (पु०1) 

बूलन्द (वि० 1) 
बुलन्द दरवाज़ा (Te 1) 

पचीसी कोटे (पु० 2) 

जोधावाई 

पंच महल (Te 2) 
तथा (sito) 


207 


Yes, yesterday (I) wentto a village. 
The trip was very enjoyable. 


idea 


Are you thinking of going some- 
where to-day also? 


intention 


to be able to go 


Yes, I do propose. Will you be 
able to accompany me? 


Where will you go ? 
to think, consider 


that 


I think of going to the Fatehpur 
Sikri, What do you think ? 


pleasure, joy 

It would be very pleasant. 
What are the worth-seeing things 
there ? 

Salim Chishti (a man) 
tomb 

great, high 

Buland Darwaza 
Pachisi Court 

Jedhabai (a lady) 
Panch Mahal 


and 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


f 


208 


- The tomb of Salim Chisti 
13. भा० : सलीम Fut की Sep Buland Darwaza, the E^ the 
बरा, बुलन्द दरवाजा, Court, the palace of Joa 
पचीसी कोर्ट, जोधाबा ई and Panch Mahal and others, abai 
का महल तथा पंच महल 
आदि i 


b hich conveyanc 
किससे y which conveyance 


14. रा० किससे चलने का विचार How shall we go there ? 
` ? 


सवा one and a quarter 
सवा आठ बज (at) eight fifteen 
साढ़े and a half 

साढे सात seven and a half 
साढ़े सात बजे (at) half past seven 
ट्रेन (स्त्री० 2) train 

लौटना (fo) to return 


15. भा० : रेल ठीक रहेगी। प्रात: The train will be suitable. Going 
~ by the eight fifteen morning 
सवा आठ बजे की रल से train, we shall return by seven 

चलकर शाम को साढ़े 


R thirty evening train. 
सात की ट्रेन से लौट 


आएंगे | 
जैसा. (fto 2) as 
समझना > (f&o To) to think, consider 
उचित (वि० 1) Proper, right 


16. Wo :जेसा आप उचित समझें। As you think proper, 
नमस्ते 


Namaste, 


Cultural Notes 


Thirty seven kilo meters from A ikb 
im Chisti (2 r gra b She! 
Salim Chisti fore told the birth of a sonto Akbar the orent Empeto 
DS the Sy Wat Mr fo a token of thanks giving. Within fifty 
So to this day it has remained a ci < ofan adequatesupply of water 27 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Mths 1७४७४ gransheur. 


rrr 


209 


The great mosque, containing Salim Chisti’s to 

a screen of lattice work and a canopy inlaid with aoe Rasa sa x 
magnificient gateway, the Buland Darwaza, described by Fergusson as 
Noble beyond that of any portal attached at any mosque in India, per- 
haps in the whole world”. In the Pachisi court laid out in red sand 
stone squares, Akbar used to play chess with the slave girls as pieces. 


Jodhabai was the queen of Akbar who gave birth t hangir. Th 
Panch Mahal had five storeys. s B PRT 


आधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
NOTES ON THE BASIC DIALOGUES 
1. In English words are mostly formed either by adding a suffix. 
(or prefix), e. g. man : man-li, good : good-ness, or by compounding 


another word, e. g. taxi : taxi-driver. In Hindi, we have an additional 
wordformational process. Itis repetition of the word itself. घर में: 


“jn the house” but घर-घर में “in each and every house (a distri- 
butive sense). कम. “1659”, but कृम-से-कम "least". These are cases 
of complete reduplication. Cases of partial reduplication are 


बातचीत (बात--चीत) हालचाल (हाल--चाल) 


2. In Hindi fractions are expressed either (a) by single words or 
(b) phrases, 


(a) l चौथाई 
+ आधा 

3 पौन 

1३ सवा 

13 3€ 

23 ढाई 


1 t i ber (greater than one) 
hen added to an integral num! 
is DUA “py the phrase qat+the integral number. 


21 q+ A= दो 
31 सवा--तीनच्च्सवा तीन 


41 wat Pare = eal चार 
number (greater than two) 


i lr 
Git when added to an m ^£ integral number. 


isexpressed bythe phrase साढ़े Tide i 
31 साढ़े dme तीन 
4i साढे+चारन्ञसाइ चार 
51 साढ़े --पाँच--साढ़ पांच 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


210 


(iii) ३ when added to an integral number is expressed by the phrase | 

पौने + the next higher integral humber. | 
1$ पौने--दो (next higher integral) — दो | 
23 पौने--तीन (next higher integral ) =पौने तीन 


33 पौने --चार (next higher integral ) ==पौने चार 


3. In Hindi the common subordinate conjunction (the counterpart 
of ‘that’ in sentences, (“He said that Mohan would come") is कि 


“उसने कहा कि मोहन आएगा” bas two clauses 'उध्षने कहा' and 'मोहन आएगा' 
and it is conjoined by कि 


4. ईश्वर की कृपा से, आप की कृपा से etc. are the phrases used in 
formal talks while telling about one’s health or welfare. 


शब्दावली अध्ययन Word Study 


1. शली-गत विकल्प stylistic alternants 


हिन्दी उद्‌ 
आनन्द मजा pleasure | 
विचार ख्याल idea 


2. 41-50 तक fafat Numerals 41 to 50 
41 इकतालीस (वि० 2) 


42 बयालीस (fao 2) 
43 aaa (fao 2) 
44 चवालीस (वि० 2) 
45 पँतालीस (वि० 2) 
46 छियालीस (fro 2) . 
47 सेतालीस (fo 2) 
48 अड़तालीस (वि० 2) 
49 उनचास (वि० 2) 


50 पचास (वि० 2 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








3. वर्ष के महीने 


जनवरी 
फरवरी 
मार्च 
अप्रेल 
मई 

जून 
जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


211 


Months of the year 


4. अतिरिक्त क्रिया शब्द 


उगना 
उड़ना 
उछलना 
उबालना 


1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 


निर्देशक 


January 
February 
March 
April 
May 

June 

July 
August 
September 
October 
November 


December 


Additional verbs 


(fo अक० ) to grow 
(fo अक्क०) — to fly 
(fo amo) — tojump 
(क्रि० सक० ) to boil 
अभ्यास ^ 
(Drills) 


(Instructor) 


What is there to see ? 


वहाँ (देखने) के लिए क्या है ? 


छात्र (Student) 


खरीदने 
बेचने 


(Substitution Drill: 


simple); 


सुनने A 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


212 


कहना 
पढ़ना 
लिखना 
देना 
खाना 


2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) (Substitution Drill : Simple) 
निर्देशक (Instructor) 


The ‘Railway train will be suitable. 
(रेल) ही ठीक रहेगी । 
छात्र (Student) 

टेक्सी 

मोटर 

बस 

गाड़ी 

साइकिल 

ट्रेन 


3. प्रतिस्यापनीय अभ्यास (सिश्र) (Substitution Drill: Complex) 
निर्देशक (Instructor) 


Going bythe eight fifteen morning train, we shall return by seven 
thirty evening train. 


प्रात: (सवा आठ) की रेल से चलकर (शाम को साढ़े सात) की ट्रेन से लौट 
आएंगे । | 
छात्र (Student) ^ 


साढ़े आठ pr ` दोपहर 

SM सवरे सवा नो 
पौने सात रात को नौ 
HIS दोपहर को डेढ़ 
साढ़े नौ दोपहर को ढाई 


CC-0. In Bt BR main Digtized by MuthulakshnsyRepegpeypepdemy 


213 
4. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) (Substitution Drill: 


Complex) 
निदेशक (Instructor) 
Thad gone to village yesterday. 
में (कल) (गाँव) चला गया था | 
छात्र (Student) 
परसों स्टेशन 
सवेरे कार्यालय 
प्रात: स्कल 
दोपहर Wc 
शाम बाजार 
रात अस्पताल 
कल थाने 
5. ख्पान्तर्ण अध्यास (Transformation Drill) 
` निर्वेशक (Instructor) Bla (Student) 
I had gone to a village yes- Ihad gonetoa village yesterday. 
terday. 
में कल गाँव गया था | में कल गाँव गया हुआ था । 
मेकल वहाँ बैठा था । 


में परसों वहाँ सोया था | 

मकल थाने में बैठा था | 

वह्‌ सिपाही कल मेरे घर आया था | 

डाक्टर कल चिकित्सालय से बाहर गया 
था । 

थानेदार परसों कार्यालय में बैठा AT | 


6. रूपान्तरण अभ्यास (Transformation Drill) 
निर्देश (Instructor) छात्र (Student) 


He had gone tothe 
terday. 


वह कल शहर चला गया था | 
र वह कल Rripa pemain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


city yes- He went to the city yesterday. 


वह कल शहर गया हुआ AT 1 


214 


वह परसों थाने चला गया था | 

वह आज स्टेशन पहुँच गया था | 

वह सवेरे चिकित्सालय चला गया था । 

मनोज कल रात अशोक होटल पहुँच गया 
था d 

मे तो यहाँ परसों ही आ चुका था | 

राबर्ट वहाँ प्रातः पाँच बजे पहुँच चुका 
था । 


7. प्रतिस्थापनोय अन्वय अभ्यास (Substitution Agreement Drill) 


निर्देशक (Instructor) 
It is Robert speaking. 
(मे) (xmi) बोल रहा हूँ । 
छात्र (Student) 


हम लड़के 
हम लड़कियाँ 
हम विद्यार्थी 
q -, 1 शोभा 
हम बच्चे 
मे प्रेमचन्द 


8. प्रत्युत्तर अभ्यास (Conversation Response Drill) 


निदेशक (Instructor) (ES 
Wi ? a . " z 
` speaking P Mr. Sahay Yes sir, it is Sahay speaking. 


आप कौत, सहाय साहब बोल रहे हैँ? जी, में सहाय बोल रहा É | 
आप कौन, सहाय साहब बोल रहे हें? 

आप कौन, राबर्ट बोल रहे हैं ? 

आप कौन, मिसेज सहाय बोल रही हूँ ? 

आप कौन, मिसेज रावटं बोल रही हे? 

आप्यत; भी ierra UALR utnutakshm Research Am 


— 








215 
आप कौन, श्रीमती प्रेमचंद बोल रही हैं? 
आप कौन, कुमारी शीला बोल रही है ? 
आप कौन, डाक्टर मनोज बोल We? 


9. प्रत्युत्तर अभ्यास (Conversation Response Drill) 


Gsm (Instructor) 
Where would you go ? 
कहाँ चलिएगा ? 


प्रथम छात्र (Ist Student) 
I think that it is better to visit Fatehpur Sikri 

सोचता हूँ कि फतेहपुर सीकरी चला जाए । 
निदेशक (Instructor) 

कहाँ dfsuur ? 
द्वितीय छात्र (2nd Student) 

सोचता हूँ कि गांधी पार्क में बैठा जाए । 
निर्देशक (Instructor) 

कहाँ पहुँचिएगा ? 
तृतीय छात्र (ard Student) 

सोचता हूँ कि जवाहर पाक तक पहुँचा जाए | 


निर्देशक (Instructor) 
कहाँ रुकिएगा ? कहाँ रुकिएगा ? 
कहाँ नहाइएगा ? 
कहाँ बैठिएगा ? 
कहाँ चलिएगा ? 
कहाँ पहुँचिएगा ? 


10. विस्तार अभ्यास (Expansion Drill) 
चला जाए | 
अब (अब चला जाए) 
गाँधी पाक (अब गांधी पाकं चला जाए) 


सोचता ( सोचता हूँ कि अब गांधी पार्क चला जाए) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


16—5C.E.D./70 


216 


11. विस्तार अभ्यास (Expansion Drill) 
रुका जाए | i 
अ ब ( ०2० 6 ó Q o O S O G oo a ) 
अशोक होटल ( ooooo oO d ० ००००० tee ) 
सोचता g कि ( Ó 0.0.6 0 00 4 to 6 ७ हू A ) 


12. रूपान्तरण अभ्यास (Transformation Drill) 


निर्देशक (Instructor) छात्र (Student) 


Would you like to go any Will you go any where to-day ? 
where to-day ? 


क्या आज कहीं जाने का विचार है ? क्या आज कहीं जाएँगे ? 
क्या कल कार्यालय जाने का इरादा ë ? 

कया परसों थाने जाने का ख्याल है ? 

क्या आज शाम पाकं जाने का विचार हे? 


क्या कल प्रातः देहली स्टेशन चलने का 
विचार ë ? 


क्या कल मथुरा की होली देखने का ख्याल 
? 


प्रयोग (Exercises) 


1. निम्नलिखित का अभ्यास कीजिए (Practise the following dialogues) 


अ--हलो, आप कौन साहब बोल रहे Š ? 
आ--में, राजेनद्र प्रसाद बोल रहा हूँ । 

इ--आप क्या डाक्टर साहब बोल रहे है? 
ई--जी, कहिए मेरे योग्य कोई सेवा | 

उ--एक तकलीफ़ देती हु, क्या यहाँ आ सकेंगे ? 
ऊ--हाँ, हाँ, क्यों नहीं ? क्या कोई बीमार है ? 
ए--हाँ, पिताजी के कान में दर्द है। 
ऐ--अच्छा में अभी आ रहा हूँ । नमस्ते। 


2. पूर्णांक बोधक संख्यायें 31 से 50 तक दो दो के अन्तर से दोहराइए । यथा 
इक्कीस-तेईस | (Repeat the cardinals from 31 to 50 by alternate 


ber ret 
ceo T Sube darent Bigtect}wentyicthinee Research Academy 





217 
3. आप हिन्दी में निम्न लिखित विचार 
(Express the following ideas 


(i) Youthink thatit 
tole 1t would be better to visit the Birla Mandir 


X प्रकट कीजिए । 
in Hindi) 


(ii) Having gone b the six thi i i 
by eleven He nigh y Sune EL dos 
(iii) What about you, let me know how are you ? 


4. आशु उत्तर (Rapid Response) 
(अ)--आप कौन बोल रहे £ ? 
(आ)--क्या हाल चाल है? 
(इ)--आप का क्या हाल है ? 
(ई)--क्या आप चल सकेंगे ? 
(उ)--किससे चलने का इरादा है ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 2 


पटना में अध्यापक से भेंट 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद (Basic Dialogues : For memorization) 
राकेश--क्या प्रोफेसर गुप्त जी घर पर हें ? 
नौक्कर--जी नहीं, वे यूनिवर्सिटी गए हुए हैं? बारह बजे के पश्चात्‌ आएँगे। 


राकेश --अच्छा, तो फिर में शाम को आऊंगा । उनसे कह देना कि आगरे से 
राकेश आया था | 


प्रोफेसर गुप्त--कहो राकेश कंसे हो ? यहाँ कब आए ? 


राकेश--कल आया था । हिन्दी प्राध्यापक पद के लिए कल साक्षात्कार है| 
में भी एक अभ्यर्थी हूँ । 


प्रो गुप्त--अब तक क्या कर रहे थे ? 


राकेश--एम्‌० Qo करने के पश्चात्‌ एक वर्ष लखनऊ सूचना विभाग में सूचना 
अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा था | उसके पश्चात्‌ कानपुर dle 
We वी० कालेज में एक वर्ष हिन्दी अध्यापन किया Š । 


Mo गुप्त--क्या अब और कुछ करने का विचार है ? 

राकेश--जी, विचार तो है । चाहता हूँ कि यदि विश्वविद्यालय में स्थान मिल 
जाए तो एक विषय में और एम० ए० कर लूँ । साथ ही पी-एच० 
डी० की तैयारी भी करता vea 


Sto eee तो अच्छे हे । अच्छा चलो पहले भोजन कर लो, फिर बाते. 
करेंगे । 


राकेश--भोजन तो में होटल में कर चुका हूँ, परन्तु आपका साथ देने के लिये 
कुछ खालूँगा। ' 


प्रो० p अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया Ë | अच्छा खीरं ही खा 


CC-0. In Public Domain. Digtized by 0५५७१ Research Academy 


| 
| 
| 
| 
j 


| 
| 


219 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


Vocabulary and Translation of the Basic 
Dialogues 


रा०--राकेश 
प्रो० गु०--प्रोफ्ेसर गुप्त 
नौ०--नौकर 


भेंट (स्त्री० 2) 


पटना में अध्यापक से भेंट 
1. रा०--क्या प्रोफ़ेसर गुप्त जी घर 
पर हूँ? 
यूनिवर्सिटी (ato 1) 
पश्चात्‌ (sto) 


2. नौ०--जी नहीं, वे यूनिवसिटी गए 
हुए हैँ ang बजे के 
पश्चात्‌ आएंगे |: 

तो फिर (संथो०) 


कह देना 


3. रा०--अच्छा, तो फिर में शाम को 
आऊँगा | उनसे कह देना 
कि आगर से राकेश आया 
था । 


4 Sto गु०--कहो राकेश । कँसे 
हो? यहाँ कब आय ? 


5. रा०--कल आया था | हिन्दी 
प्राध्यापक पद के लिए कल 
साक्षात्कार है। में भी 
एक अभ्यर्थी हूँ । 


Mr, Rakesh (name of person) 
Professor Gupta 
Servant 


meeting 


Meeting with a teacher at Patna 


Is Professor Gupta at home ? 


University 
after 


No sir, he has gone to the Uni- 
versity. He will come after twelve. 


then 


to tell 


Well, then P'll comein the evening, 
Tell him that Rakesh had come 
from Agra. 


Hello, Rakesh ! How are you? 
When did you come here ? 


(I) came here yesterday. : 
"Tomorrow there is an interview 
for the post of lecturer in 
Hindi, I am also a candidate. 


ig in. Digtized by MutHulksiow Research Academy 
Sia gut men Dig 


220 


6. Sito गु०--अब तक क्या कर रहे 
थे? 
एम० ए० (पु० 2) 
विभाग (पु० 2) 
सूचना विभाग (पु० 2) 
अधिकारी (पु० 2) 
पद (qo 2) 
कार्य (qo 2) 
Slo ए० dio कालेज (पु० 2) 
अध्यापन (To 2) 

7. रा०--एम० ए० करने के पश्चात्‌ 
एक वर्षे लखनऊ सूचना 
विभाग में सूचना अधिकारी 
के पद पर कार्य कर रहा 
था। उसके पश्चात्‌ कान- 
पुर डी० ए० वी० कालेज 
में एक वर्ष हिन्दी अध्या- 
पन किया है । 

8. प्रो० गु०--क्या अव कुछ और 

करने का विचार है ? 
विश्व-विद्यालय (qo 2) 
स्थान (qo 2) 
मिल जाए 
विषय (qo 2) 
साथ ही (संयो०) 
पी-एच० डी० (eto 2) 
तेयारी करना (क्रि० Ho) 


9. रा०--जी, विचार तो है। चाहता 
हैँ कि यदि विश्वविद्यालय 
में स्थान मिल जाए तो एक 
विषय में और एम० To 
कर लूँ। साथ ही पी-एच० 
डी० की तैयारी भी करता 


ES हंगा 


What were you doing till now ? 


M. A. 

department 

department of information. 
officer 

post 

work 

D. A. V. College. 

teaching. 

After passing my M. A. examina- 
tion, I worked as an Information 
Officer in the Department of In- 
formation at Lucknow. After 


that I taught Hindi for one year 
in D. A. V. College, Kanpur. 


Do you think of doing something 
else now ? 

University. 

post 

in case (it) is secured. 

subject. 

in addition, along with. 

Ph.D. 


to prepare 


Yes, Ido have an idea. In case 
I get a job in the University, 
I wish to do M. A. in one more 
subject. Along with that I shall 
be working for the Ph. D. degree: 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





221 


10. Sto गु०--विचार तो अच्छा है | The idea is good. Let us first 
अच्छा चलो पहले Uer d dinner. We shall talk 
भोजन कर लो, फिर 


बातें करेंगे | 
साथ देना (fo) to accompany 
परन्तु (Ho) but 


11. रा०--भोजन तो में होटल में कर I have taken my dinner at the 
चुका हूँ, परन्तु आपका hotel, but I shall take something 


x to keep company. 
साथ देने के लिये कुछ खा 
लूगा । 


Em (azo) Sign of agentive post-position, 
मेने I 


ग०--मेने n I also took my meals just a short 
12. Ste गु० pen s XE while before. Allright, take this 
S 


S 0. नीर 
g । अच्छा,खीर ही 
खालो। 


Cultural Notes 


1. Patna, the capital of Bihar, about 520 kilometers from Calcutta, 
Stretches right along the river Ganges. In Bankipur, a western exten- 
tion of the city are the Raj Bhawan, the secretariat and the museum, 
At one corner ofthe Bankipur maidan is a huge beehive ese structure, 
the Golghar, about 3o meters high. „It was built during he time of 
Warren Hastings for the granary and is one ofthe world’s most interesting 
whispering galleries. In the old city is the Har Mandir where Guru 
Govind Singh, who made the Sikhs a militant ss ia born. 
The ancient city of Pataliputra lies near Patna. It anco iis capital 
of Chandra Gupta Maurya, who defeated Alexander's Genara Seleucus, 
Magasthenese came to Pataliputra as an ambassador of Greece in the 
fourth century, B. C. 


identi i ber 1963 the Department 
dential order in Novem! 
of Ed माती in Fe includes, education proper, Me Department 
of Science includes Scientific Research . These two s r were 
later abolished in February 1964 to form a composite Ministry o “a 
cation. 


Educational system in India is as follows :— 


(i) Pre-Primary Education is imparted. through nursery schools 
QS eublareomaf.ayatgroBpM3rfulakshmi Research Academy 


222 


(ii) Primary education isimparted through Primary or Elementar 
Schools and Middle or the Senior Basic Schools for childre 
of age group 6-—11 and 11—14 respectively. n 


(tii) Secondary Education is imparted through the High Schools 
and Intermediate Colleges for the children of age grou 
14—16 and 16—18 respectively. p 


(iv) Post-Secondary Education is imparted through Arts Eel 
Science colleges, Professional colleges, special educational 
colleges, Research institutions and universities and the age 
group covered here is roughly 18—24. 


आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
(Notes on the Basic Dialogues) 


1. तो is a conjunction joining two clauses, The first clause 
very often contains gfe “if” andthesecond clausestarts with तो । 


यदि आप चाहें, तो मं वहाँ जा सकता हूँ । 
(= Ifyou wish then I there go-can) 


I can go there, if you wish so. 


2. The negative नहीं तो is in the sense of “otherwise”. It joins 
two clauses. The first clause does not contain यदि etc., the second 
clause starts with नहीं तो । 


तुरन्त चलिए, नहीं तो पानी बरसने लगेगा | 
(=immediately Start otherwise water rain-start-will) 


Please start immediately otherwise it willstart raining. 


3. It has been stated in the Book I that the request form is formed 
by adding gy after the verb-stem, It is ‘a polite form e. 8. आप 
आइए, आप कह दीजिएगा। Hindi has another form which can be called 8 
neutral form, It is used with an understood grammatical subject 
तू ० तुम. The verbal form is simple infinitive form, आना from आना, 
देना from देना 


आप दीजिए a polite request form with आप 


CC-0. In Sa as a Digtized Beutralfarnm ReSddich Academy 


L5... 











223 


4. The optative future ex r , 2 The fe i 
of the verb-stem and the UE sun i a mma garde 


' 


I person sg. £T? verb stem+ ù चल 
I person pl. ‘we’ verbstem4- हैं = 
II person sg, ‘thou’ verb stem+ € चले 
II person fl, ‘you’ verb stem+ 6 चलो 
III person sg, ‘he, verbstem+ @ चले 
she, 
102 


III person pt ‘they’ verbstem+ हैं चलें 


5. रहना after a present participle form of a verb expresses 
continuity of the action of that verb, e g 


वह पढ़ता रहेगा | He will keep on reading. 
वह पढ़ता रहता है । He keeps on reading. 
वह पढ़ता रहता था | He kept on reading. 


शब्दावली अध्ययन 


1. संख्याएँ 51 से 60 तक 
51 इक्यावन (fao 2) 
52 बावन (वि० 2) 
53 तिरपन (वि० 2) 
54 चौवन (वि० 2) 
55 पचपन (fto 2) 
56 छप्पन (वि० 2) 
57 सत्तावन (fao 2) 
58 अट्ठावन (fao 2) 
59 stad (वि० 2) 


C60. IWFEblic Dorff oDA}zed by Muthulakshmi Research Academy 


2. अतिरिक्त पद ` 
(अ) निदेशक (Wo 2) 


(ब) 


अध्यापक (पु० 2) 
आचार्य (qo 2) 
व्याख्याता (qo 2) 
प्रवक्‍ता (qo 2) 
शोध सहायक (पु० 2) 


224 


अनुसंधान अधिकारी (qo 2) 


अनुसंधान सहायक (To 


अतिरिक्त विषय 
भूगोल (प० 2) 
इतिहास (पु० 2) 
विज्ञान (पु० 2) 
कला (स्त्री० 1) 
पुरातत्व (qo 2) 
गणित (qo 2) 


अतिरिक्त शब्दावली 


छात्रा (स्वो० 2) 
साड़ी (स्त्रो० 1) 
मुलाक़ात (स्त्री० 2) 


L प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निदेशक 
कहो (राकेश) ! कसे gr? 


छात्र 


गुप्त 
प्रधान 


2) 


अभ्यास 


Director 

Teacher 

Professor 

Lecturer 

Lecturer 

Research Assistant 
Research Officer 


Research Assistant 


Geography 
History 
Science 

Art 
Archaeology 


` Mathematics 


student 
Sari 


meeting, 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Ban: 

















225 
मनोज 
राबर्ट 
प्रेम 
डेविड 
स्मिथ 


2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 


निर्देशक 
(अव) तक क्या कर रहे थे ? 
छात्र 
कल 
परसों 
पिछले वर्ष 
पिछले साल 
दोपहर 
बारह बजे 
शाम 
छह बजे 
आज 


3. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 
(हिन्दी) के (प्राध्यापक) पद के लिए कल साक्षात्कार है । 


छात्र 
भगोल प्रवाचक 
संस्कृत अध्यापक 
गणित आचाय 
कला व्याख्याता 
प्रवक्‍ता 


CC-0. In ARE Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy * 


226 


पुरातत्व प्रवाचक 
तमिल अध्यापक 
इतिहास आचाय॑ 
विज्ञान व्याख्याता 
पंजाबी प्रवक्ता 


4. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 

(मैं) ने अभी थोड़ो देर पहले (खाना) (खाया) है i 
छात्र 
ES पानी पिया 
राकेश gu पिया 
प्रेम उपन्यास खरीदा 
स्मिथ ताँगा चलाया 
ह्म नाइता किया 
विद्यार्थी पाठ याद किया 
प्राध्यापक पत्र cue 
विदेशी बिड़ला मंदिर देखा है 
छुम कलम तोड़ा 


5. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक 
म अभी थोड़ी देर पहले खाना खा चका अभी थोड़ी देर पहेले खाना खाया 
हू । Š । 
छात्र 


में अभी थोड़ी देर पहले चाय पी चुका हूँ । 

. में अभी थोड़ी देर पहले खीर खा चूका हूँ । 
में अभी थोड़ी देर पहले पाठ पढ़ चुका zi 
छात्र थोड़ी देर पहले पत्र लिख चुका है । . 


fasst antis डीव Beit, AB ना दे। नुकवा है| Research Academy 





227 


भारतीय कुछ समय पहले भोजन कर चुका है । 
वे अभी कुछ समय पहले Theat खा चुके gl 
कौन अभी थोड़ी देर पहले खाना खा चुका है ? 


Nors —Here both the sentences have practically the same sense. 


6. योगात्मक अभ्यास (Additive drill) 


निर्देशक 
भोजन तो में कर चुका हूँ | भोजन तो मैं कर चुका हूँ परन्तु खा 
लूंगा । 
छात्र 


मन्दिर तो में देख चुका हूँ । 
न!इता तो मैं कर चुका हूँ । 
रायता तो में पी चुका हूँ । 
पूड़ियाँ तो में ले चुका हूं । 
पुस्तक तो में पढ़ चुका हूँ । 
जलपान तो में कर चुका हूँ | 
गाँव तो में देख चुका हूँ । 
चाय तो में पी चुका हूँ । 


प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 
अच्छा तो फिर (मैं) शाम को (आ) Sm | 


छात्र 
a खाना 
à जाना 
आप el 
E सोना 
E लौटना 
राकेश WE 
प्राध्यापक SRE 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


228 


वह (स्त्री०) 
वह (go) 
नौकर 

तुम 


8, प्रतिस्थापनीय अभ्यास 
निदेशक 
(वे) यूनिवर्सिटी गये हुए हैं 1 
छात्र 
वह 
आचार्य 
छात्रा 
विज्ञान प्रवक्ता 
कला प्रवाचक 
नौकर 
अनुसन्धान सहायक 
छात्राएँ 
सुचना विभाग अधिकारी 


9. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
WhatshallItellhim ? 
उन्हें क्या बता दूँ ? 


आचार्य जी से क्या कह दूँ ? 
उनसे क्या कह दूँ ? 

उन्हें क्या बता दूँ ? 
प्राध्यापक जी से कया कह दूं ? 
सहाय साहब से क्या पूछ लूँ ? 


आना 
जाना 
जाना 
लिखना 


| छात्र 


(please) tell him that Hari came 
from Mathura. 


उन्हे बता दीजिए कि मथुरा से हरी , 
आया था | 


उनसे कह दीजिए कि दिल्ली से स्मिथ 
आया था | 


( 


(adom) Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


229 
10, TANT अभ्यास 
निर्देशक 
आप क्या चाहते है? 
प्रथम छात्र 


म चाहर्ता हु कि यदि यहाँ स्थान मिल जायत में और एम० To 
कि यरि fi [एक विषय में अं ए 
| ए ए v 


——————Á 


निर्देशक 
| आप क्या कहना चाहते हे ? 








द्वितीय छात्र 
हम चाहते हे कि यदि हिन्दी पढ़ लें तो भारत जाएँ। 


निर्दशक 
वे क्या करना चाहते हे? 


तृतीय छात्र 
वे चाहते हूँ कि यदि देहली जाएँ तो राजघाट देखें । 


निर्देशक 
आप क्या करना चाहते है ? 
आप क्या कहना चाहते हे ? 
आप क्या देखना चाहते हँ? 
वह क्या कहना चाहता है? 
वह क्या करना चाहता है ? 
(इसी प्रकार) 


11. विस्तार अभ्यास 
निर्देशक 
कार्य कर रहा था । | 
प्राध्यापक के पद पर (प्राध्यापक के पद पर कार्य कर रहा था) 
à ० ए० करने के पश्चात्‌. (एम० ए० करने के पश्चात प्राध्यापक के 


CC-0. Wb ublic i 


Bis Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





230 


साथ ही साथ पी-एच० Slo की तैयारी भी कर रहा था (प्राध्यापक के 
पद पर कार्य कर रहा था, साथ ही साथ पी-एच डी० की तैयारी भी 
कर रहा था) 


12. विस्तार अभ्यास 
कार्य कर रहा था | 


विज्ञान अध्यापक के पद पर (.......... ) 
एम० एस० सी० करते के पश्चात्‌ (.......... ) 
साथ ही पी-एच० डी० की तैयारी भी कर रहा था (. .......... ) 
13. रूपान्तरण अभ्यास 
निदेशक 
Tell him,‘Rakeshcamefrom Tell himthat Rakesh came from 
Agra” Agra. 
उन्हें बता दीजिए, ' आगरा से राकेश आया उन्हे बता दीजिए कि आगरा से राकेश 
था'। आया था | 


गुप्त जी से कहिए, मथुरा से मोहन आया था ।' 
राबटं से पूछिए, पुस्तक कहाँ है ?' 

स्मिथ से पुछिए, “राजघाट कहाँ ë ?' 

मिसेज स्मिथ से कहिए, 'खीर खा लोजिए ।' 

उसे बता दीजिए, देहली से राकेश मोटर लाया था ।? 
उनसे पूछिए, वे क्या चाहते है Y 


14. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक I 
Mr. G 3 G 
sen Dd comes (please) im ae Ci comes then please 
गुप्त जी आएँ, भेज दीजिए । यदि गुप्त जी आएँ तो भेज दीजिए । 
छात्र 


अस्पताल LM, डाक्टर को भेज़ दी जिए। 
कार्यालय खुले, कलक को बुला दीजिए | 
दुकान बन्द हो, घर आ जाइए 


CC-0. In Public Domain. Digtized b: uthulakshmi Research Academy 


MÀ 





231 
फल मिलें, ले लीजिए । 
मेवा मिले, खरीद लीजिए | 
बाजार जाओ, धोती खरीद लो | 
बाजार जाओ, साड़ी खरीद लो | 
पुस्तक मिले, पढ़ लीजिए । 


15. संक्षेप अभ्यास (Contraction Drill) 


Notg.—The students are required to contract a 
I à e 
Nom TE य are n expanded sentence, 


For example ; 
मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है । 


मैने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है । (भी) 
मॅने थोड़ी देर पहले खाना खाया है। (अभी) 
मैने खाना खाया है । (थोड़ी देर पहले) 


Contract the following :— 
मैने भी अभी थोड़ी देर पहले पुस्तक पढ़ी ë ! 


प्रयोग 


1. क्रम वाची संख्याएँ 50 से 60 तक दोहराइए। 
Repeat the ordinal numbers from 50 to 60 as follows :— 
यह इकतीसवां विद्यार्थी ë । 
यह इकतीसवीं छात्रा ë | 
2. जब साक्षात्कार अधिकारी निम्न प्रइन पूछेगा तो हिन्दी में कैसे उत्तर देंगे ? 


He asks you 
(a) What is your name 2 
(b) Where are you coming from ? 
(c) What did you do after your M.A.? 
` (d) Whatis yourintention now ? 


०९७) IWhblicsipbjaiot WEET 91 पिन St Yara Academy 


U-SCHD.70_ 


232 


3. निम्नलिखित वार्तालाप को दोहराइए | 
Review the following Conversation :— 
अ--क्या atad गुप्त जी यहाँ रहते हे ? 
आ--जो हाँ, उनका मकान यही है । 
इ--उनसे कहिए कि मथुरा से राहुल आया ë । 
ई--वे आपको अन्दर बुला रहे हे | 
उ--कहो राहुल ! कब आए ? कहाँ रुके हो ? 
ऊ--परसों आया था । क्लार्क शीराज होटल में रुका Ë | 
ए--एम० Uo तो कर ही लिया ? 
ऐ--जी हाँ, अब पी --एच० डी० करने का विचार है । 


4. आशु उत्तर (Rapid Response) 
(अ) क्या डाक्टर सहाय घर है ? 
(आ) वे कहाँ गए ë ? 

(इ) वे कब आएँगे ? 

(ई) वे कहाँ रहते है ? 

(उ) क्या तुम्हारा नाम राहुल है? 
(ऊ) क्या वे छात्राएँ पढ़ रही है ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 

















पाठ 3 


बनारस की गलियाँ 


स्मरणाथ आधारभूत संवाद Basic Dialogues : For memorization 


श्याम--यह विश्वनाथ जी का मन्दिर है और इसे विश्वनाथ गली कहते है । 
विदेशी--आओ, मन्दिर में चले । 


A. 


पंडित--ये विश्वनाथ जी हैं, सम्पूर्ण संसार के स्वामी । अति प्राचीन काल से 
ही काशी हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है । | 


विदेशी--आपकी बोली तो मुझे कठिन लगती है । | 
2% नहीं, ऐसा तो नहीं है । आप चाहें तो इसे शुद्ध हिन्दी कह सकते 
श्याम--अआइए, इस गली में चलें | 
विदेशी--अरे, यह तो बड़ी संकरी है, पुरानी भी लगती Š । 
श्यास--हाँ, यह गली बहुत ही सँकरी है क्योंकि यह पुरानी Š । नई गलियाँ चौड़ी 

होती I 
विदेशी--इस गली में तो सब प्रकार कीं वस्तुओं की दुकानें ë 1 हमने कुछ खरीदा 

ही नहीं । चलो, कुछ खरीदा जाए । 
विदेशी--ये werd कंसी हैं ? इनमें चमड़ा तो है ही नहीं ? 
दुकानदार--इनमें चमड़ा नहीं होता ë । ये खड़ाऊं हे । ये लकड़ी की ही बनती 
‘ है। पुराने विचार वाले इन्हें ही पहनते E | 
विदेशी--ये साड़ियाँ बड़ी चमकीली हैं 1 कया ये यहीं कढ़ती ë ? 
दुकानदार--जी, अधिकतर तो यहीं कढ़ती ë 1 कुछ बाहर से भी कढ़कर आती 
Él 
TATRAN ERARA BMGT, HATS, en, 
233 


234 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


(Vocabulary and Translation of the Basic 
Dialogue) 


इया० : इयाम (Yo 2) 
fao : विदेशी 
पं० : पंडित (पु० 2) 
दु० : दुकानदार 
बनारस की गलियाँ 
विश्वनाथ (qo 2) 


गली (स्त्री 1) 
कहते हँ 


L शमा ०--यह विश्वनाथ जी का 
मंदिर है और इसे faza- 


नाथ गली कहते Š । 
2. वि०--आओ, मंदिर में चलें । 


सम्पूर्णं (fao 2) 
संसार (fao 2) 
स्वामी (qo 2) 
काशी (ato 2) 
अति (वि० 2) 

प्राचीन (वि० 2) 
काल (Yo 2) 

3. पं०--यह विश्वनाथ जी हे, सम्पूर्ण 
संसार के स्वामी । अति 
प्राचीन काल से ही काशी 
i का तीर्यं स्थान 

| 
बोली (स्त्री० 1) 
कठिन (fto 2) 


Shyam (Name of a person) 


(a learned person) 


The Lanes of Banaras 


Master of the world (an epithet 


of the chiefdeity, popularly called 
Shiva) 


lane 
call 


This is the Vishvanath temple 


and this is called Vishvyanath 
lane. 

Come, let us go inside the 
temple. 

whole 


world, universe 

lord 

another name of Banaras 

very much 

old 

time 
This is Vishwanath ji, the lord 
of the whole universe. Kashi has 


been a place of pilgrimage o 
Hindus from ancient times. 


language (dialect) 
hard, difficult 


cc-0.mrfiRDomain. Digtized by Muthugaksfrgi Research Academy 











235 


4. वि०--आपकी बोली तो मुझे कठिन 
लगती है i 


शुद्ध (वि० 2) 
5. प०--जी नहीं, ऐसा तो नहीं है | 
आप चाह तो इसे शद्ध हिन्दी 
कह सकते 


6. श्या०--आइए, इस गली में चलें। 


Mg 


. वि०--अरे, यह तो बड़ी संकरी है, 
पुरानी भी लगतो है 4 
क्योंकि (qo) 
चौड़ा (वि० 1) 
8. श्या ०-- हाँ, यह गली बहुत ही 
सँकरो है क्योंकि यह पुरानी 


है। नई गलियाँ चौड़ी 
होती है । 


प्रकार (fae 2) 
हमने 


9. वि०--इस गली में तो सब प्रकार 
की वस्तुओं की दुकानें हैं । 
हमने कुछ खरीदा ही नहीं । 
चलो, कुछ खरीदा जाए। 


चप्पलें (to 2) 
चमड़ा (Yo 1) 
10. वि०--ये चप्पल कैसी हे ? इनमें 
चमड़ा तो है ही नहीं | 
खड़ाऊं (qo 2) (स्त्री) 
कड़ी (स्त्रीश 1) 
बनतो हैं 


Your lan 


cult for guage seems to be diffi- 


pure, high 


No sir, it is not so. Y. 11 
it high Hindi २12248 


Come, let us move to this lane. 


Oh ! it is very narrow, it seems 
to be old too. 


because 
broad 
Yes, this lane is very narrow 


because it is old. New lanes are 
broad. 


types, kinds 
we 
There are shops of all varieties 


in this lane. We have not bought 
anything. Let us buy something. 


sandles 
leather 
What types of sandles are these ? 


They don’t have any leather at 
all. 


wooden sandle 
wood 
are made 


conservative 


वाला(पु० 1 
cal ATS वाला EE Muthulakshmi Research Academy 


236 


में चमडा नहीं होता है । These are  leather-less 
11. $o—£4 डा नेहा ह्‌ है called Kharau. These ine ae 


ये खड़ाऊ हू । ये लकड़ी की of wood. The religious E 


ét बनती हु l पुराने विचार put on only these. People 
वाले इन्हें ही पहनते हे । 
चमकीली (fto 2) bright 
काढ़ना (f&o qo) to embroider ; 
कढ़ती है are embroidered 


12. वि०-+-ये साड़ियों बडी चमकीली These sarees are very bri 
Are these embroidered here ea 


& | क्या ये यहीं कढ़ती 
i 
अधिकतर (sto) mostly, 


13. दु०--जी, अधिकतर तो यहीं Yes, most of them are embroi- 
dered here. Some of them are 


कढ़ती | कुछ बाहर से भी brought after being embroidered 


कढ़ कर आती है । outside. 
पसन्द (Ealo 2) like, choice 
मेरी पसन्द की of my liking 
ताँबा copper 
लुटिया (स्त्रो० 2) a small spherical pot or jug 


14. इया०--मेरी पसन्द की यह ata Please, do buy this copper pot 
की लुटिया अवश्य लीजिए। ०£ my choice. 


Cultural Notes 


To the Hindus, Banaras, sprawling along the left bank of the river 
Ganga, is the holiest city. With its array ofshrines, temples and places 
Tising in several tiers from the water’s edge, Banaras is one of the most 
picturesque cities in the East, Durga Temple, Man Mandir, Jai Singh’s 
observatory and Vishwanath temple are some of the many places of in- 
at in the city. Kashi is another name of Banaras. Itis also called 

anasi. 


From time immemorial Banaras has been a centre of learning and 
the tradition is kept alive by the Banaras UA eA od 
in 1916. It is one of the famous centres of Modern Hindi literary activi- 
ties, Most inhabitants of Banaras use Sanskrit words and this style 

* of speaking is called Sanskritised Hindi. During the last two decades 
this style has been spreading in the Hindi speaking area. It may be re- 


ferred in other words as Shuddh (chast Hindi, 
CC-0. In Public Domain. Digtized by haste) fakshmi Research Academy 


237 


Some ofthe finest products of 
gold embroidered Saries, co 


Rudraksa’. The lanes 


There is a special group of priests c f 
: sas a alled Pandas fo i 
of Hindu. pilgrimage. They cater or make ara नम MED eee 
boarding for pilgrims and work as guide priests. Sometimes hes 
regular contact with their clients and maintain a record havi 7s Be 
mation about their fore-fathers. wes 


आधारभूत संवाद से संबंधित टिप्पणियाँ 
1. There are three types of constructions in Hindi — 


(i) Subjectival : The verb agrees in number-gender or number 
person with the subject. e.g. 


लड़का सोता Š | लड़की सोती हे । 
में (qo) सोता हूँ । मै (स्त्री०) सोती g । 
तुम (qo) सोते हो । तुम (स्त्रौ०) सोती हो । 
(ii) Objectival : The verb agrees in gender and with the object 
of the verb. 


लड़के ने दिल्ली. (स्त्रीश) देखी Theboysaw Delhi. 
लड़की ने दिल्ली (स्त्रो०) देखी । The girl saw Delhi. 

Here the verb-form देखी. agrees With the object 
दिल्ली. 2 feminine noun, irrespective of the gender of the doer 
(subject) viz., ‘a boy’ or ‘a girl’. 

लड़के ने आगरा (पु०) देखा । The boy saw Agra. 
लड़की ने आगरा (To) देखा | The girl saw Agra. 

Here the verb-form देखा agrees with the object आगरा, 
a masculine noun, irrespective of the gender of the doer (subject), 
viz., * a boy’ or ‘a girl’. 

लड़कों (४८) ने आगरा देखा | 
लड़कियों (४८) ने आगरा देखा । 


This shows that the verb-form देखा 
irrespective of the number of the d 


agrees with the object 
oer (subject) viz., ‘boys? 

आगरा, 
or ‘girls’, 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


238 


(iii) Neutral : The verb always remains in masculine singul 
form irrespective of gender or number ofthe subject or ihe 
object. This is confined to a few verb like San e 


¦ to sneeze”, खाँसना “to cough” and to a construction Where 
subject has q and object को | 


लड़के ने छींका । The boy sneezed. 

लडकी ने छींका | The girl sneezed, 

लड़कों (लड़कियों) ने छींका । The boys (girls) sneezed. 

लड़के ने (लड़कों ने) शेर (dd) The boy() saw the lion (y 
को देखा । 

लड़की ने (लड़कियों ने) शेर Thegirl(s) saw the lion (s). 
(शेरों) को देखा । 


लड़के ने (लड़कों ने) बकरी The boy(s) saw the she-goat(s), 
(बकरियों) को देखा । 


2.  ‘‘agentive-sign” is attached to the subject in an objectival 


construction ndn neutral construction) when the action is com- 
plete and the verb is formed with the help ofa past-participle form : 


लड़के ने फल खाया | The boy ate a fruit. 
लड़के ने रोटी खाई । The boy ate a bread. 


3. The verb लगना “to appear” comes in an impersonal 
construction. It is comparable to English expressions, “It appears 
33 


०००००४००४ 9000000 9900 5000 ९० "८ छन क्क काता 
यह पुरानी ल॑गती š 1 It seems to be old. 
यह्‌ कठिन लगती है । It seems to be difficult. 
शब्दावली 


1. शलोगत विकल्प 
हिन्दी उदू 


संसार (पु०2) दुनिया (eto 2) world 
स्वामी (X51) मालिक (Yo 2) master, lord 
काल (पु०2) वक्त (qo 2) ; time 

शुद्ध (वि० 9) साफ़ (वि० 2) pure, high 
प्रकार (१०2) तरह (स्त्री० 2) kind 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ee 





239 
2. विपरीता्थक शब्द (Antonyms) 


HPU (narrow) ` चौड़ा (fao 1) (broad) 
स्वामी es) सेवक (पु० 2) (servant) 
प्राचीन (old) नवीन (वि० 2) (new) 
शुद्ध (pure) अशुद्ध (वि० 2) (impure) 


3. अतिरिक्त शब्द 
पंडा (पु० 2) Panda 
पीसना (क्रि० स०) to grind 
तोड़ना (fo ao) to break 
छोड़ना (fzo ao) to leave 
फोड़ना (fito Wo) to break 
गंदा (fao 1) dirty 
wer (fao 1) ugly 
लम्बा (fao 1) long 
मोटा (वि० 1) fat, thick 


ल॑ट्ठा (Wo 1) log 
मसाला (Yo 1) spice 
छपना (ffo) to print 
4. कुछ did स्थान 
मथुरा (स्त्रो० 2) 


हरद्वार (१० 2) 

जगन्नाथपुरी (स्त्री० 1) 
रामेश्‍वरम (qo 2) 

अयोध्या (स्वी० 2) 

प्रयाग (wo 2) 

बनारस (वाराणसी) (पु० 2) 
कुरुक्षेत्र (१० 2) 

बद्रीनाथ (पु० 2) 


द्वारिका (ate 2) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


240 


5. कुछ धातुएँ (Metals) 
सोना (qo 2) gold 
चाँदी (स्वो० 2) silver 
पीतल (स्त्रो०2) brass 
afar (पु० 2) copper 
लोहा (पु० 2) iron 


अभ्यास 


1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
इसे (विश्वनाथ गली)कहते हे । 
छात्र 
पंडित 
ब्राह्मण 
द्वारिकाधीश 
नेहरू 
गान्धी 
प्रसाद 
पंडा 
खड़ाऊँ 
लुटिया 


2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निदेशक 


(काशी) अति प्राचीन काल से ही तीथं-स्थान है । 
छात्र 
मथुरा 
हरद्वार 
जगन्नाथपुरी 


रामेशवरम 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


241 
अयोध्या 
प्रथाग 
बनारस (वाराणसी) 
बद्रीनाथ 
कुरुक्षेत्र 
द्वारिका 


| 8. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
आप चाहें तो इसे शुद्ध (हिन्दी) कह सकते हैं । 
छात्र 
उर्दू , 
संस्कृत 
बंगला 
अरबी 
मराठी 
तमिल 
तेलुगु 
अंग्रेजी 
4, प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निदेशक 
अरे, यह तो बड़ी (FFA) है (पुरानी) भी लगती है t 
Ta 
` चौड़ी aš 
चमकीली : भारी 


बड़ी 
भारी S 
प्राचीन परिचित 


ठंडी फीकी 


अर्च्छ नई 
s: अच्छी 
सस्ती 


पुरानी हल्की 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





242 


` 5. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (fas) 


निदेशक 
ये (चप्पलें) कैसी हे? इसमें (चमड़ा) तो है ही नहीं । 

छात्र 
काफी ga 
चाय चीनी 
नदी पानी 
खीर मेवा 
पंचायत प्रधानं 
चोट द्दे 
+ डिब्बा 
दुकान सामान 
मोटर š . ड्राइवर 


-6« रूपान्तरणं अभ्यास 


निर्देशक Bla 
लोग इन्हें अधिकतर यहीं काढते Š । ये अधिकतर यहीं कढ़ती d i 
छात्र 


लोग इन्हें अधिकतर यहीं बनाते है । (बनना) 
लोग इन्हें अधिकतर यहीं काढ़ते हे, (कढ़ना ) 
लोग इन्हें अधिकतर यहीं बाँघते है । (बँधना ) 
हम इन्हें अधिकतर यहीं पीसते है । (पिसना ) 
तोडते हे ॥ (टूटना) 
छोड़ते हैं। (wear) 
` खोलते हे । (खुलना) 
फोडते हे । 


D s 
CC-0. In Public Domain. Digtized by STR Research Academy 
4 


COSC AEST IT le ee m mm om Pants oo SR 


गा aaa 


243 
7. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
L. बहुत ही संकरी है। यह गली बहुत ही संकरी है क्योंकि यह पुरानी 


छात्र 
यह गली बहुत ही चौड़ी है। नई 
यह गली बहुत ही तंग है । पुरानी 
यह सड़क बहुत ही साफ़ है। पक्की 
यह सड़क बहुत ही गंदी है। कच्ची 
यह साड़ी बहुत ही चमकीली है। बनारसी 
यह धोती बहुत ही भद्दी है । मोटी 


यह पिचकारी बहुत ही अच्छी है। नई 


8. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निदेशक 
मेरी पसन्द की यह (लुटिया) अवश्य लीजिए । 


छात्र 
टेलीफ़ोन 
मोटर 
तरकारी 
फल 
कपड़े 
खड़ाऊं 
साड़ियाँ 
चप्पलें 
लिफ़ाफ़ 
टोपियाँ 


9. प्रतिस्थापनीय अन्वयं अभ्यास 


निर्देशक ó à. 
CC-0. (grandi Bs b) seb ERE Shi Research Academy 


244 


छात्र 
नए विचार वाली 
नए विचार वाली (ago) 
नए विचार वाला 
काम करने वाला 
काम करने वाली 
विदेशी ख्याल' वाला 
विदेशी ख्याल वाला (बहु०) 
भारतीय विचार वाले 


10. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक छात्र 
ऐसी हिन्दी को हम क्या कहते हैं? इसे हम शुद्ध हिन्दी कह सकते हे । 
ऐसे दूध को हम क्या कह सकते हे ? 
ऐसी चाँदी को हम क्या कह सकते है ? 
ऐसे पीतल को हम क्या कह सकते हैं ? 
ऐसे लोहे को हम क्या कह सकते हे ? 
एसी अंग्रेजी को हम क्या कह सकते हे? 
ऐसी बंगला (भाषा) को हम क्या कह 
सकते है ? 
एसी भाषा को हम क्या कह सकते हुँ ? 
एसे सोने को हम क्या कह सकते हैं ? 


11. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या ये साड़ियाँ यहीं कढ़ती ? 
प्रथम छात्र 
जी, अधिकतर तो यहीं कढ़ती हैं, कुछ बाहर से भी कह कर आती हैं | 
निर्देशक 
८०-0 क्या 'सेचण्पसम्यही बनती! Muthulakshmi Research Academy 


245 
द्वितीय छात्र 
जी, अधिकतर तो यहीं बनती है, कुछ बाहर से भी बनकर आती हैं। 
निर्देशक 
क्यो ये खड़ाऊं यहीं बनते ë ? 
तृतीय छात्र 


जी, अधिकतर तो यहीं बनते हैं, कुछ बाहर से भो बनकर आते है । 
निर्देशक 

क्या ये बर्तन यहीं बनते हे ? 

क्या ये wes यहीं कटते हे ? 

क्या ये मसाले यहीं पिसते हे ? 

क्या ये डिब्बे यहीं लगते है ? 

कया ये पुस्तक यहीं छपती ë ? 

कया ये फाउन्टेन पेन यहीं बनते हे ? 

क्या ये मिठाइयाँ यहीं बनती हँ? 

क्या ये साड़ियाँ यहीं कढ़ती ë ? 

क्या ये किताब यहीं छपती ë ? 


12. विस्तार अभ्यास 
तीर्थं स्थान है। 
हिन्दुओं का (हिन्दुओं का तीर्थं स्थान ë) 
काशी (काशी हिन्दुओं का तीर्थ स्थान है) 
अति प्राचीन काल से (अति प्राचीन काल से काशी हिन्दुओं का तीथं स्यान 
है 


ही (अति प्राचीन काल से ही काशी हिन्दुओं का तीथे स्थान है) । 


| 13. विस्तार अभ्यास 

| प्रसिद्ध स्थान है । 

| ww (( ०° ७०००००५ ) 
दिल्ली (.....-.- ` - ) 


बहुत पुराने समय से (.........: ) 
EE (2४ Domain. DigtiZpd by Muthulakshmi Research Academy 


246 


14. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक छात्र 

इसे विश्वनाथ गली कहते Ë । यह विश्वनाथ गली कही जाती है। 

उसे नेहरू गलो कहते हँ । 

इन्हें खड़ाऊं कहते हे । 

उन्हें लूटिया कहते हैं । 

इसे मंदिर कहते ह । 

उसे विश्वविद्यालय कहते हं । 

इन्हे प्राध्यापक कहते हँ । 

उस जोधाबाई का महल कहते हँ | 

इसे खीर कहते हं | 


प्रयोग 


1. निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या उत्तर šT ? 


क्या आपने पहले कभी भारत देखा है ? 
क्या आपने पहले कभी खड़ाऊं देखी हे ? 
आपसे मंदिर में पंडित ने क्या कहा ? 

कया आपके नगर में भी संकरी गलियाँ ह? 
क्या आपका नगर भी पुराना है ? 

कया आपको तोंब की लुटिया पसन्द है? 
कया आप रसीला भोजन पसन्द करते हुँ? 


2. आशु-उत्तर 


बनारस का दूसरा नाम क्या है ? 

बनारस का प्रसिद्ध मंदिर कौन-सा है? 

खड़ाऊं किस से बनती ë ? 

बनारस के पंडित कसी हिन्दी बोलते है ? 

बनारस को पुरानी गलियाँ कैसी ë ? 

gart क्ो/एई)बलियाँ कसी: Gh? Muthulakshmi Research Academy 


247 
3. निम्नलिखित वार्तालाप को हिन्दी में बोलिए-- 


A. Hello Mr. Where did you go yesterday? 


1 

B. I went to Varanasi yesterday 
A. What did you sce there ? 
B 


. I visited the Vishvanath Temple, the River Ganga and 
some markets 


` 


1. What types of streets arethere 2 


t 


Theold lanesarenarrow but the new ones are broad. 
A, What language do they speak in Benaras ? 
B. They speak Hindi and the Pandits speak high Hindi. 
4. fara लिखित का उत्तर हिन्दी में दीजिए-- 
1. Where did you go day before yesterday ? (Banaras) 
2. By which train ? (toofan express) 
3. At whattime did you reach there ? (Quarter pastsix P. M.) 
4. Where did youstay there ? (At a hotel) 
5. Where did you go first ? (to Vishv anath temple) 
5. How did you like it ? (agood deal) 


ones 


5. दुकानदार से बातचीत 

(अ) आइए साहब, बैठिए, कहिए, क्या दिखाऊ ? 

(a) एक कढी हुई साड़ी दिखाइए 

(अ) ये देखिए, यह लखनऊ से कढ़ कर आई है और यह बनारस में ही कढी 
` Š l 
(ब) इनका क्या मूल्य है ? 
(अ) अधिक de नहीं हे । इसका मूल्य 60 रुपय ç और यह 125 रुपये 

की है। 


(ब) और रंगों में साढ़े पाँच मीटर की दिखाइए | 


` CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
18--$ C,H.D]70 





पाठ 4 
प्रयाग में गंगा स्नान 
स्मरणां आधारभूत संवाद Basic Dialogues : For Memorization 
भारतोय मित्र--आइए मित्रवर, आपकी ही प्रतीक्षा थी । ज्ञात होता है कि 
मकान ढूंढने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है) 


बिदेशो--जी नहीं, कठिनाई होने का कोई प्रश्‍न नहीं है । आपके द्वारा लिखे पते 
के अनुसार आ पहुँचा । केवल दो व्यक्तियों से पूछा । 


Wo मित्र--जब तक मेरे बहनोई आएं तब तक हम लोग नाइता कर लें। वे 
तो खा पीकर ही आएंगे । 

Wo भित्र--कहो, भाई, नाव छूटने में अभी कितना समय है ? 

यात्री--यही कोई पन्द्रह मिनट और हे । यह त्रिवेणी को जाने वाली है | 

बिदेशो--आइए, भाई साहब | तब तक उस पेड़ के नीचे खड़े हो dO 


सुरेख कुमार--अवश्य | आज तो कल से भी अधिक गर्मी मालूम हो रही है । 
लगता है कि दो-चार दिन में पानी आ ही जाएगा । 


Mo मित्र--हाँ, क्यों नहीं ? जुलाई का प्रथम सप्ताह निकला जा रहा है | अब 
तक तो एक पानी पड़ गया होता । इस साल कुछ देर हो रही है। 

Wo सित्न--वह देखिए, उस घाट पर स्नान करने वालों का कंसा जमघट है। 
एसो भीड़ मथुरा में देखने को नहीं मिली होगी । 

बिदेशी--नहीं, मथुरा में इससे भी अधिक भीड़ थी क्योंकि उस दिन वहाँ यम 
द्वितीया का मेला था । 

सुरेख कुमार-तब तो यहाँ कुम्भ के दिनों भीड़ का आनन्द लीजिए । पैर रखने 
को तिल भर जगह नहीं मिल पाती | 


Wo मित्र-आ।इए, कपड़े आदि यहाँ इस पंडे के पास रख दे। फिर सभी साथः 
साथ स्नान करेंगे । í 


बिदेशी--क्या यह पंडा इन लोगों के माथे पर चन्दन लगा रहा है, साथ ही मंत्रो 
च्चारण कर रहा है ? 
सुरन कुमार--जी, यह इनके माथे पर चन्दन ही लगा रहा है, साथ ही मंत्री 


CC-0. In Public are ieee Sul ताही सकष कुछ-न-कुछ दे 


340 


वि० : विदेशी 


प्रयाग में गंगा स्नान 
वर (fao 2) 





ज्ञात होता है 


ESAT (fio qo) 
कठिनाई (eto 1) 


सामना करना 


1. Ato मि०--आइए 


Wo : सुरेन्द्र कुमार (qo 2) 


| मित्रवर (पु० 2) 
प्रतीक्षा (esto 2) 
ज्ञात (वि० 2) 


249 


| आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


(Vocabulary and Translation of the 
Basic Dialogues) 
ato : यात्री (qo 2) 
भा० मि० : भारतीय मित्र 


pilgrim 


(a man) 


A bath in the Ganga in Prayag 
excellent 
good friend 
waiting 
known 
it appears 
to find out 
difficulty 


to face 


मित्रवर, Come ! friend, I was waiting for 


आपको ही प्रतीक्षा You. It seems you had to face some 


difficulty in finding out the 


थी। ज्ञात होता है कि house. 
मकान ढंढन में कुछ 

Ç कु 
कठिनाई का सामना 


करना पड़ा है | 


द्वारा (पर०) 
पता (qe 2) 


अनुसार (अ०) 
व्यक्ति (qo 2) 
2. वि०--जी नहीं, कठिनाई होने का 


कोई प्रश्‍न नहीं है । आप 
के द्वारा लिखे पते के aT- 


by 
address 
according to 


person 


No please,thereis no question of 
difficulty. I reached at the ad- 
dress given by you. I had to ask 
only two persons. 


CC-0. In RUE Hn BEAD ze B Muthulakshmi Research Academy 


दो व्यक्तियों से पूछा । 


250 


जब तक (sto) 
बहनोई (पु० 2) 


तब तक (ste) 

खाना-पीना (fo ao) 

खा पीकर 

3. भा० मि०--जब तक मेरे बहनोई 

आएँ तब तक हम लोग 
नाइता कर ले U वेतो 
खा-पीकर आएंगे | 

भाई (To 2) 

नाव (स्त्री० 2) 

Beal (fme) 

4. भा० मि०--कहो भाई, नाव छूटने 
में अभी कितना समय 
है? 
af 

कोई (fao 2) 
त्रिवेणी (elo 2) 


ले जाने वाली 


till 


brother-in-law (sister’s hus- 


band) 

so long as 

tohave meal 

after taking meal, 

Let us take breakfast by the time 
my brother-in-law comes. He 


will come here only after taking 
his meals. 


brother 
boat 
toleave (train, ship etc.) 


Hello, how much time is left for 
the sailing of the boat ? 


nearly 


The confluence of the three rivers 
viz. the Ganga, the Yamuna and 
the Saraswati at Prayag. 


one who carries. 


5. या०--यही कोई पन्द्रह मिनट और Roughly about fifteen minutes 
2 | यह त्रिवेणी को जाने more, it will goto Triveni. 


वाली है । 
पेड़ (पु०2) 


खड़ा होना (fo) 


tree 


to stand 


6. fae --आइए, भाई साहब | तब Come brother ! till then let us 
तक उस पेड़ के नीचे खडे Stand under that tree. 


होले | 
कल से अधिक 
गर्मी (स्त्रो० 2) 


more than that of yesterday. 
heat (hot) — ^ 


काका हे Public Domain. Digtized fitNutepiplestesi Research Academy . 


'दो-चार 


one or two (nearly about four) 


251 


7. Wo T l आज तो कल से Certainly, today it is hotter than 
S क गर्मी मालूम हो MENTE It appears that it may 
ही है। लगता है किदो- ain within a few days. 

चार दिन में पानी आ ही 


जाएगा । 
एक पानी a shower of rain 
पानी पड़ना (क्रि०) to rain 


8. Ato भि०--हाँ, क्यों नहीं ? Yes, why not ? The first week of 
जुलाई का प्रथम सप्ताह July is passing. It ought to have 


E = 2h rained by now. It is bei de- 
निकला जा रहा ë । layed this year. li 


अब तक तो एक पानी 
पड़ गया होता । इस 
/ साल कुछ देर हो रही 
हें । 
घाट (1o 2) a ferry, the bathing place-on the 
bank of a river. 
जमघट (Wo 2) crowd 
भीड़ (zato 2) crowd 
at सकता है 7 it is possible 


9. भा० मि०--वह देखिए, उस घाट Fook there, what a great crowd 
5 mo athers is at that ghat ? You 
पर स्नान करने वाला ould have not seen such a crowd 


का कैसा जमघट है ? in Mathura. 
एसी भीड़ मथुरा में 
देखने को नहीं मिली 


x 


होगी | 


यम द्वितीया (स्द्री० 1) the second day of the bright half 


of the month Kartik. 


मेला (qe 1) fair 


i M fr Notso, there was still greater 
10. fao "fet, Eu PU att crowd in Mathura because that 
ane भीड़ र्थ ee क उस day was the fair of Yamadwitiya, 

न वहाँ यम द्वितीया का 


मेला था | 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Gd 


कुम्भ (qo 2) 


तिल (qo 2) 
तिलभर 


11. सु०--तब तो यहाँ कुम्भ के दिनों 
भीड़ का आनन्द लीजिए । 
पैर रखने को तिल भर जगह 
नहीं मिल पाती है । 


पंडा (पु०2) 


12. भा० मि०--आइए, कपड़े आदि 
यहाँ इस पंड के पास 
रख दें। फिर सभी 
साथ-साथ स्नान 
करेंगे | 

चंदन (wo 2) 
लगाना (क्रि ao) 


13. वि०--क्या यह पंडा इन लोगों के 
माथे पर चन्दन लगा रहा 
है? साथ ही मंत्रोच्चारण 
कर रहा है । 

मंत्र (qo 2) 
उच्चारण (पु० 2) 
मंत्रोच्चारण 
दक्षिणा (स्त्री 2) 


कुछ-न-कुछ 


14. सु०--जी, यह इनके माथे पर चन्दन 
ही लगा रहा है, साथ ही 
मंत्रोच्चारण कर रहा है। 
यात्री लोग दक्षिणा में इसे 
कुछ न कुछ दे जाते Š । 


Festival occurring ever 
years held at Hardwar, Aap 
Ujjain, and Nasik l ad 


sesamum seed 


only alittle quantity 


Then please enjoy here the 
on the days of Kumbh fair. 
would not find enough space 
to place your feet. 


crowd 
You 
even 


Panda (a class of priests) 


Please come, let us keep clothes 
etc. here with this Panda. Then 
we all shall take a bath together, 


sandal 


to apply, to rub 


Is this Panda applying sandal paste 
on the forehead of these people? 
He is also muttering something. 


hymn 
pronunciation 
recitation of hymns 


Present given to Brahman or 
priest 


Something or the other 


Yes, he is applying sandal paste on 
their forehead and also reciting 
hymns. The pilgrims give him 
Something or other as a present. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


























ü 253 
Cultural Notes 


eet neat mr confluence of the rivers Ganga, Yamuna and 
EEUU » 15 one of India's ancient cities and animportant centre of 
Hindu pilgrimage. In olden times it was known as Prayag, meaning 


i ched to the fort built h 
by Akbar in 1595. Opposite the gateway inside the fort is Ashoka’s 


pillar about 35ft. high. Kausambi a place of great antiquity is identi- 
fied with theruins existing at Kosam, about 60 kilometers EN Allahabad 


Mostly the Indian families are ‘Joint’ Families. The families which 
are modernized are Single families’. The different kinship terms for 
primary, secondary tertiary relations arein usein different social groups. 


Water Transport played an important role in India’s inland trans- 
port system till the middle of the nineteenth century. Rivers like the 
Ganga and the Brahmputra are used for navigation even now. 


Broadlythere are three main seasonsin India i.e. summer, rainy season 
and winter. Generally summer includes the months of March, April, May 
and June. From July the rainy season starts and from November the 
winter, The division of a year in sixseasons each covering the period of 
two months is alsoin use. These six seasons are as follows:— 


ग्रीष्म ` Summer, covers the months of जेठ and असाढ़ 
वर्षा Rainy season, covers the months of सावन and wey 
शरद्‌ Autumn, covers the months of कवार and कातिक 
हेमन्त Cold, covers the months of - अगहन and qq 
शिशिर Winter, covers the months of माघ and फागुन 
वसन्त Spring, covers the months of चत and बैसाख 


आधारभूत darit से सम्बधित टिप्पणियाँ 


1. 2 जब-तब, जब (से-तक)-तब (से-तक), .जब-जब, तब-तब 
aresome of the temporal connectors joining the aos eg. 
जब वह आया, (तब) में चला qatı “when he came (then) be " 
जब तक वह स्टेशन पर नहीं आएगा (तब तक) गाड़ी नहीं चलेर 


“The train will not start till he comes at the station.” 
r joins two clauses e.g. 


1.b फिरा ‘then’? a temporal connecto 
आइए, पहले भोजन कर लें फिर बाजार चलेंगे। ‘Come’ first let us take 
a meal, then wewill go to the market. 

2. कोई “nearly, about’ comes as a modifier before numbers in 


Sense of approximation e.g. इस पुस्तक म॑ कोई 500 पृष्ठ हूं । 


in this book.’ 
‘There are about/nearly 500 pages in th 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


254 ® 


. 3.(i) लेना bare stem आओ, यहाँ खड़े होलें | “Come, let us end 
here’ an optative form formed with compound verb. 


3. (ii) आता, आता होता, आया होता forms denote a condition whichis 
contrary to fact. The last two forms have the combination 00 Present 
or the Past Participle of the main verb with the Present Participle form 


of हो eg. तुमने पत्र लिखा होता तो मुझे मिला होता । "Had you written 
a letter I would have got it’. 


3.(üi) आता होगा, आया होगा forms denote probability and 
presumed or inferred certainty These forms have a combination GJ? 
the Present or the Past Participle form ofthe main verb with the future 
form of हो e.g. अब तक dg चला गया होगा ‘Bynowhe is probably 
gone’. 

4. In Hindi certain pairs of numerals denote approximation as 
दो-एक, एक-दो, पाँच-छह, पचास-साठ, ढाई-तीन, सवा-डेढ़ । 


5. कुछ-न-कुछ, कोई-न-कोई, कभी-न-कभी, कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी are 


repetitive forms with intervening न These show indefiniteness. 


6. The comparative, superlative are formed withthe help of the 
words 


में, से, ज्यादा, अधिक, बढ़कर | 


स्मिथ से छोटा ‘younger than Smith’ 
सब से ऊंचा j *higherthan all, highest’ 
`Y दोनों में बड़ा “bigger ofthe two’ 
सब से भला ‘best of all’ 
लोहे से ज्यादा (कम, अधिक, ag “More (less, more) durable than 
कर ) टिकाऊ iron’. 


शब्दावली अध्ययन 
1. शलीगत विकल्प 


feat s< 
प्रतीक्षा इन्तजार (qo 2) wait 
» ज्ञात मालूम (fao 2) known 
प्रश्‍न सवाल (पु० 2) question 
व्यक्ति आदमी (पु० 2) man 
यात्री Tu मृसाफ़िर (35 2) passenger 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ` 


255 
2. 61 से 70 तक को संख्याएँ 
61. इकसठ (वि० 2) 
62. बासठ (वि० 2) 
63. तिरसठ (fao 2) 
64. चौंसठ (fro 2) 
65. Tad (वि० 2) 


66. छियासठ (fro 2) 
67. ASUS (fao 2) 
68. अड़सठ (fqo 2) 
69. उनहत्तर (fae 2) 
70. सत्तर (वि० 2) 


3. कुछ सम्बन्ध वाची शब्द (Kinship terms) 


पिता (wo 2) father 

माता (eto 2) mother 3 

पुत्र (wo 2) son 

पुत्री (स्त्री० 1) daughter 

बहन (स्त्री० 2) sister 

भाई (पु० 2) brother 

साला (पु० 1) brother-in-law — (wife's brother) 
पति (पु० 2) husband 

पत्नी (स्त्री० 1) wife 





बाबा (qo 2) 
दादी (स्त्री० 1) 
नाती (qo 2) 
बहुनोई (wo 2) 


4. कुछ सवारियाँ-- 


जहाज (To 2) 


हवाई जहाज (Yo 2) 
पानी का जहाज (Xo 2) 
अर्निबोट (Jo 2) 


इंजन (पु० 2) 
नाव (स्त्री०2) 


grand-father 
grand-mother 
grandson 


brother-in-law (sister’s husband) 


aeroplane or ship 
aeroplane 
ship 
steamer 
engine 


boat 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
J 


5, अतिरिक्‍त शब्दावली-- 


सिनेमा (पु० 2) 
धूप (स्त्री? 2) 
भला (वि० 1) 
गहरा (fao 2) 
स्वतंत्रता दिवस (पु० 2) 


निर्देशक 


छात्र 


256 


cinema 

sun-shine 

good. 

deep 
Independence day 


रेडियो (पु० 2) radio 
पुजारी (qo 2) priest 
बिस्तर (पु० 2) bedding 
ठंड (स्त्रो० 2) cold 
जूता (पु० 1) 8110८ 
(फूल) चढ़ाना (fito qo) to. offer (flowers) 
agar (क्रि ao) to rot 
फेंकना (fo qo) to throw 
: अभ्यास 
1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
(आप) की हो प्रतीक्षा थी । 
उस 
इस 
उन 
इन 
स्मिथ à 
घंटी 
मिठाई 
घड़ी 
गाड़ी 
धूप 
नौकर 


oN 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


257 
2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक i 
आइए भाई साहेब, तब तक उस (पेड़) के (नीचे) खड़े हो लें। 





छात्र 
मकान चाह 
ES ऊपर 
Ta करीब 
अग्निबोट == 
घाट ae 
Ts करीब 
चौराहे पास 
बस ऊपर 
दुकान करीब 
छप्पर नीचे 


8. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 
तब तो यहाँ (कुम्भ) के दिनों (भीड़) का आनन्द लीजिए । 
छात्र 
qu द्वितीया नदी 
दशहरा स्नान 
दिवाली घाट 
रक्षा बंधन मेदान 
ईद मिठाई 
होली रंग 
बड़े दिन मेले 
बसन्त मौसम 
` स्वतंत्रता दिवस भीड़ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


258 


4. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
My brother-in-law comes, Let us take breakfast by the time 
we take breakfast my brother-in-law comes. 
मेरे बहनोई आते ë । हम लोग नाश्‍ता जब तक मेरे वहनोई आएं तब तक हुम 
करते हैं । लोग नाश्ता हीं कर ले । 


मेरी माता जी आती हे, हम लोग भोजन करते है 1 
मेरे पिताजी आते हैं, हम लोग कपड़े पहनते | 
मेरे प्राध्यापक जी आते हे हम लोग पाठ पढ़ते Ë । 
मेरी बहन आती है, हम लोग रेडिओ सुनते ह्‌ । 
मेरा पुत्र आता है, हम लोग पत्र लिखते ë । 
मेरे पति आते हैं, हम लोग पूजा करते हैँ | 
मेरी पत्नी आती हे, हम लोग तैयार होते हे । 
मेरा भाई आता है, हम लोग चित्र देखते हे । 
पुजारी आता है, हम लोग फूल WERDE । 
पंडा आता है, हम लोग चन्दन लगाते हैँ | 
अरिनवोट आता है, ह्म लोग स्तान करते Ë । 
जहाज आता है, हम लोग विस्तर बांधते हे 


5. प्रत्युत्तर अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
You would have not seen such No, such a crowd was seen 
a crowd at Mathura. at Mathura. 
एसी भीड़ मथुरा में देखने को नहीं मिली मथुरा में ऐसी भीड़ देखने को मिली 
होगी । थी । 
ऐसी साड़ी बनारस में देखने को नहीं मिली 
होगी | 
एसी गाड़ी दिल्ली मे चढ़ने को नहीं मिली 
होगी । 
ऐसी नाव इलाहाबाद में बैठने को नहीं 
मिली होगी 1 


एसा आदमी पटना में देखने को नहीं मिला 
होगा । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


259 


ऐसे छात्र भारत में देखने को नहीं मिले 
होंग | i 

एसी छात्राएँ रूस में देखने को नहीं मिली 
होगी । 

एसे सेब आगरा में खाने को नहीं मिले 
होंगे । 

ऐसा व्यक्ति कार्यालय में देखने को नहीं 
मिला होगा | 


ऐसा बैरा अमरीका में देखने को नहीं मिला 
होगा । 


ऐसे होटल विदेश में ठहरने को नहीं मिले 
होंग 1 
6. रूपान्तरण अभ्यास 
निदेशक छात्र 


It may rain in one or two days. Itseems that it will certainly rain 
in one or two days. 


दो-एक दिन में पानी आ सकता है । लगता Š दो-एक दिन में पानी आ ही 
जाएगा | 


दो-तीन सप्ताह में खुल सकते हैं । 
एक-दो वर्ष में कुर्ता फट सकता Š | 
चार-पाँच मिनट में बस चल सकती है | 
आट-दस घंटे में दीवारें टूट सकती हैं | 
दस-बीस सेकंड में नाव डूब सकती है | 
पाँच-छह मिनट में बिस्तर aa सकते है | 
एक-दो घंटे में भोजन बन सकता है | 
बीस-तीस वर्ष में लकड़ी सड़ सकती ë | 


चालीस-पचास वष में पुल टूट सकते | 
CC-0, In Public D सिल सकती Di iz by Muthulakshmi Research Academy 
एक-दो महीने में सूचनाएं मिल सकती Ë | 


260 


7. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
He is also muttering something 


(वह) धीरे-धीरे कुछ कहता भी जा रहा है। 


छात्र 
š 
हम 
तुम 
आप 
स्मिथ 
पंडा 
पंडित 
छात्रा 
छात्राएँ 
छात्र 
थानेदार 
सिपाही 
प्राध्यापक 


8. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निदेशक 
यह (नाव) (त्रिवेणौ) को जाने वाली है । 

छात्र 
रिक्शा होटल 
रेल इलाहाबाद 
p मथुरा 

` ताग जवाहर फुहार 

जहाज विदेश 
अस्निबोट पटना 


CC-0. In Public हुयाईजहिंए ür ed by Muthulakshmi Research Academy 
हेवा आगरा 


गाड़ियाँ = 


261 
9. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 








निर्देशक 
(मे) (कार्यालय) जाने वाला हूँ i 

| E 
| नह दिल्ली 
| TY मथुरा 
| ; ह्म बाहर 
| l gi विश्व-विद्यालय 
| Bees नई दिल्‍ली 
; छात्राएँ अशोक होटल 

कला प्राध्यापक विद्यालय 
पिताजी सिनेमा 

भाई साहब मेला 


10. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक छात्र 


कहो भाई, नाव छूटने में अभी कितना समय नाव छूने में यही कोई पन्द्रह मिनट 
? और हुं । 


कहो मित्र, बस छूटने 3 अभी कितनी देर 
? | 


कहो दोस्त, गाड़ी चलने में अभी कितना 
टाइम है ? 


कहो भाई, जहाज़ चलने में अभी कितना 
समय है ? 


कहो यार, ट्रेन छूटने में अभी कितनी देर है? 
कहो भाई, गाड़ी आने में अभी कितनी देर 


है 20-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





262 ; 


कहो मित्र, रेल चलने में अभी कितना 
समय है ? 

कहो मित्र, रेल छूटने में अभी कितनी 
देर है ? 

कहिए अध्यापक जी, घंटी बजने में अभी 
कितनी देर है ? 

कहिए महाशय जी, भोजन करने में अभी 
कितना समय है ? 

कहिए मिस्टर, नाश्ता शुरू करने में अभो 
कितना समय है ? 

कहिए श्रीमती जी, पुड़ियाँ तैयार होने 
में कितनी देर है ? 

कहिए थानेदार साहब, रिपोर्ट लिखने मे 
अभी कितना समय है ? 


11. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निदशक--क्या यह पंडा इन लोगों के माथे पर चन्दन लगा रहा है? 
प्रथम छात्र--जी, यह इनके माथे पर चन्दन ही लगा रहा है । 
निदेशक --वया यह दुकानदार उन लोगों को बनारसी साड़ियाँ बेच रहा है ? 
द्वितीय छात्र--जी, ag उतो बनारसी साड़ियाँ ही बेच रहा है ? 
निर्देशक--कया वे कुली उन लोगों का सामान ले जा रहे Z ? 
तृतीय छाव्र--जी, वे उनका सामान ही ले जा रहे हे | 
निर्देशक--तया ये लड़के उन लोगों के कपड़े पर रंग फेंक रहे है ? 

क्या यह नौकर उन लोगों को भोजन बाँट रहा है ? | 
क्या यह ड्राइवर हम लोगों का सामान उठा रहा है ? 

क्या वे लड़कियाँ उन औरतों की साड़ियाँ देख रही हे 7 
क्या यह छात्र उन अध्यापकों के पत्र पढ़ रहे हुँ? 

क्या वह धोबी आप लोगों के कपड़े धो रहा था ? 

क्या वे बढ़ई उन लोगों की कुसियाँ बना रहे थे ? 

gH वहम (aea Rhina ier ज्स्हुवग्था Atademy 
क्या ये औरतें यात्रियों को कपड़े at= रही थीं ? 


263 
12. विस्तार अभ्यास 
गर्मी मालूम हो रही है । 
अधिक (अधिक गर्मी मालूम हो रहो है) 
कल से (कल से अधिक गर्मी मालूम हो रही है) 
भी (कल से भी अधिक गर्मी मालूम हो रही है) 
आज (आजकल से भी अधिक गर्मी मालूम हो रही है) 
तो (आज तो कल से भी अधिक गर्मी मालूम हो रही है) 




















| 13. विस्तार अभ्यास 
ठंड मालूम हो रही है । 
कम (¿D cs ०० A, ) 
। परसो (oi os के ) 
भी Cuma d ) 
uq (Pp अ. x ae ) 
तो (०० 7,0 ) 
14. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक छात्र . 
दो चार्‌ दिन में पानी आ सकता है । लगता है कि दो चार दिन में पानी आ 
ही जाएगा । 
एक-दो दित में मोहन आ सकता Š | 


एक-दो वर्ष में वह विदेश पहुँच सकती है। 
दो-तीन मिनट में बस आ सकती है | 
चार-पाँच घंटे में छात्राएं सो सकती ह । 
आठ-दस मिनट में बीमार मर सकता है । 
पाँच-छह दिन में साक्षात्कार हो सकता ë 1 
जुलाई के प्रथम सप्ताह में पानी बरस 


सकता है । 
15. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक Sh TTO 
मथुरा में अधिक भीड़ थी । उस दिन p इसस धिक भीड़ 
वहाँ यम द्वितीया का मेला था 1 कि उस दिन वहाँ यम द्वितीया 


का मेला था d 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
19—5 GHD/70 





264 


आगरा में अधिक भीड़ थी । उस दिन 
वहाँ दशहरे का मेला था । 


दिल्ली में अधिक भीड़ थी । उस दिन 
वहाँ रक्षा-बंधन का मेला था | 


पटना में अधिक भीड़ थी, उस दिन गंगा 
स्नान का मेला था | 


इलाहाबाद में अधिक भीड़ थौ । उस 
दिन वहाँ दिवाली का मेला था । 


बनारस में अधिक भीड़ थी । उस दिन 
वहाँ दशहरे का मेला था | 


दिल्ली में अधिक भीड़ थी । उस दिन 
वहाँ बड़े दिन का मेला था । 


प्रयोग 
1. घाट पर पंडे से बात-चीत 


विदेशो--कहिए, पंडित जी क्या हाल-चाल हं? 
पंडा--ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। आइए, afar । 
विदेशी--स्नान करने का विचार है । 


NY नहीं ? मेरे पास वस्त्र रख दीजिए फिर आनन्द के साथ स्तात 
विदेशो--इधर तो स्तान करने वालों की भीड़ अधिक है । 

पंडा--तो आप आठ-दस मिनट पश्चात्‌ स्नान कर सकते हे | 

विदेशी--क्या उस घाट पर नहीं नहा सकता ? 

पंडा--वह तो स्त्रियों का घाट है, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते । 

विदेशो--वे लोग नदी मे फल क्यों फेंक We? 

पंडा--व गंगा जी में फल चढा रहे हेँ। 


2. आशु उत्तर 


1--आप कब आए 
2--कोई दिक्कत तो नहीं हुई ? 
3--किससे आए हे ? 


$ ji 
CC-0. In Public Domain तो नहीं, सा Research Academy 





265 


$-जेया यहाँ अमरीका से अधिक गर्मी है? 
6--आज कल कहाँ रुके हो ? 

7—#at बच्चे भी साथ में है ? 
8--कल कहाँ जाइएगा ? 


3, निम्नलिखित प्रइनों के उत्तर हिन्दी में दीजिए । 


(i) Why was there a greater crowd at Mathura ? 
(ii) When there is a great rush at Allahabad ? 


(iii) What was the Panda applying on the fore-head of the pas- 
sengers? 


(iv) What was he reciting ? 

(v) Where is Triveni ? 

(vi) How did the foreigner reach at his friend’s home ? 
(vii) What did the Indian friend ask a passenger ? 
(viii) What was the suggestion of the foreigner ? 

(ix) In what month doesit begin to rain ? 


4, भारतीय fax के घर पर 
विदेशी--आप के पिता णी कहाँ हैं ? 
fha—adl तो मेरे पिता जी g और वे मेरे बाबा हँ । 
र पिता जी । कया आज आप गंगा स्नान के लिये त्रिवेणी नहीं 
गए ? 
पित्ा--आज त्रिवेणी तो नहीं गया क्योंकि पुजा के लिये देर हो रही थी 1 
विदेशी--आप पूजा के लिये कहाँ जाते हे ? 
पिता--यहीं घर में ही एक छोटा-सा मंदिर है । कभी-कभी वड़े मंदिर जाता 
हूँ । 
विदेशी--बहन जी कहाँ हें ? 
सित्र--वह अपनी दादी जी और छोटे भाई के साथ बाजार गई है । 
विदेशी--तो इस समय घर में और कौन है ? 
मित्र--मेरी पत्नी भोजन बना रही ह और साले साहब अन्दर सो रहे हँ । 


5, पिता पुत्र की बात 
पिता--हरीश इस समय क्या पढ़ रहे हो ? 
qa --इंतिहास की पुस्तक पढ़ रहा हूँ । 
कौन-सा पाठ पढ़ रहे हो d 


lic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


266 


पुत्र--मुगल TATE अकबर I 
पिता--क्या तुम जानते हो कि सलीम चिस्ती का मकबरा कहाँ है ? 
पुद्र--हाँ पिता जी, सलीम चिस्ती का मकबरा फ़तेहपुर सीकरी में है । 
- पिता--और फतेहपुर सीकरी कहाँ है ? 
पुद्र-वह आगरे से थोड़ी दूर है । 
पिता--आगरा और अकबर का क्या सम्बन्ध था? 
पुत्र--आगरा अकबर की राजधानी थी । 


पुनरावृत्ति पाठ 1 
1, प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 
निदेशक 
सोचता हूँ कि यह (पुस्तक) खरीदी जाए ! 


छात्र 
* कार 


feat 
खिलौने 
कपड़े 
मेज़ 
कुर्सी 
चप्पल 
अन्तर्देशीय-पत्र 
साड़ियाँ 
घडी 
फल 
quc 
साइकिल 


साग 
CC-0. In Public Do मोर Digti i 
ux n. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


267 
2. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निदेशक 


क्या (आप) (बनारस) चल सकेंगे ? 


छात्र 
विद्यार्थी दिल्ली 

| राम घूमना 

| सोहन ( सिनेमा 
पिता जी बाजार 
लड़के स्कूल 
लड़कियाँ सिनेमा 
भाई लोग राजघाट 
मास्टर जी घूमना 
आपके लड़के बरात 
राम के भाई आगरा 
धोबी शहर 
लुहार गाँव 

3. प्रतिस्थापनीय अभ्यास 
निर्देशक 
(प्राध्यापक जी) के (विचार) तो अच्छे हे । 
छात्र 
राम कार 
लड़कों “पुस्तक 
विद्यार्थी लेख H 
लड़कियों रि 
सोहन राय 
कालेज पढ़ाई 
धोबी गधा 
प्राध्यापक 


स्कल 
e e 
CC-0. In Public in. Digtized by Muthulakshmi Research Academ 
प्रधान चर्म ४ y 





268 


आज दिन 

p रात 

आप स्वास्थ्य 
आप इरादे 

गाय ga 

दुकान मिठाई 
ज्योति फाउन्टेनपेन 
राहुल साइकिल 
रश्मि गुड़िया 


4. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक ; छात्र 


सोचता हूँ पटना चला जाए | eruat हुँ कि पटना m । 
. सोचता हूँ घूमने चला जाए | 

सोचता हूँ पढ़ने चला जाए | 

सोचता हूँ खाना खाया जाए। 

सोचता हूँ स्कूल पहुँचा जाए | 

सोचता हूँ घर चला जाए । 

सोचता हूँ बिस्तर पर सोया जाए । 
सोचता हूँ मेटिनी शो देखा जाए v 
सोचता हूँ राहुल से पुस्तक माँगी जाए । 
सोचता हूँ प्राध्यापक जी से पढ़ा जाए। 
सोचता हूँ गाना गाया जाए। 


5. रूपार्‍्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 

आप उचित समझते ë । में चल सकता यदि आप उचित समझें, तो में चल सकता 
Ë । 3 हूँ । 

आप ठीक समझते है मे आ सकता हूँ | 

मोहन ठीक समझते है । मोहन पढ़ सकता 
Š dc-o. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


269 


आ सकता है । 


अध्यापक जी जल्दी जाना चाहते हे । | 
अध्यापक जी जा सकते हे 


मोहन खाना खाना चाहता है। मोहन 
खाना खा सकता है । 


आप कार्य समाप्त करना चाहते हे । आप 
समाप्त कर सकते हे । 


आप कार्य समाप्त करना चाहते हं । में 
सहायता कर सकता हूँ । 


सोहन कार चलाना सीखना चाहते हे । 
सोहन सीख सकता है । 


ज्योति परिश्रम करता है। ज्योति प्रथम 


आप दौड़ना चाहते है 1 आप तज दौड़ 
सकते É | 


6. एपाम्तरण अभ्यास 


निदेशक 
इसे हम शुद्ध हिन्दी कहते हो। इसे हम शुद्ध हिन्दी कह सकते है । 
छात्र 
इसे हम शुद्ध दूध कहते हैं । 


इसे हम शुद्ध पानी कहते हे । 
इसे हम गंदी दवाई कहते | 
इसे वे पीने का पानी कहते ह | 
इसे तुम नींबू पानी कहते हो । 
इसको वे पुस्तक कहते है । 

इसे हम कविता कहते हँ । 

इस घर में वे रहते हे । 


सोता 
CC: SM MSO y Muthulakshmi Research Academy 





270 


7. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक 
ऐसी भीड़ मथुरा में देखने को नहीं मिलती ऐसी भीड़ मथुरा में देखने को नहीं 
है । मिली होगी । 
छात्र 


एसी पुस्तक बाज़ार में पढ़ने को नहीं मिलती । 

एसी फ़िल्म आगरा में देखने को नहीं मिलती । 

एसी टीम खेल में खेलने को नहीं मिलती । 

एसा मेवा बाजार में खरीदने को नहीं मिलता । 

एसे सेब बाजार में खाने को नहीं मिलते 1 

एसे लड़के स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलते । 

एसे बच्चे घर में खेलने को नहीं मिलते | 

एसे भवन आगरा में देखने को नहीं मिलते । 

ऐसी संकरी गलियाँ गाँवों में देखने को नहीं मिलती । 
ऐसे पाठ स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलते । 


8. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक 
काम तो अवश्य करना है । काम तो अवश्य करना है किन्तु देर से 
कर सकेगा । 

छात्र 
पाठ तो अवश्य पढ़ना Š | 
आगरा तो अवश्य जाना है । 
सिनेमा तो अवश्य देखना Š | 
स्नान तो अवश्य करना है | 
खाना तो अवश्य खाना Š । 
भोजन तो अवश्य पकाना है | 
काफी तो अवश्य पीनी है । 
गाना तो अवश्य गाना है | ; 

CC-0. PRA IAT RA खेलमपत्है by Muthulakshmi Research Academy 


271 
घूमने तो अवश्य जाना है । 
मिलने तो अवश्य जाना है। 
शोध तो अवश्य करनी है। 
गुड़िया तो जरूर बनानी है। 

9. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
eae 
चाहता हूं, कालेज में स्थान मिल जाए। यदि कालेज में स्थान मिल जाए तो अच्छा 


रहे । 
छात्र 


चाहता हूँ कक्षा में प्रवेश मिल जाए। 

चाहता हूँ, रेल की टिकट मिल जाए । 

चाहता हूँ, बस के स्यान पर टैक्सी की जाए | 

चाहता हूँ, नाव के स्थान पर अग्तिवोट से चला जाए | 

चाहता हूँ, पाठ लिखने की जगह याद कर लिया जाए । 

चाहता हूँ, लाल किले के स्थान पर फ़तेहपुर सीकरी देखी जाए। 
चाहता हूँ, बस से चलने के स्थान पर रेल से चला जाए। 
चाहता हूँ, होटल में खाना खा लिया जाए । 

चाहता हूँ, गंगा में cara किया जाए । 


10. योगात्मक अभ्यास 


निर्देशक 
अच्छा चलो, पहले भोजन कर लो अच्छा चलो, पहले भोजन करलो फिर 
बातें करेंगे । 
छात्र 
अच्छा चलो, पहले पढ़ लो। घूमना | 
अच्छा चलो, पहले खेल लो | स्नान करना | 
अच्छा चलो, पहले खाना खालो | घूमना | 
अच्छा चलो, पहले काम समाप्त कर लो | ; सिनेमा देखना | 
अच्छा चलो, पहले स्तान कर लो | तरता। 
अच्छा चलो, पहले पढ़ाई समाप्त कर लो |” शोध करना | 
अच्छा चलो, पहले पाठ पढ़ लो | चर्चा करना | 
अच्छा चलो, पहले कपड़ा पसन्द कर लो | खरीदना | 


००-अश्छा OTER: सेणसेःख'्हीपसी५kshmni Research Atgetarhyt 





272 


11. योगात्सक अभ्यास 


निर्देशक 
ये साड़ियाँ aga मजबूत हैं । ये साड़ियाँ बहुत मजबूत हे क्योंकि यहीं 
र कढ़ती है । 
छात्र 
ये पुस्तकें बहुत अच्छी हे । छपना । 
ये खिलौने बहुत अच्छे | बनना | 
ये खड़ाऊं बहुत मजबूत हं | बनना । 
यह ata की लूटिया बहुत अच्छी ë | बनना | 
ये दृश्य बहुत सुन्दर हें। प्राकृतिक | 
यह सप्ताह बहुत ठंडा है | ad गिरना । 
इस सप्ताह यहाँ भीड़ है । मेला । 
ये कपड़े पेड़ के पास रख देते हैँ । रहना | 
12. योगात्मक अभ्यास 
निदेशक 
में एम० vo कर लूँ । पी-एच०डी० मैं एम० To करूंगा और साथ ही साथ 
कीं तैयारी करता रहूंगा | पो = एच० Slo को तयारी करता 
रहूंगा । 
छात्र 


में पाठ पढ़ Ll चर्चा करने की तैयारी करता रहूंगा । 

में अध्यापक का पद संभाल लूँ। एम० ए० करने की तैयारी करता रहूंगा । 

हम थोडी देर बात कर लें । खाने की तथा री करते रहेंगे । 

हम कपड़े पहन लें । बाजार घूमने की तेयारी करते रहेंगे | 

हम पुस्तक लिख लें । प्रकाशित कराने की तेयारी करता रहूंगा.। 

मै आपकी भाषा सोख लूँ । बोलने के अभ्यास की तैयारी करता EM । 
. हम स्तान कर लें तेरने के अभ्यास को तैयारी करते रहेंगे । 
०००हुभाषहेले अपने स्वामीव? भनिने eRe करते रहेंगे Y 





13. 


273 
प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या कल आप लोग कहीं गए हुए थे ? 
प्रथम छात्र 
नहीं, हम कल कहीं नहीं गए थे | 
निर्देशक 
क्या कल विद्यार्थी सिनेमा देखने गए हुए थे ? 


हितीय छात्र 

नहीं, कल विद्यार्थी सिनेमा देखने नहीं गये हुए थे । 
निर्देशक | 

क्या अध्यापक लोग फ़तेहपुर सीकरी देखने गए हुए थे ? 


तृतीय छात्र 


14. 


नहीं, कल अध्यापक लोग फ़तेहपुर सीकरी देखने नहीं गए हुए थे । 
क्या पिछले वर्ष आप लोग हवाई जहाज से विदेश गए हुए थे ? 
क्या पिछले महीने लड़के अग्निबोट से नदी पार करने गए हुए थे ? 
क्या परसों आप लोग नाव सें सैर करने गए हुए थे ? 

क्या परसों हम लोग लाल किला की सर करने गए हुए थे ? 

क्या प्रातः लड़के बाग में घूमने गए हुए थे ? 

क्या प्राध्यापक जी पाठशाला जाने के पहले स्तान करने गए हुए थे ? 
क्या विद्यार्थी स्कूल जाने से पूर्व पाठ याद किए हुए थे ? 


प्रत्युत्तर अभ्यास 


निदेशक 
क्या अब और कुछ करने का विचार है ? 


प्रथम छात्र 
जी हाँ, अब और अध्ययन करने का विचार है । 


निदेशक 


क्या अब और एक विषय में एम० To करने का विचार है ? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


274 


द्वितीय छात्र , 
जी हाँ, एक और विषय में एम० ए० करने का विचार है 1 


निर्देशक 

क्या अंब और घूमने का इरादा है ? 

तृतीय छात्र 

जी हाँ, आगरे का लाल किला घूमते का इरादा है । 

क्या अब और विषय पढ़ने का विचार है ? 

क्या अब और पुस्तक पढ़ने का विचार है? 

क्‍या अब और कुछ गाने का विचार है ? 

क्या अब और कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करने का विचार है ? 
क्या अब और कुछ नवीन तथ्य प्राप्त करने का विचार है ? 
कया अब नवीन निबंध लिखने का विचार है ? 

क्या अब और भोजन करने का इरादा है ? 

क्या अब और किसी के दर्शन करने का इरादा है ? 
क्या अब और किसी से मिलने का विचार है ? 


15. What do you know about Hindi ? 


Here is a quiz of fifteen questions of wrong Hindi constructions 
with correct English translation. Each sentence consists 
of a mistake or mistakes, Every student is required to correct 
all these mistakes within fifteen minutes. Compare your 
answers with the correct list with your instructcr. 


1. लड़का घर गयी थी। The boy went to home. 
2. दो लड़का पुस्तक पढ़ रहा AT | Two boys were reading books. 
3. एक आदमी T पुस्तक चुराया | A man stole a book. 


4. हम शुद्ध हिन्दी बोलता है । We speak high Hindi. 
5. हम खेल खेलने गयी थी । We (girls) went for playing. 


6. आज हम आपकी दावत खिलायेंगे। We will give you a feast. 

7. राहुल ने ज्योति को मार लगाया । Rahul beat Jyoti. 

8. ज्योति आज कक्षा में उपस्थित था। Jyoti is present in the class. 

9. लड़कों ने कुछ पुस्तक खरीदा | The boys purchased a few books. 


WOE स्नान करने जाते है। ' We went to take a bath in the 


Ganga. 
11. प्राध्यापक कक्षा में अच्छा पढ़ाते The teacher teaches well in the 
हो I class. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





275 


12. हम बस से यात्रा नहीं किया । * 


We did not travel by bus. 
13. विद्यार्थी गुरु जीसे प्रार्थना की । 


The student requests the tea- 
cher. 


14. हम सभी सच बोलना | We all speak the truth. 
15. मेने कुछ काम की | I did a little work. 





प्रयोग 
अ--आशु उत्तर 
1—4aT कल कहीं गए gu थे ? 
2--कया कल भी कहीं जाने का विचार है ? 
3--कया फ़तेहपुर सीकरी देखने का इरादा है ? 
4--फ़तेहपुर सीकरी में देखने को क्या-क्या है ? 
5--आप फ़तेहपुर सीकरी कसे पहुचेंगे ? 
6--क्या आप रेल से जाना पसन्द करेगे ? 
7-णक्या आप वहाँ होटल में खाना पसन्द करेगे ? 
8--क्या आप वहाँ के लिए खाना साथ ले जाएंगे ? 
9--क्या आप भोजन हमारे साथ कर सकते हूँ ? 
10--क्या आप मोहन के साथ टॅक्सी से जा सकते हैं ? 


आ-- Fillup the blanks with appropriate words. 
को, ने, कौन, आप, साथ, के, द्वारा, 8, रहे 


1--आप...... भूख लगी है ? 
2--आप...... कुछ कहा था ? 

ge SN सहाय साहब बोल. . . . . . थे? 
4--...... कौन बोल रहे हैं ? 

5... सा कार्य मुझे...... करना है ? 
(Seis ००००० की सहायता करने. . . X amd ? 
SMR हमार a... चलने को तैयार हैं ? 
8--राम...... पुस्तक चुरायी गयी । 

9--मोहन. . - . - - पुस्तक खरीदी । 
विसर S. चलने का ख्याल है ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


276 


g—Review the following conversation! 
विद्यार्थी के साथ एक We 
अ--तमस्ते, कहिए आप किस समय कक्षा में आ जाते ë ? 
ब--मै ठीक दस बजे कक्षा में आ जाता हूँ। आप किस समय आते है ? 
अ--मै भी ठीक समय पर आने की पूरी कोशिश करता हूँ । 
ब--आज आप का यह घंटा किस विषय का है ? 


अ--मेरा घंटा नागरिक शास्त्रका है । आज हमको राष्ट्रपति के अधिकार 
और कर्तव्य WIT जाएंगे । 


ब-या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्यापक जी ने बतला दिया है? 
अ--नहीं, राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च न्यायालयं का पाठ पढ़ाया जाएगा | 
ब--आप किस विषय में एम० ए० करना चाहते हैं ? 

अ--मैं राजनीति शास्र में एम० ए० करने के पश्चात्‌ अनुसंधान भी करूंगा । 
ब-_आपके विचार तो उच्चकोटि के ë 1 

अ--अच्छा में चलता हूँ, मेरा पीरियड है । 


$—What would the guide say you when you ask him : 
(i) Was Fatehpur Sikati the capital of India? 
(ii) Who was the founder of this city ? 
(iii) Is Buland darwaja the highest gate in India ? 
(iv) Do you know something about Pachisi Court ? 
(v) What is the mosqueof Salim Chisti famousfor ? 
(vi) How have you reached here ? 


(vii) Would you prefer a taxi or a bustoreturn to your home ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ 5 


जयपुर के भवन 
स्मरणाथ आधारभूत संवाद(Basic Dialogues : For Memori- 
zation) 
भारतीय नित्र--नमस्कार मिस्टर हरबटं, | अरे, आप 
"UT बटुआ खो गया है ? 


हरबटं--नमस्कार, वैठिए | खो क्या गया है, कहीं रखकर भूल गया हूँ । मेने 
उसे a एक जगह देख लिया । यहीं कहीं होगा । इस समय मिल नहीं 
Ser है । 


to We) सकता है पुस्तकों में मिल गया हो । जरा इन पुस्तकों को उठाइए 
i 
हर०--वाह भाई । आपने तो कमाल ही कर दिया, नहीं तो न जाने मैं कितनी 
देर और परेशान होता 1 चलो, अब हवा खोरी को चलें । सिगरेट लीजिए à 
wie सि०--जी नहीं, धन्यवाद ! मेँ धूम्रपान नहीं करता । 

Wie सि०--नमस्ते, भाई हरीश | _ वधाई है । ag हमार मित्र मिस्टर eae, 
आप आजकल भारत के प्रसिद्ध स्थानों का पर्यटन करने निकले 
हैं। और ये हे मिस्टर हरीश, इन्होंने इसी वर्ष एम० ए० की परीक्षा में 
प्रथम स्थान प्राप्त किया हे । 

हर०--नमस्ते, मुझे बहुत खुशी है। अब आगे आप का क्या विचार है ? 

हरीश--कानून के अध्ययन के साथ-साथ प्रागेतिहासिक युग पर शोध कार्य करूँगा) 

कल आप मेरे यहाँ अवश्य आइएगा । दिनेश भाई, हरबर्ट साहब के 
साथ कल आना न भूलिएगा | 

हरब्ट--यहाँ की सड़कें तो बड़ी चौड़ी और साफ़ सुथरी हे । दुकानें भी दिल्ली की 

दुकानों से खूबसूरत हैं i सड़कों पर पेड़ों की छाया बड़ी अच्छी लग रही 
है। शहर के बारे में कुछ बताते चलिए । 

भा० सि०--इस नगर को राजा सवाई जयसिह ने 1728 में बसाया था। आप 

देख रहें हैँ कि यहाँ की ये इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों की बनवाई गई 
हैं। देखिए सभी रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हूँ । 
हरबटे--वह दूर कौन लाल-सी इमारत दिख रही है ? मालूम होता है जैसे कोई 
किला हो? 
Mo मि०--वह हवा महल है और उसके दूसरी ओर वेधशाला है | अलबट हाल 
और संग्रहालय दर्शनीय स्थल हे । कल प्रातः देखने चलेंगे । 


तो कुछ ढूंढने में व्यस्त Š | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


278 


हरबटं--ज्योतिष में भारत के लोगों की काफ़ी रुचि मालूम होती है । 


aro मि०--जी, भारत के लोग बहुत प्राचीत काल से ज्योतिष के विद्वान रहे Ë 
अब तो लोगों की इस ओर दिलचस्पी ही नहीं रह गई है । 


हरबटं--मुझे प्यास लगी है । आइए, उस दुकान पर चलें । 
दुकानदार--कहिए साहब, क्या हाजिर करूँ ? काफ़ी, चाय, दूध, लस्सी या 


लेमन ? 


आधारभूत संवादों का 


wo fo भारतीय मित्र 
go हरबटं (qo 2) 
go हरीश (qo 2) 
जयपूर के भवन 

अरे (विस्म०) 

व्यस्त (fao) 

azat (पु०1) 

खोना (ffo Ao) 


1. भारतीय मित्न--तमस्कार मिस्टर 
हरबटे, अर, आप 
तो कुछ ढूंढ़ने में 
व्यस्त ह / क्या 
बटुआ खो गया 

? 
भूलता (fo ao) 
यहीं कहीं (sto) 

2. हर०--नमस्कार, बेठिए | खो क्या 
गया š ? कहीं रखकर भूल 
गया हू । मेने उसे हर एक 
जगह देख लिया है । यहीं 
कहीं होग।। इस समय मिल 


नहीं रहा है । 
जरा (अ०) 
उठाना (fo qo) 


अनुवाद तथा शब्दावली 


(name ofa person) 


(name of a person) 


The mansions of Jaipur 
oh 
busy 
purse 


to lose, to miss 


Good morning Mr. Herbert. 
Oh, you are busy in searching 
out something. 

Have you lost your purse ? 


to forget 
Some where here 


Good morning, pleasesit down. 
No, I think I have not lost it. 
I have misplaced it somewhere. 
Ihavesearched it everywhere. 

It must be somewhere here, but is 
not traceable at this moment. 


Some what 
to lift, tilt up 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





279 


. भा० सि०--हो सकता है पस्तकों 
H faa गया Tl 
ज़रा इन पुस्तकों को 
उठाइए तो सही । 


वाह (विस्म०) 
कमाल (पु० 2) 
कमाल करना (fao) 

न जाने (अ०) 

परशान (fao 2) 
हवा-खोरी (स्त्री०1) 
सिगरेट (स्त्री०2) 


4. हर०--वाह भाई, आपने तोक़माल 
ही कर दिया । नहीं तो न 
जाने में कितनी देर और 
परेशान होता | चलो, अब 
हवा-खो री को चले । सिग- 
रेट लीजिए d 

धूम्रपान 


5. Wo मि०--जी नहीं, धन्यवाद । में 


धूम्रपान नहीं करता | 
` 
(sto 1) 
(122) 


बधाई 
पर्यटन 
प्रथम स्थान 


6. भा० मि०--नमस्ते भाई हरीश, 
बधाई है। ये हें हमारे 
मित्र मिस्टर gta, 
आप आजकल भारत 
के प्रसिद्ध स्थानों का 
पर्यटन करने निकल 
हैं और य हें मिस्टर 
हरीश, इन्होंने इसी 
वष एम० Yo का 
परीक्षा मे प्रथम स्थान 
प्राप्त किया है । 


आगे (sto) 


It is just possible. You might 
have placed it with the books. 
Please just tilt up these books. 


wonder 

wonderful 

to do wonder 

not known 

worried 

strolling, walking 

cigarette 

It’s wonderful. You have done a 
great job. Otherwise I don’t know 
how long would have I taken in 


looking for it. Let us go out for 
a walk. Please have a cigarette, 


smoking 


No please, thanks. I do not smoke, 


congratulations 

tour, trip 

first position 

Gocd morning Mr. Harish 
Congratulations He is our friend 
Mr. Herbert. He has come on a 
tour of India and he is Mr 
Harish. He stood first in the M.A 
Examination this year 


in future (for future) 


20-५4 cip] Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


280 


Good morning, 


SS S l 
7. हर०--नॅमस्त, मुझ बहुत खुशी है you. Now what 


I am glad to meet 
अब आगे आपका GUT 


do you Propose to 


do next ? 
विचार है ? 
कानून (पा 2) Jaw 
अध्ययन (RS) study 
प्राग्‌-ऐतिहासिक (fato 2) pre-historic 
युग (ia age 
दिनेश (Xo 2) (name of a person) 


I shall be doing research on the 
Pre-historic Age along with my 
study of laws. Please do come to 
my house to-morrow. Mr. Dinesh, 
do not forget to come with 
Mr. Herbert tomorrow evening, 


8. ह्‌०--कानून-के अध्ययन के साथ- 
साथ प्रागू-ऐतिहासिक युग 
पर शोध कार्य करूँगा । कल 
आप मेरे यहाँ अवश्य आइ- 
एगा। दिनेश भाई, हरबटं 
साहब के साथ कल शाम 
आना न भूलिएगा । 


साफ़-सुथरी (वि० 2) 
छाया (*dlo 2) 





neat and clean. 


shadow 


MM ~ ^ 
9. हर०--यहाँ की सड़क तो बड़ी The roads are very broad and 


clean. The shops are more 


चौड़ी और साफ़-सूथरी ह । 
दुकाने भी दिल्ली की 
दुकानों से खूबसूरत gi 
सड़कों पर पेड़ों की छाया 


attractive than those of Delhi. The 
shade of trees on the roads adds 
to their beauty. Please keep on 
telling something about the city. 


बड़ी अच्छी लग रही है। 





शहर के बार में कुछ बताते 
चलिए । 
राजा (qo 1) king 
सवाई जयसिह (Te 2) Sawai Jai Singh (a name) 
बसाना (fo wo) to found 
1728 (#78 सौ अद्ठाइस) seventeen hundred and twenty- 
eight. 
पत्थर (पु०2) stone 
रास्ता (पु० 1) , path, way 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





28) 


सम (fo 2) 
समकोण (पु०2) 
बनवाना (क्रिन्स०) 


10. भा० छि०--इस नगर को राजा 
सवाई जयसिंह ने 
1728 में बसाया था। 
आप देख रहे हैं कि 
ये इमारतें गुलाः 


रंग के पत्थरों की 
वनवांयी गयी हे । 
देखिए सभी रास्ते 
एक दूसरे को समकोण 
पर काटते हे । 
कौन-सी 
जैसे 


PI 


equal 

right angle 

cause (someone) to erect 

Raja .Sawai Jai Singh founded 
this city in 1728 A. D. You see 
that these buildings, are built 
of pink stones. Please mark all 


the roads cross each other at right 
angles. 


which one 


as 


11, ६९०--वह दूर कौन-सी लाल इमा- What is that red building ? 


रत दिख रही है। मालूम 


होता है जंसे कोई किला है । 
हवा महल (qo 2) 
वेध (Fo 2) 
शाला (eo 2) 
वेधशाला («e 2) 
अलबर्ट हाल (Yo 2) 
संग्रहालय (vo 2) 
दर्शनीय (बि० 2) 
स्थल (षु० 2) 


12, Wo सि०--वह हवा महल है और 
उसके दूसरी ओर 
वेधशाला ë | अलबर्ट 
हाल और संग्रहालय 
दर्शनीय स्थल हैं, कल 
` प्रातः देखने AAT | 
(qo 2) 
(o 1) 


ज्योतिष 
रुचि 


It looks like a fort. 


Hava Mahal 


piercing, the observation of planets 
by means of a telescope. 
house, a word used after 
nouns. 


observatory. 
Albert Hall 


museum 


certain 


worthseeing 

place 

That is the Hava Mahal and the 
observatory next toit. The Albert 
Halland the museum are worth 


seeing places. We shall go to see 
them tomorrow morning. 


astronomy 


interest 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


282 


13. हर०--ज्योतिष में भारत के लोगों 
की काफी रुचि मालूम 


होती है । 
विद्वान (पु० 2) 
दिलचस्पी (स्त्री० 1) 


14, Ato मि०--जी, भारत के लोग 
बहुत प्राचीन काल 
से ज्योतिष के विद्वान 
रहे ë 1 अब तो लोगों 
की इस ओर दिलचस्पी 
ही नहीं रह गयी है । 


प्यास (स्त्रो० 2) 


15. हर०---मुझे प्यास लगी है .। 
आइए, उस दुकान पर 


चलें | 
हाज़िर (वि०2) ` 
हाजिर करना (क्रि० go) 
लस्सी (*dto 1) 
लेमन (पु०2) 


16, दु०--कहिए, साहब, क्या हाजिर 
करू ? काफ़ी, चाय, दूध, 
लस्सी या लेमन ? 


नींबू-पानी (१० 2) 
बरफ़ (स्वो० 2) 
डालना (क्रि० स०) 
नमक (पु० 2) 
नमकीन (वि० 2) 


Itseems the Indians have great 
interest in astronomy. 


learned, a scholar 


interest 


Yes, from ancient times the In- 
dians have been scholars of as- 
tronomy. Now the people are 
losing interest init. 


thirst 


I am feeling thirsty; please come, 
let us go to that shop. 


present 


to serve, to present 
(to cause to appear) 


A drink made of churned curd and 
water with sugar. 


lemon, lamonade 
Yes please, order what you 


want ? Coffee, tea, milk, lassi or 
lemonade ? 


lemon-water 
166, snow 
to put in, to cast 


Salt 


saltish, salty dishes 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








—— tdi 


अच्छा, वरफ़ न डालिएगा | 
फिर कुछ नमकीन मीठा 
वगरह दीजिए। 


रकावी (s&to 1) 
वदलना (fo qo) 
सिरका (Yo 1) 


18. gXo——HUg रकाबी वदलो । जरा 
सिरका तो दीजिए । 


निकालना (Fo qo) 
सुलगाना (Fo qo) 


19. ह०---पेसा आप न निकालिए, 
म द रहा | आप तब तक 
सिगरेट सुलगाइए । 


283 
17. ह०--नींवू-पानी हो तो ज्यादा 1६ is better, if 


r it is lemon water. 
Don't put ice in it. Also supply 
Some salty dishes and sweets 
etc. 

plate 


to change, to replace 


vinegar 


Change this plate, Please supply 
some vinegar. 


to turnout 
to light, to inflame. 
Please do not pay the bill. Iam 


paying it. You may in the mean 
time pleaselight the cigarette. 


Cultural Notes 


Jaipur, the capital of Rajasthan, is a magnificient town. Itis 
called the Paris of India and the pink city of India. Itis surrounded on 
allsides, except the south, by rugged hills crowned with forts, enclosed 
in embattled walls. The city was built early in the eighteenth century. 
Tt is so well laid-out that it might wellhave been designed by a modern 
town planner. The Maharaja’s palace (city palace) stands in the centre 
to the city amidst lovely gardens. Houses with latticed windows line the 
street. Their pink colour lends enchantment to the scene and makes it 


almost magical at sun-set. 


Jaipur takes its name from the famous Maharaja Sawai Jai Singh 


who founded the city in 1728 A. D. 


आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 


Passive voice—The passive is expressed by a phrasal Construction. 
(In English also itis expressed by a phrase,e.g. “I seethedog’ but “The 
dog is seen by me’). The verb-phrase in Hindi is formed as below : 


main verb in the f 


past participle 4 dp 
L 


form 
e.g., 
में कुत्ते को देखता हूँ । 
मुझसे कृत्ता देखा जाता ë । 


3 


f Auxiliary verb 
4 Jana in proper 
L tense-formation. 


1 see a dog. 


'The dog is seen by me. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


284 


में कुत्ते को देख रहा Ë l lamseeinga dog. 

मुझसे कुत्ता देखा जा रहा Š l The dog is being seen by me. 

Ñ कुत्ते की देखूँगा l I shall see the dog. 

मुझसे कुत्ता देखा जाएगा । The dog will be seen by me. 
आपने पत्र लिखा । You wrote a letter. 

आपसे पत्र लिखा गया । The letter was written by you. 


(a) The agent, when mentioned, is followed by the post-position 
से (‘se’). The noun or pronoun before ‘se’ comes in the 


oblique form. 


(b) Thethingdone (in contrast to the doer or agent) comesinthe 
passive sentence as a grammatical subject in the sense that 
the verb agrees with itin number and gender. 


में पत्र (To) लिखता हूँ में चिट्ठी (ate) लिखता हूँ । 
मुझसे पत्र लिखा जाता है मुझसे चिट्ठी लिखी जाती ë । 
2. The verb लगना in the sense ‘to feel’ takes a -को construction 


with its subject ~q) construction means that the subject (noun or 
pronoun) comes in its oblique form with the post-position— को | 


लड़के को प्यास लगी a tl The boy feels thirsty. 
म्‌झे भूख लगी है l E I feel hungry. 

लड़के को ठंड लगती है । The boy feels cold. 
3. This 


-# Construction also comes with certain abstract nouns 
खुशी, प्रसन्नता (happiness), दुःख (sorrow), खेद (regret) etc, in the frame 


e.g. 
लड़के को (खुशी) Š । 
मुझे बहुत खुशी है । 
मुझे बड़ा खेद है । 


4. EE Commonly means "and", and adds two words ( लडका और लड़की ) 
two phrases (अच्छे लड़के और बरे लड़के) and two clauses (लड़का 


पढ़ता है और लड़की लिखती है)। But और some times comes for “more” 
before an adjective, 


* दुःखी होता । 
में और दुःखी होता । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








1. शैलीगत विकल्प 
हिन्दो 

बधाई (edo 1) 
पर्यटन (qo 2) 
परीक्षा (स्त्री 2) 
युग (e 2) 
स्वच्छ (fao 2) 
स्थल (To 2) 
विश्वास (१० 2) 
रुचि (do 2) 


2. कुछ अतिरिक्‍त शब्द 


फाड़ना (कि० qo) 
संख्या (स्त्री० 2) 
पाठशाला (स्त्री 2) 
खाई (स्त्री० 1) 
पंक्ति (ato 1) 
समुद्र (qo 2) 
पहाड़ (पु० 2) 
तेल (Te 2) 
शुद्ध (fo 2) 
घी (qo) 
असली (वि० 2) 
कच्चा (वि० 1) 
मसाला (wo 1) 
साग (Go 2) 
कलम (te 2) 
गिलास (qo 2) 
नोट (qo 2) 


285 


शब्दावली अध्ययन 


s 


मुबारक बाद (पु० 2) congratulation 


सर (Feito 2) 
इम्तिहान (qo 2) 
जमाना (To 1) 
साफ़ (fao 2) 
जगह (Fate 2) 
यकीन (qo 2) 
दिलचस्पी (स्त्री० 1) 


to tear out 
number 
school 
trench 
line 

sea: 

hill 

oil 

pure 

ghee 

pure 

raw 

spice 
vegetable 


pen 


tour 
examination 
age 

neat and clean 
place 

belief 


interest 


glass, tumbler 


currency note 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


286 


छतरी (स्त्री ० 1) umbrella 
छाता (पु० 1) umbrella 
qu (पु० 1) religion 
लट्ठा (wo 1) log 
` पट्टी (स्त्री० 1) strip 
अभ्यास 


1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 


निर्देशक 

अरे! आप तो कुछ (ढूँढने) में व्यस्त हे | 

छात्र 
खाने 
बनाने 
पढ़ना 
उबालना 
उड़ाना 
तोड़ना 
काढ़ना 
काटना 
फाइ्ना 
नापता 


2. प्रतिस्थापनोय अध्यास (सरल) 
| 
निर्देशक 
प्रे = ` E | 
(ज्योतिष) में भारत क लोगों की काफ़ी रुचि मालूम होती है । 
छात्र 
कला 
इतिहास | 
भूगोल 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





287 


विज्ञान 
संस्कृत 
प्रागूऐ तिहा सिक अध्ययन 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
इमारतों 
पर्यटन 
धूम्रपान 
अनुसंधान 
पुरातत्व 
3. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्च) 
निदेशक 
(कानून)के अध्ययन के साथ-साथ (प्राग्‌ऐतिहासिक युग) पर शोध कार्य करूँगा। 
छात्र 
प्रागूऐतिहासिक युग पुरातत्व 
गणित भूगोल 
विज्ञान गणित 
कला _ इतिहास 
इतिहास संस्कृत 
अंग्रेजी वंगला 
संस्कृत हिन्दी 
भूगोल इतिहांस 
पुरातत्व गणित 
qn संख्याओं 
विज्ञान उसमें जाने के साधनों 
4. प्रतिस्थापनीच अभ्यास (मिश्र) 
निदेशक 
ag (हवा महल) है और उसके (दूसरी) ओर (वेधशाला) R | 
| छात्र 
| s इस चिकित्सालय 
| M उस विश्वविद्यालय 
| किला एक खाई 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





288 


तालाब चारों दीवार 

सड़क दोनों पेड़ों की पंक्ति 
भारत तीनों समुद्र 

किला सब खाई 

दुकान इस होटल 

स्टेशन उस वेधशाला 
नदी एक घाट 

मन्दिर चारों पानी 

गाँव तीनों मैदान 


5. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
यो इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों ये इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों की 
की बनी हैं । बनाई गई हैं । 
यह किला लाल रंग के पत्थरों का बना 
है । 
वह दुकान काले रंग के पत्थरों की बनी 
है । š 


यो कमरे सफ़ेद रंग के पत्थरों के बने 
ë! 

ये मकान पक्की इंटों के बने हे । 

यह लूटिया att की वनी है । 

यह चित्र तेल के रंगो से बना है । 

यह खाना शुद्ध घी से बना है । 

यह तरकारी शुद्ध घी से बनी है । 

यह दीवार कच्ची ईंटों की बनी है । 

यह साग बढ़िया मसालों से बना है । 


i 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Mien as. 


289 
6. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक 
आपका बटुआ पुस्तकों में होगा | 


छात्र 


हो सकता है आपका वटुआ किताबों 
: में मिल गया हो । 
आपका कलम पुस्तकों में होगा । 


आपकी टोपी कपड़ों में होंगी । 
आपके tt कपड़ों में होगे । 
आपका पत्र कागजों में होगा । 
आपका मनी आडंर पत्रों में होगा । 
आपकी चप्पलें कपड़ों में होगी । 
आपके खड़ाऊं कपड़ों में होंगे । 
आपकी पुस्तक संदूक में होगी । 
आपका कलम मेज पर होगा । 


7. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक छात्र 
राजा सवाई जयसिह ने नगर बसाया राजा सवाई जयसिंह के द्वारा नगर 
था d बसाया गया था | 


श्री प्रेमचन्द्र ने पत्र लिखा था । 
age ने गाड़ी बनाई थी । 
स्मिथ ने चित्र बनाया था । 
मेरी पत्नी ने तरकारी पकाई थी । 
आपकी पुत्री ने सूट सिया था । 
आपने सूट बनाया था | 

आपने गीत सुनाये थे । 
नौकर ने लस्सी बनाई थी । 
बैरा ने अंडे उबाले थे । 
लड़की ने साड़ी काढ़ी थी । 
विदेशी ने फूल चढ़ाए थे | 
नौकर ने दीवार तोड़ी थी । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


290 


8, प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


ag दूर कौत-सी (इमारत) दिख रही है ! 


छात्र 
सात सिपाही 
किला पहाड़ 

स्टेशन पेड़ (ago) 
छात्राएँ पुल 

छात्र (वहु०) मैदान 


9. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 

निर्देशक 
यहाँ की (सड़कें) तो बड़ी चौड़ी और साफ़ हैं । 
छात्र 

इमारत 

कमरा 

कमरे 

नदियाँ 

नदी 

पुस्तकें 

ताँगे 

बसे 

रलगाड़ी 

जहाज 

अग्निबोट ` 

नावें 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


— Vo) AGB 


291 
10. प्रत्युत्तर अभ्यास 


निर्देशक 
क्या वटुआ खो गया है ? 


छात्र 

खो क्या गया है, कहीं रख कर भूल 
गया हूँ । 

क्या पुस्तक खो गयी है ? 


qur पैसे खो गये š ? 

क्या गिलास टूट गया है ? 
क्या फाउन्टेन पेन टूट गया है ? 
क्या टोपी खो गयी e 7 

क्या घड़ी खो गयी है ? 
क्या पत्र उड़ गया है ? 

क्या नोट उड़ गया है ? 
कया जूते खो गये हें ? 
क्या लुटिया गिर गई है ? 
क्या छतरी खो गई है ? 
qur छाता खो गया है ? 


11, प्रत्युत्तर अभ्यास 


निर्देशक 
ज्योतिष में भारत के लोगों की काफ़ी रुचि मालूम होती हे 1 


प्रथम छात्र 
जी, भारत के लोग बहुत प्राचीन काल से ज्योतिष के विद्वान रहे हैं । 


निदेशक | 
इतिहास में अमेरिका के लोगों की काफ़ी रुचि मालूम होती है । 


द्वितीय छात्र Š 3 
जी, अभे रिका के लोग प्राचीन काल से ही इतिहास के विद्वान रहे ë । 


निर्देशक ; 
गणित में भारत के लोगों की काफ़ी दिलचस्पी प्रतीत होती है । 


कृषि में रूस के लोगों की काफ़ी रुचि मालूम होती है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


293 
आप देख रहे हे कि (आप देख रहे है कि यहाँ की ये इमारतें गुलाबी रंग के पत्रों 
a cad ay 0) SSN NA 
क्या (क्या आप देख RE कि यहाँ की ये इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों की 
बनाई गई हं 1) NT. E 
नहीं (क्या आप नहीं देख रहे हे कि यहाँ की ये इमारतें गुलावी रंग के पत्थरों 
की बनाई गई ë ।) ; 


44. विस्तार अभ्यास 
किला बनाया गया Š । 


FOOT, ................ o. ) 
FRG 00 ...............:. aa ) 
SA और पत्थरों का (........ १ sc हम ) 
SAR? SGM (5006006506 ............. EE ) 
S aaa है WS (seococsoco ........... . ॐ ) 
क्या. (boon 500006000000006 ............ Ë E.) 
नही (6... NS Acuto ENSE. E.) 


15. विस्तार अभ्यास 
लोग रहे ë । 
भारत के (भारत के लोग रहे ë) 
विद्वान (भारत के लोग विद्वान रहे ë ) 
ज्योतिष के (भारत के लोग ज्योतिष के विद्वान रहे है ) 
प्राचीन काल से (प्राचीन काल से भारत के लोग ज्योतिष के विद्वान रहे ë) 
बहुत (बहुत प्राचीन काल से भारत के लोग ज्योतिष के विद्वान रहे है) 


16. विस्तार अभ्यास 


ब्राह्मण रहे Š । 
हिन्दुस्तान के (...... s... ) 
GUUS (oo EL. RR Oar n°" ) 
IEEE 5 . 
LIEN 000 
SENI (क... os sa. तची ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


292 


कला में जापान के लोगों की काफ़ी दिलचस्पी मालूम होती हे । 
पुरातत्व में इंग्लैंड के लोगों की काफ़ी रुचि प्रतीत होती है । 

2 में काशी के पंडितों का काफ़ी विश्वास मालूम होता है । 

वेदों में भारत के लोगों का अधिक विश्वास मालम होता है 1 
फ़ारसी में भारत के मुसलमानों की अधिक दिलचस्पी मालूम होती है । 
अंग्रेजी में अमेरिका के निवासियों की काफ़ी रुचि देख पड़ती है I 


12. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या जयपुर की दकानें दिल्ली की 


> 


दुकानों से खूबसूरत हे ? 
क्या NE का महीना जून के महीने से गर्म 
gt! 
क्या जनवरी का महीना दिसम्बर के 
महीने से ठंड़ा है ? 
क्‍या चाँदी सोने से भारी है ? 
क्या लोहा पीतल से हलका है ? 
क्या लकड़ी did से भारी है ? 
क्या लट्ठा नाव से भारी है ? 
क्या लड़की लड़के से भद्दी है ? 
क्या यह धोती इस धोती से अच्छी है ? 


क्या भारत की इमारतें अमरीका की 
इमारतों से ऊंची ë ? 


क्या ये साड़ियाँ उन साड़ियों से कीमती 


हं? 
13. विस्तार अभ्यास 


कक्षा 


जी नहीं, जयपुर की दुकानें दिल्ली की 
दुकानों से अधिक खूबसूरत नहीं हे । 


इमारतें बनायी गई Š । 


ये (ये इमारतें बनायी गई हे 


1) 


पत्थरों की (ये इमारतें पत्थरों की बतायी गई ë 1) 
यहाँ की (यहाँ की ये इमारतें पत्थरों की बनाई गई ह 1) 


AS 


& ।) 


गलाबी रंग के (यहाँ की ये इमारतें गुलाबी रंग के पत्थरों की बनाई गई 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


294 


17. हूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक छान्न 
आप आजकल भारत के प्रसिद्ध स्थानों आप आजकल भारत के प्रसिद्ध स्थानों 
का पर्यटन करने निकले हैं । का पयटन कर रह ह । 


भारत के छात्र आजकल अमरीका 
के मख्य स्थानों का पर्यटन करने 
निकले ë | 

अमरीका की छात्राएं आजकल हिन्दुस्तान 
की मशहूर जगहों की सेर करने 
निकली हैँ 

रूस के तालिब इलम आज कल चीन 
की मशहूर जगहों की dX करन 
निकले 

में आजकल विदेशों के प्र सिद्ध स्थानों का 
पर्यटन करने निकला हूँ । 

कृपा तम आजकल इतिहास क ed 
में शोध कार्य करने निकले हो ? 

कया आप आजकल पुरातत्व के सम्बर 
में खोज करने निकले 

इस कार्यालय के नौकर आजकल फ़तेहपुर 

s. सीकरी के महल देखने निकले É । 


18. ख्पार्‍तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 


आपने esr de कर मेरी परेशानी आपने बटुआ dz दिया नहीं तो न जाते 
बचा दी । मं कितनी देर और परेशान होता | 
आपने पुस्तक देकर उसकी परेशानी 
बचा दो । 
आपने पत्र लिख कर बच्चे की परेशानी 
बचा दी । 
उसे पसे दे कर स्मिथ की परेशानी 
बचा दी | 
नौकर ने अंडे उबाल कर मेरी परेशानी 


बचा दी । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


295 
पुत्री ने सूट सिला कर मेरी परेशानी 
बचा दी | 


बढ़ई ने मेज़ बता कर छात्र की परेशानी 
बचा दी। 


प्राध्यापक ने चित्र बना कर छात्रा की 
परशानी बचा दी। 


थानेदार ने सहायता कर विदेशी की 
परेशानी वचा दी। 


डाक्टर ने पट्टी बांध कर रोगी कौ 
परंशानी बचा दी । 


कुली ने सामान चढ़ा कर मेरी परेशानी 
बचा दी | 


19. संक्षेप अभ्यास 


दिनेश भाई, हरवर्ट साहब के साथ कल शाम मेरे घर पर आना न भूलिएगा । 
हरवट साहब क साथ कल शाम मर घर पर आना न भूलिएगा (दिनेश भाई) 
कल शाम मर घर पर आना न भूलिएगा (हरवर्ट साहब के साथ) 

कल मर घर आना न भूलिएगा (शाम) 

आना न भूलिएगा (मेरो घर पर) 

आना भूलिएगा (न) 


20. संक्षेप अभ्यास 
हरीश भाई, सहाय साहब के साथ परसों दोपहर उनके घर जाना न भूलिएगा । 


सहाय साहब क साथ परसों दोपहर उनके घर जाना न भूलिएगा (..... ) 
परसों दोपहर उनके घर जाना न भूलिएगा (..........., :J 
परसों उनके घर जाना न भूलिएगा (.............. sa SON) 
उनके घर जाता. त भलिएगाओ (rn Cr ) 
जाना त भलिण्या (.... 5... a ES PI ) 
जागा SURI (६ ५४ २०.०7 I ERE ELI. RS ) 


21. संक्षेप अभ्यास 
देखिए, सभी रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हुँ । 
सभी रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं (देखिए) 


21—5CHDJ70 2 ° 
: CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


296 


रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैँ (सभी) 


रास्ते समकोण पर काटते हूँ (एक दूसरे को) 
रास्ते काटते ë (समकोण पर) 


प्रयोग 
दो छात्रों में बातचीत 


अ--आज कौन-सा दिन है ? 

ब--आज सोमवार है । 

अ--आज कौन-सी तारीख है ? 

ब--आज ग्यारह तारीख है | 

अ--आज कौन-सी तिथि है ? 

ब--आज एकादशी है | 

अ--कल कौन तारीख थी ? 

व--कल दस तारीख थी | 

अ--परसों कौन-सा दित होगा ? 

ब--परसों बुध है | 

अ--परसों कौन-सा दिन था ? 

व--परसों शनिवार था | 

अ--शुक्रवार को कौन-सी तारीख थी ? 
ब--शुक्रवार को आठ तारीख थी | 

अ--दिनांक पन्द्रह को कौन-सा दिन होगा ? 
ब--दिनांक पन्द्रह को शुक्रवार होगा । 
अ--पिछले सप्ताह सोमवार को कौन-सी तारीख थी ? 
ब--पिछले हफ्ते सोमवार को चार तारीख थी । 


2. निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या उत्तर देंगे ? 

आप का शुभ नाम } 

आप की उम्र क्या है ? 

आप के पुत्र की आयु कया है ? 

ay का पहला महीना कौन-सा है? | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





297 
कहिय अब कितने बजे है ? 
आप का विद्यालय कब खुलता है ? 
आप का स्कूल किस समय बन्द होता है ? 
क्या आप हिन्दी बोल सकते हे ? 
क्या आप देवनागरी लिख भी सकते हे ? 
आप अमरीका से कब आये हुँ ? 
आपने किन स्थानों पर पर्यटन किया ë ? 


3. निम्नलिखित वार्तालाप को हिन्दी में बोलिए 


A I want to see the doctor, 


B At present, he is busy in examining the patients. Please 
wait a little, 


C Let me know what is wrong with you ? 


A Sir, I have been suffering from cold and fever for the last 
two days. j 


C Doyoufeelany pain in your throat ? 
A YesSir. 


C Iprescribe a medicine, you will surely get relief within two 
days. 


4, निम्न प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में दीजिए 
(1) What have you lost ? 
(ii) Do you smoke ? 
(iii) What is your programme now ? 
(iv) Arethe shops of Jaipur more beautiful than those of Delhi ? 
: (v) Who founded the city of Jaipur ? 
(vi) At what angle, do the roads cross each other in Jaipur ? Š 


(vii) How does the Hava Mahal look from a distance? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


298 


5. संग्रहालय में 
अ--देखिए, यह राजा साहब का चित्र है और वह उनके पुत्र का | 
ब--ये पुस्तकें किस विषय की है ? 
अ--ये पुस्तकें ज्योतिष की है । ये इतिहास की और ये भूगोल की है । 
ब--भारतीय कला और विज्ञान की सामग्री किधर है ? 


अ--भारतीय कला की सामग्री आप इस ओर देख सकते हैं । विज्ञान की 
सामग्री वेध शाला में देख सकते हें । 


ब--पुरातत्व की और कोई प्रसिद्ध वस्तु दिखाइए | 
अ--वह देखिए राजस्थान में प्राप्त सामग्री है । 
ब--क्या यहाँ कीमती पत्थरों की कोई चीज नहीं है? 
अ-+हाँ है, कीमती पत्थरों का बना एक खूबसूरत पंड है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 6 


गमियों में पचमढी की सैर 


स्मरणार्थं आधारभूत संवाद 
(Basic Dialogues : For Memorization) 


शेलेन्द--मे एक अरसे से आप से नहीं मिल सका 1 कहिए, अव आपका स्वास्थूय 
केसा है ? स्वस्थ हे न ? 

प्रकाश--विल्कुल स्वस्थ हूँ । कोई एक सप्ताह के लिये अस्वस्थ हो गया था । 
आजकल की जलवायू के प्रभाव से जल्दी ठीक हो गया। (निर्मल की 
ओर संकेत करते हुए) क्या आप का शुभ नाम जान सकता हूँ ? 


निर्मल--मुझे निर्मल कहते हे । ग्रीष्मकालीन भाषा विज्ञान-सत्र में भाग लेने 
पंजाब से आया हूँ । वहाँ एक्‌ विद्यापीठ में अध्यापक हूँ । शेलेंद्र 
जी ने आपको बीमारी के वार में बताया था | | 


प्रकाश--समवेदना के लिए आपको धन्यवाद । लगभग समवयस्क होने के 
कारण घूमने-फरने में वडा आनन्द आएगा | 

शैलेन्द्र---मै तो आप दोनों से छोटा हूँ । अच्छा तो आज कहाँ चलने का कार्यक्रम 
ह । 

प्रकाश--आज TITS चला जाए। शाम को छिपते हुए सूर्य का दृश्य बड़ा ही 
मनमोहक होता है । यहाँ से टेक्सी की जाए और वहीं स्टोव पर 
कुछ पकाया जाए । पानी को चार शीशियाँ तो ले ही चलेंगे | 


निर्मल--चौथा कौन है जो साथ चलेगा ? 
प्रकाश--आप लोगों की भाभी । नाइता आदि तैयार करने. में हम लोग उनकी 
मदद कर देंगे तो सब काम तुरन्त हो जाएगा | 


शञेलेन्द्र--तब तो उनकी राय भी ले लो जाए। सम्भव है कि वे कुछ और सुझाव 
दे qd मे उन्हें बुलाकर लाता हूँ । वे साथ चलें और उनको खबर 
भी न दी जाए, यह नामुमकिन Š । 

सषमा---देखो शं लेन्द्र कैसी अच्छी वरात है? कितने बढ़िया अंग्रेजी बाजे ë ? 

अब तो तम भी एक अच्छी-सी लड़को पसन्द कर लो । 


299 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


300 


शैलेन्द्र--तहीं अभी नहीं। अभी मेरी उम्र ही कया है? केवल बाईस 
तो खूब डटकर तीन चार वर्ष पढ़ने का विचार हे । 


प्रकाश--श्रियाँ तो बाजे देखते ही बहक जाती हे । Em से शादी औ 
आदि की फ़िज़ूल खर्ची मुझे तो पसन्द नहीं । यदि मेरा ब 
तो तुम्हारे घर चुपचाप ही बराती जाते । 


सुषमा--अच्छा रहने दीजिए अपना आदर्शवाद । कोई और प्रसंग छड़ो । 


शैलेन्द्र--कितना सुन्दर दृश्य है । प्रकृति की सुषमा का क्या कहना | डूबता 
हुआ सूर्य, शान्त वातावरण, सुगन्धित वायु और न गर्मी न सर्दी | 

निमंल--जाड़ों में तो यहाँ कडाक की ठंड पड़ती होगी । क्‍या बफे भी पड़ती है? 

प्रकाश--हाँ, जाड़ों में ठंड अच्छी पड़ती है किन्तु बफ नहीं पड़ती है । यदि 
कोई इन पहाड़ियों पर उन दिनों आए तो अकड़ जाए। झरनों का 
पानी तो बहुत ही ठंडा हो जाता है । 

सुषमा--पूर्ण चन्द्र की निर्मेल चाँदनी में ये शैल-खण्ड कितने चमक रहे हे । 

निर्मल--आप तो कविता बना लेती है । क्या में आपसे निवेदने कर सकता हूँ 
कि आप एक कविता सुनाएँ ? 

शेलेन्द्र प्रकाश--आप ही क्यों, हम दोनों भी निवेदन करते हे । 


वर्ष । अभी 


र ये बाजे 
स चलता 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


Wo š शेलेन्द्र (Xo 2) a personal name 
Y (an outsider student) 
To : प्रकाश (Fo 2) a personal name 
यु (a local resident) 
नि० : निर्मल (पु० 2) personal name 
) (afriend of Shailendra) 
qo : सुषमा (स्त्री० 2) a personal name 
. (wife of Prakash) 
पंचमढी (ato 2) Pachmarhi 
गर्मियो में पचसढ़ी को सर on a visit to the Pachmarhi 
during Summer 
स्वास्थ्य (qo 2) health 
स्वस्थ (वि० 2) hale and hearty 


/ 


1. शे०--मे एक अरसे से आपसे नहीं 1 could notsee you for a long time, 
मिल सका । कहिए अब How do youdo ? Isit allright ? 
आपका स्वास्थ्य केसा है ? 
स्वस्थ हं +? 

बिलकुल (ste) 


. all, quite 
. ° 
«कई, (ae Wera Digtized by MuMEARbymi Research Academy 


301 


अस्वस्थ (fae) 
जलवाय (esto 2) 
प्रभाव (qo 2) 
संकेत (qo 2) 

2. प्र०--बिलकुल स्वस्थ हूँ । कोई 
एक सप्ताह के लिए अस्वस्थ 
हो गया था । आजकल की 
जलवायु क प्रभाव से जल्दी 
ठीक हो गया । (निर्मल 
की ओर संकेत करत हुए) 
क्‍या आपका शुभ नाम 
जान सकता É ? 

ग्रीष्मकालीन (वि० 2) 
भाषा विज्ञान (पु० 2) 
सत्र (पु० 2) 

भाग (पु० 2) 

पंजाब (पु० 2) 
विद्यापीठ (पु० 2) 
बीमारी (o 2) 

3. नि०--मुझे निर्मल कहते हे 1 
ग्रीष्म कालीन भाषा विज्ञान 
सत्र में भाग लेने पंजाब से 
आया हूँ x वहाँ एक 
विद्यापी में प्राध्यापक हूँ । 
शेलन्द्र जी ने आपकी 
बीमारी के बार में बताया 
था। 


वेदना (स्त्री०) 
समवेदना (exte 2) 
समवयस्क (qo 2) 
— कारण 

घूमना (fme) 
फिरना . (ffo) 


ill, uneasy 

climate 

effect 

gesture, indication 

I am perfectly. alright. For 
about a week I was not well; but 
now Ihaverecovered soon, Thanks 
to the pleasant climate here, 


(pointing towards Nirmal) May 
Iknow your name, please ? 


(of) summer 

Linguistics 

session 

part, participation 

Punjab (a state of India) 
Institute 

illness 

I am Nirmal. I have come from 
Punjab to participate in the sum- 
mer school of Linguistics. I am 
lecturer in an Institute there. Mr. 


Shelendra told me about your 
illness. 


pain 

sympathy 

of the same age 

due to, on account of 
to wander, to whirl 


to walk about 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


302 


4, अ०--समवेदना के लिये आपको 
धन्यवाद । लगभग सम- 
वयस्क होते के कारण 
घूमने-फिरने में बड़ा आनन्द 
आयेगा । 

छोटा (वि०) 


5. शै०--म तो आप दोनों से छोटा 
Ë । अच्छा तो आज कहाँ 
चलने का कार्यक्रम है ? 

धूप (efte 2) 
धूपगढ़ (qo 2) 
छिपना (fo) 
सूर्य (qo 2) 
दृश्य (qo 2) 
मनमोहक (fao 2) 
स्टोव (qo 2) 
शीशी (स्त्री० 1) 


6. प्र०--आज धूपगढ़ चला जाए | 
शाम को छिपते हुए सूर्य 
का दृश्य बड़ा ही मनमोहक 
होता है । यहाँ से टेक्सी 
की जाए और वहीं स्टोव 
पर कुछ पकाया जाए । 
पानी की चार शीशियाँ तो 
ल ही चलेंगे । 


जो (सं ०) 


7. नि०--चौथा कौन है जो साथ 
चलेगा ? 


भाभी (esto) 
तुरन्त (Ho) 


Thanks, for your kindnes 
pathy) It will be a very m. 
ip, as we are r 

P nearly of same 


younger 


I am younger than either of you 
Where do we propose to go to- 
day ? 


sunshine 

Dhupgarh (name of a hillock) 
toset in 

The Sun 

scene 

charming, attractive 

stove 


bottle 


Letus go to the Dhup Garh to-day, 
The scene of setting sun in the 
evening is very attractive, Let us 
take a taxi from here and we will 
cook something on thestove there. 
‘ f course we shall take at least 
our bottles of water with us. 


who 


Whois the fourth 


one accompany- 
Ing us? "nd 


elder brother's wife 


S00: 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthul ahi dascarch Academy 





T pns v 


—— mHrmmt 


303 


8. प्र ०--आप लोगों की भाभी । 
नाश्ता आदि तैयार करने 
में हम लोग उनकी सहायता 
कर देंगे तो सव काम 
तुरन्त हो जाएगा । 

राय (स्त्री ०) 
सम्भव (fro) 
सुझाव (qo) 
नामुमकिन (fto) 

9. शै०--तब तो उनकी राय भी ले 
ली जाए। सम्भव है कुछ 
और सुझाव दे सकें 1 मँ 
उन्हें वुलाकर लाता हूँ । वे 
साथ चले और उनको खबर 
भी न दी जाए । यह नाम्‌- 
मकिन है । 

बरात (स्त्री०) 

बढ़िया (fac) 

बाजा (qo) 

अच्छी (स्त्री०) 

पसन्द करना (क्रि० wo) 

0. सु०--देखो शेलेन्द्र, केसी अच्छी 
बरात ° कितने बढ़िया 
अंग्रेजी बाजे हौ? अब तो 
तुम भी एक अच्छी- सी 
लड़की पसन्द कर लो | 

उम्र (ato) 
खूब (fao) 
डटना (fo) 


Your sister-in-law. If we all help 
her in preparing the light meals, 
the whole work will be over 
quickly. 


opinion 
possible 
suggestion 


impossible 


Then let us consult her also. It's 
possible she may give some more 
suggestion. I go and call her. 
It is impossible that she accom- 
paniesusand does not know about 
It. 


marriage party 
good, beautiful 
bands 

good (looking) 


to choose, to select 


Look ! Shelendra ! What a good 
marriage party ? How nice are 
the English bands. Now you 
should also select a beautiful 
girl, 

age 

excellent 


to stand firmly 


firmly, seriously 


° ; 
हटकर, (fre tee) Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


304 


11. शै०--नहीं, अभी नहीं । अभी 
मेरी उम्त्र ही कया है? केवल 
बाईस वर्ष । अभी तो 
खूब डटकर तीन-चार वर्ष 
पढ़ने का विचार है 1 


agaat (fmo) 
फिजूल (विं०) 
फिजूल खर्ची (स्त्री०) 
बस (पु० 2) 

बस चलना (fo) 
चुपचाप (अ०) 
बराती (पु०) 


12. प्र ०--स्रियाँ तो बाजे देखते ही 
बहक जाती हैं । अभी से 
शादी ? और ये बाजे 
आदि की फिजूल खर्ची 
मुझे तो पसंद नहीं । यदि 
AW बस चलता तो तुम्हारे 


घर चुपचाप ही बराती 
जाते ? 


आदर्श (qo) 
आदर्शवाद (qo) 
प्रसंग (we) 
छेड़ना (fo) 


13. सु०--अच्छा रहने दीजिए अपना 
आदर्शवाद । कोई और 
प्रसंग Sst | 

दृश्य (qo) 
प्रकृति (efte) 
सुषमा (स्त्रो०) 
saat (fo) 
शान्त (fac) 


No. not now, What is m 

Only twenty two years, Teste ? 
to study seriously for three es pose 
years more. gur 


toget astray 
useless 
extravagency 
power 
to be in power 


silently, without any show 


the people of marriage party 


Women get over excited onlistening 
band music, Marriage at this 
age? No, no; also I do not like 
wasting money on band music 
etc, Had I the command, the 
members of the marriage party 
would have gone to your home 
noiselessly, 


ideal 
idealism 
topic, context 


to tease, to start a talk 


Please keep away your idealism, 
Start some other topic. 


scene 
nature 
beauty 


to sink, to set 


calm A 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthuiake nt ROS ARG fi cademy : 





305 


वातावरण (qo) 
सुगंध (स्त्री०) 
सुगन्धित (वि०) 
वायु (exte) 
सर्दी (स्त्री०) 

14. श॑ ०--कितना सुन्दर दृश्य है | 
प्रकृति की सुषमा का क्या 
कहना | SAAT हुआ सूर्य, 
शान्त वातावरण, सुगन्धित 
वायु। और न गर्मी न सर्दी । 

जाड़ा (qe) 
कड़ाके की (वि०) 
ठंड (स्त्री०) 
पड़ना (fmo स०) 


15. नि०--जाड़ों में तो यहाँ कड़ाके की 
ठंड पड़ती होगी । क्या 
बरफ भी पडती है ? 

पहाड़ (Te) 
पहाड़ी (स्त्री०) 
अकड़ना (क्रि०) 


झरना (पु०) 


. प्र०--हाँ जाड़ों में ठंड तो अच्छी 
E पड़ती है; किन्तु बरफ़ नहीं 
पड़ती है । यदि कोई इत 
पहाड़ियों पर उन दिनों 
आए तो अकड़ जाए | 
झरनों का पानी तो बहुत 
ठंडा हो जाता है । 
qw (fao 2) 
चन्द्रमा (qo 2) 
निर्मल (fao 2) 


atmosphere 

sweet smell, fragrancc 

fragrant 

wind, air 

cold 

What a fine scene! How to des- 
cribethe beauty of the nature! 
The setting sun, calm atmosphere 


the fragrant air and temperate 
climate. 


cold, winter 

severe 

cold 

tofall down, to occur 

It would be severe cold here in 
the winter. Do you have snow 
fall also ? 

mountain 

hillock 


to become destorted, to be cramp- 
ed s 


water fall 

No, not a snow- all; but it is ex- 
treme cold in the winter, If any 
one comes here in those 
days, he will get cramped. The 


water of the water falland springs 
becomes very cold, 


whole, full 
moon 


clean,serene 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


306 


चाँदनी (स्त्री० 2) moon leght 
da (qo 2) hill 

खण्ड (पु० 2) part 
चमकना (क्रि०) to shine 


_on चन्द्र की मैल चाँदनी How these hillocks Shine in t 
17. qo iz m MD कितने clearmoon light of the full nae 


चमक tee ? 
कविता (स्त्री० 2) pocty 
निवेदन (पु० 2) request 


18. नि०---आप तो कविता बना लेती You can compose poem, May 


zi कया मै आप से निवेदन euet you to recite a poem 
कर सकता हूँ कि आप र 


` एक कविता सुनाएँ? 


19. शे०+-०--आप ही क्यों ? हम Why you alone, we ‘too request 
दोनों ही निवेदन her 
करते हे । 


Cultural Notes 


Pachmarhi town and sanatorium are situated on a platform of the 
Satpura range about 52 kilometers from Pipariya station, on the Itarsi- 
Jabalpur section ofthe CentralRailway. The plateau of Satpura hill on 
which the town stands at an elevation of just 3500 feet has an area of 
about 32 square kilometers, the greater part of which is covered with 
forest. During the months of May to July in summer season the tem- 
perature ranges from 900 F. to 120° F max, and 72° F to 79° F. mint- 
mum, while in the months of September to March, falling in winter 
season, one mercury column shows a maximum of 70° F and minimum 
40° F, The rain fall, which usually occurs during the months 
of July, August. and December has an average of 80%. The visitor 
would require woollen clothes during the winter and cotton clothes 
during the summer would prove to be more comfortable. 


Loca! legends and the theories M š Raye 

Sas S of scientists obviously conform to 
each orn torte origin of Pachmarhi. The legends 0 that there 
was once a huge lake guarded by, a monstrous serpent, wholater begantO ) 


harass the pilgrims visiting the : G € 
by this, dried up the lake s sacred shrine of Mahadev. God, ange": 


: and imprisoned the snake i ift of a solid 

Rocked an un amisi Bé escuteditkisistv Re Mediae ch 
fb that hcaterMadent. Pan 

Madi (five hut m which Pachmarhi derivesits name, is Pe of five i 


M 





gu 





307 


caves, which local Brahmanical tra 


where the Pandava brothers adjourned during their wanderings. Archaeo- 


logists however affirm these caves are of Buddhist origin and probably 
form a link between Sanchi and Ajanta. 


dition claims as one of the places 


| The characteristics of Pachmarhiscenery are its forest glades and 
its ravines or ‘Kunds’, There are more than 60 spots, parks and resorts, 
Out ofthese, spots of great importance are: पावसप्रपात (little fall), 


राज्यपालसर (The governor’stank), राजगिरि (club hill), राजेन्द्रगिरि 
(Panorama hill), अप्सरा विहार (Fairy pool) रजत प्रपात (big fall), जटा 
शकर, छोटा महादेव, जमुना कुंड, रीछ गढ़, धूप गढ़, चौरा गढ़, हांडीखो, बड़ा 
महादव तथा पंच पांडव | 

Pachmarhi the queen of Satpura is the summer capital of Madhya 


Pradesh Government, Here great number of Summer Schools are held 
in May and June. 


Therearedifferent modes of marriages in different societies of India. 

Mostcommonsystem of marriage is as such—the bride groom दुलहा 
C ` 

goes to the houseof bride दुलहन with a number of people 

called वराती. Sometimes there is a feast before marriage or after 


marriage day at the bride groom’s house. The marriage party 
बरात has a special type of pomp and show with musical instruments, 


so that it is known from far off. A few years ago the Indians 
spent too much money in marriages but now the attitude of westernized 
people is changing and they are making marriage celebrations 
simpler, 


आधारभूत संवाद से संबंधित टिप्पणियाँ 


1. Notes on मिलना — The verb मिलना has two meanings each 
with different construction. मिलना “to meet” comes in the subjec- 
tival construction, but the person with whom one meets takes 


EN 


— से post-position. 
Ram meets Mohan 
राम मोहन से मिलता है । 
(= Ram Mohan with meets) 

But मिलना ‘to get, receive’ comes in the objectival construction. 
The receiver takes— qy  post-position and the donor (if expressed) 
takes— स post-position, 

लड़के को एक किताब मिलती है । f 
(= to boy one book is got) 


The boy gets one book, 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


308 


लड़के को मोहन से एक किताब मिलती है । 
The boy gets a book from Mohan, 
The intensive particles- 
2 — सीओ wn aresometimes added after adjective 
५ 2 š ` f . H ~ ç 
(- सा with masc, sing. ८ सी with feminine, - से with masc. 


pl.) and denote similitide or intensify the quality, state or quantity 
of the adjective, 


लाल फल red flower 
लाल-सा = red like flower 
बहुत आदमी many persons 
बहुत-से आदमी many persons (with intensifica- 
tion) 
अच्छी लड़की good girl 
अच्छी-सी लड़की good girl (with intensification) 
3. न, a particle, comesat the end of interrogative, sentences (which 


shows its interrogative nature only by its intonation), It should not be 
confused with the negative particle, nor the precative (expressing 


entreaty) particle न. 
स्वस्थ Ë न ? Areyouhaleand hearty ? 


आओगे न? Do you come ? 


4. अच्छा is used as an introducer in a sentence, It can be com- 


pared to English particle “well” working as an introducer in sentences 
SEWELUI ASMIOWASSAVINgA sa ? “well, what happen- 
ed next” “well, perhaps you are right". 


अच्छा, आज कहाँ चलेंगे। Well, where shall we go to-day. 
अच्छा, अब TA जाओ। Well, now you go. 
अच्छा, तुम ठीक हो l Well, you are right. 


शब्दावली अध्ययन 


Word Study 
1. दोलीगत' विकल्प Stylistic alternant, 
हिन्दी oe 
जलवायु w आब्‌-ओ-हवा (ato 2) climate 
जलपान FRAT (Wo 1) breakfast 
CC-0. In Public Domain. Digtized by MutRulakshmi Research Academy 








संभव 
असम्भव 
आयु 
व्यय 
2. अतिरिक्त शब्दावली 
आकाश (पु० 2) 
तारा (To 2) 
तालाव (पु० 2) 
कुआँ (qo 1) 
बादल (पु० 2) 
3. अतिरिक्त क्रियाएँ 


विवाह करना 
प्रार्थना करना 
मृस्कराना 
हँसना 

रोना 

पकाना 
बरसना 

बफ गिरना 


309 


मुमकिन (fto 2) 
नामुमकिन (fao 2) impossible 
SW (ito 2) age 

खर्चा (qo 1) 


possible 


expenditure 
Additional vocabulary 

sky 

Star 

tank 


well 


cloud 


to marry 

to pray 

to smile 

to laugh 

to weep, cry 
to cook 

to rain 


to snow 


अभ्यास 


1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 


निर्देशक 


(चौथा) कौन है जो साथ चलेगा? 


छात्र 
दूसरां 
पाँचवाँ 
छठा 


सातवाँ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


310 
qat 
ग्यारहवाँ 
दसवाँ 
तीसरा 
तेरहवाँ 
इक्कीसवाँ 
बीसवाँ 
2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
आप तो (कविता) भी बना लेती हैँ । 
छात्र 
खाना 
भोजन 
सूट 
तरकारी 
साग 
काफ़ी 
चित्र 
पुस्तक 
खीर 
रायता 
सब्जी 
पूड़ियाँ 
मिठाइयाँ 


3. प्रतिस्थापतीय अन्यास (मिश्र) 
निर्देशक 


ग्रीष्मकालीन (भाषा विज्ञान) सत्र में भाग लेने (पंजाब) से आया हूँ। 
छात्र ? 


सुल्क बंगाल 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


311 


in जमंनी 
m लखनऊ 
कला मथुरा 
प्रागूऐतिहासिक अमरीका 
os पाकिस्तान 
oN 
Et इलाहावाद 
ae काझी 
मराठी हल 
RS 
4. प्रतिस्यापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक 
(आप) ही क्यों, हम (दोनों) भी निवेदन करते हैं। 
छात्र 
वे चारों 
ER तीनों 
qa दोनों 
बच्चे पाँचों 
लड़कियाँ wei 
औरतें मर्द 
निर्मल सब 
RT लोग 
KEG दोनों 
मनोज पाँचों 
3 बच्चे 
यह्‌ आदमी 
5. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र): 
निर्देशक 
यहाँ से (टैक्सी) (ली) जाए और वहाँ स्टोव पर कुछ पकाया जाए 
छात्र 
ताँगा किया 
"बस लेना 
रिक्शा š लेना 


22—5 GHD/79CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





312 


गाड़ी 
साइकिल 
आटो रिक्शा 
मोटर 

नाव 
अग्निबोट 


6. स्पांतरण अभ्यास 
निर्देशक 


लेना 
करना 
लेना 
लेना 
करना 
करना 


छात्र 


कोई एक सप्ताह के लिए अस्वस्थ कोई एक सप्ताह के लिए अस्वस्थ 


हो गयो था | 

कोई एक सप्ताह के लिए बीमार हो 
गया था । 

कोई दो घंटे क लिए बाहर चला गया 
था । 

कोई चार मिनट के लिए बिजली बंद हो 
गई थी । 

कोई दो माह के लिए विदेश चले गये 
J 

कोई एक वर्ष के लिए पर्यटन पर चली 
गई थी । 

कोई दस मिनट के लिए दोनों रुक हुए 
थे । 


कोई एक माह्‌ के लिए वे यहाँ set हुए 
थे। 

कोई एक वर्ष के लिए वे छात्र अमरीका 
गये हुये थे । 


कोई एक माह के लिए आगरे गया हुआ 
था | 


कोई पाँच मिनट के लिए चुप हो गए 
थे। 


nus एक घंटे के लिए हवा बंद हो गयी 


हो गया था। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








313 
7. रूपांतरण अभ्यास 
निदेशक 


छात्र 
तुम्हारे घर चुपचाप ही बराती जाते i 


यदि मेरा बस चलता तो तुम्हारे घर 


> चुपचाप ही बराती जाते । 
म प्रथम स्थान प्राप्त करता | 


मे विदेश घूमने भेजता 

आज धूपगढ़ घूमने चलता । 

में पहले आप से ही मिलती । 

यहाँ की जलवायु ही बदल Sar । 

तुम को अंग्रेजी सत्र में साथ ले चलता । 

इससे भी अच्छा कार्यक्रम बनाता । 

आपको पंचायत में अवश्य बुलाता | 

इनको राष्ट्रपति भवन की सेर कराता | 

संगमरमर का बड़ा सा मकान बनवाता | 

शादी पर बाज बिलकुल ही न बजवाता | 

आप के साथ दोचार घंटे पूर्ण चन्द्र की 
निर्मल चांदनी में बैठती । 


8. रूपांतरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
यहाँ जाड़ों में ठंड अच्छी पड़ती है, बफे यहाँ जाड़ों में ठंड तो अच्छी पड़ती है 
नहीं । किन्तु am नहीं पड़ती है 1 


लेमन पसन्द है, लस्सी नहीं od 

हिन्दी पढ़ सकता हूँ, उद्‌ नहीं । 

गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं 1 

बस जा रही है, रेल नहीं । 

सिपाही है, थानेदार नहीं 

शादी पसन्द है, फिजूलखर्ची नहीं । 

वे गर्मियों में स्तान करते हें, जाड़ों में 
नहीं । 

हम बर्फ की लस्सी गमियों मे पीते g, 


l 
oH In माती 1. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


314 


बे आज रेल से आएंगे, बस से नहीं । 
में अरबी पढ़ सकता हूँ, बंगला नहीं । 
मै कविता बना सकती हूँ, चित्र नहीं | 


9. प्रतिस्थापंनीय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
कहिए, अब आपका (स्वास्थ्य) कंसा है ? 


छात्र 
पत्नी 
बच्चा, 
भाभी 
लड़के 
छात्राओं 
छात्र 
मित्र 
दोस्त 
पुत्र (age) 
पिता जी 
माता जी 
बीमारी 
तन्दुरुस्ती 
वातावरण 
बाजे 
होटल 


10. प्रतिस्यापनीय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक | 
अब तो तुम भी (एक ) अच्छी-सी (लड़की) पसन्द कर लो । 
छात्र 
दी नौकर 


एक AM 
: तागा 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








315 


चार घोड़े 

दो लड़कियाँ 
ae टैक्सी 
दो गाड़ियाँ 
एक लड़का 
चार-छह लड़के 


11. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
(में) तो आप दोनों से (छोटा) हूँ । 
छात्र 
वह्‌ छोटी 
मै बड़ा 
सुषमा खूबसूरत 
निर्मल मोटा 
भाभी मोटी 
पिता जी बड़े 
दादी जी भारी 
राबटं ; अच्छा 
कु० जान अच्छी 
वे मोटे 
ये छोटे 


12. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या आपका शुभ नाम जान सकता हूँ ? 

प्रथम छात्र 

मुझे निर्मल कहत ë | 
निदेशक 

क्‍या उनका परिचय पा. सकता É ? 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


316 


द्वितीय छात्र 
उन्हें राबटं कहते हे । आप अमरीका से आए हैं । 


निदेशक 
आपकी तारीफ ? 


तृतीय छात्र Š 
wg डाक्टर सहाय कहते है, में भारत से आया हूँ । 
निर्देशक 
आपका शुभ नाम ? 
आपका परिचय ? 
आपकी तारीफ़ ? 
उनका परिचय ? 
उनका शुभ नाम ? 
उनकी तारीफ़ .? 
aur आपकी तारीफ़ जान सकता हूँ ? 
क्या आपका परिचय जान सकता हूँ ? 
क्या इनका शुभ नाम जान सकता हूँ ? 


13. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक छात्र 
इस समय आपकी TH क्या है ? अभी मेरी उम्र हीः क्या है, केवल बीस 
वर्ष | 
आज कल तुम्हारी पुत्री की उम्र कितनी अभी उसकी उम्र ही कितनी है, केवल 
है? तेरह वषं चार मास । 
इन दिनों आपकी आयु क्या. है ? 
आज कल तुम्हारे बड़े लड़के की आयु 
कितनी है ? Ç 
इस समय स्मिथ की आयु क्या है ? ` 
ET भाभी जी की उम्र कितनी 


इन i आपके बड़े पुत्र की आयु क्‍या. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


317 
p आपको पत्नी की उम्र क्‍या 


m Usi आपके बहनोई की उम्र aur 
इस समय आपके दोस्त की उम्र क्या 


उन दिनों आपके मित्र की आय क्या 
थी ? š 


उन दिनों आपके पिता जी की उम्र 
कितनी थी ? 


14. विस्तार अभ्यास k 
म आया हूँ । 
यहाँ. (में यहाँ आया हूँ) 
पंजाब से (मेँ पंजाब से यहाँ आया É) 
सत्र में भाग लेने (मे सत्र में भाग लेने पंजाब से यहां आया हूँ) 
भाषा विज्ञान (में भाषा विज्ञान सत्र में भाग लेने पंजाब से यहाँ आया हूँ ) 


ग्रीष्मकालोन (में ग्रीष्मकालीन भाषा विज्ञान सत्र में भाग लेने पंजाब से 
यहाँ आया हूँ) 





15. विस्तार अभ्यास 


वे आए हुँ । 
यहाँ (oc. जा ०0६ a w a १ ) 
बंगालईसे#(.. ......- raaa ) 
अधिवेशत/ म व्याख्यान दना ( ह TOTNM ) 
कला (६... . .. क ककवा ] 
emma OME INE ORR ) 


16. विस्तार अभ्यास 
शैल खंड चमक रहे हे । 
थे (ये शैल खंड चमक wg) 
कितने (ये शेल खंड कितने चमक रहे हे) 
चाँदनी में (चाँदनी में ये शैल खंड कितने चमक रहे हे) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





318 


निर्मल (निर्मल चाँदनी में यं शल खंड कितने चमक रहे हं) 
चन्द्र की (चन्द्र की निर्मल चाँदनी में यं शेल खंड कितने चमक WE) 
पूर्ण (पूर्ण चन्द्र की चांदनी मं ये शेल खड कितने चमक रहे ह ) 


17. विस्तार अभ्यास 


किला चमक रहा था । 


18. रूपांतरण अभ्यासं 
निदेशक 


"t t 


Molo oC see ees ० 8 ७ क (द 


छात्र 


We will help her in preparing If we help her in preparing break- 


meals etc. 


नाएता आदि तैयार करने में हम उनकी 
सहायता कर देंगे । 


अंडे आदि उबालने मे में उसकी मदद कर 
दूंगा | 

पत्र आदि लिखने मे आप उसकी सहायता 
करेदंगे। . 

साड़ी काढ़ने में मं उसकी सहायता 
कर दूंगा | 

भोजन बताने में हम आपकी सहायता 
कर देंगे । 

शोध कार्ये में वे मेरी सहायता कर 
देंगे । 

वस्तुएं खरीदने में वे मेरी मदद कर 

दंगी | 

खबर देने में सिपाही हमारी सहायता 


fast all work will be over very 
soon, 

नाश्ता आदि तैयार करने में हम लोग 
उनकी सहायता कर देंगे तो 
सब काम तुरन्त हो जाएगा | 


करः०दंगा। Public Domain Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


= — 








319 
मकान बनवाने में तुम मेरी मदद कर दोगे | 
प्रयोग करने में वह.मेरी मदद कर देगी । 
अनुवाद करने में वियोगी जी मेरी सहायता कर देंगी | 


19. संक्षेप अभ्यास 


अब तो तुम भी एक अच्छी-सी लड़की पसन्द कर लो | 
अब तुम भी एक अच्छी-सी लड़की पसन्द कर लो (तो) 
तुम भी एक अच्छी-सी लड़की पसन्द कर लो (अब) 
तुम एक अच्छी-सी लड़की पसन्द कर लो (भी) 

तुम अच्छी-सी लड़की पसन्द कर लो । (एक) 

तुम लड़की पसन्द कर लो । (अच्छी-सी) 

तुम पसन्द कर लो । (लड़की) 

तुम पसन्द कर लो । 


20. संक्षेप अभ्यास 
अब तो आप भी एक छोटा-सा रेडियो खरीद लाएँ d 


अब आप भी एक छोटा-सा रेडियो खरीद लाएं। (............. ) 
आप भी एक छोटा-सा रेडियो खरीद लाएं। (............., ) 
आप एक छोटा-सा रेडियो खरीद लाएँ। (................ ) 
आप छोटा-सा रेडियो खरीद लाण (I ) 
आप रोडियो खरीद ला0 || (४ ०. मलिक, ) 
आप लाए (........ rt NN ) 


21. संक्षेप अभ्यास | 
पानी की चार शीशियाँ तो आप लोग ले ही चलेंगे । 
चार शीशियाँ तो आप लोग ले ही चलेंगे । (पानी की) 
शीशियाँ तो आप लोग ले ही चलेंगे । (चार) 
शीशियाँ आप लोग ले ही चलेंगे । (तो) 
शीशियाँ आप लोग ले चलेंगे । (ही) 
शीशियाँ आप ले चलेंगे । (लोग) 


- wa शीशियाँ 
आतणव, Padma HTL) by Muthulakshmi Research Academy 


320 


22. संक्षेप अभ्यास 
चाँदी की छह रकाबियाँ तो हम लोग खरीद ही लेंगे । 
छह रकाबियाँ तो हम लोग खरीद ही लेंगे । ( 
रकाबियाँ तो हम लोग खरीद ही लेंगे । ( 
रकाबियाँ हम लोग खरीद ही लेंगे । ( ooo UV 
रकाबियां हम लोग खरीद लेंगे। (................. 
रकाबियाँ हम खरीद लेंगे (ISSN 
हम खरीद लेंगे । ( 


७५७ (é ७ ४०४०८ SO 
S G Do 


23. शेलीगत विकल्प अभ्यास 
निर्देशक 
It is impossible 
यह नामुभकिन है । 
प्रथम छात्र 
यह असम्भव है । 
निर्देशक 
They call me Nirmal 
मुझे निर्मल कहते É । 
द्वितीय छात्र 
मेरा नाम निर्मल है । 
निदेशक 
आपका (स्वास्थ्य) कंसा है ? 
(स्वस्थ) ë न ? 
आज कल की (जलवायु) के (प्रभाव) से जल्दी ठीक हो गया | 
लगभग (समवयस्क) होने के कारण बड़ा (आनन्द) आएगा । ` 
(स्त्रियाँ) तो बाज देखते ही बहक जाती É! 
(प्रकृति की सुषमा) का क्या कहना ? 
(आप का शुभ नाम ?) 
(कृपया) वह (पुस्तक) देखिए | 


CLA मे नहीं न E 
आप (प्रथम श्रेणी) में नहीं बैठ सकते | 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रयोग 
1. निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या उत्तर देंगे ? 
आप कहाँ चले गए थे ? 
क्या कहीं बाहर गए हुए थे ? 
आपका स्वास्थ्य केसा है ? 
आपके माता-पिता का स्वास्थ्य केसा है ? स्वस्थ हँ न ? 
क्या आप अपने माँ-बाप की सेवा करते है ? 
क्या आपको घूमने-फिरने का शौक है ? 
आप पहाड़ी स्थानों को देखना पसन्द करते हे अथवा ऐतिहासिक शहरों कों ? 
घूमने के समय आप भोजन का क्या प्रबंध करते है ? 
क्या आप अकेले घूमना पसन्द करते हैं ? 
क्या ऊनी कपड़े साथ लेकर आए हो ? 


| 
| 321 
| 
| 





| 2. धूपगढ़ में 
अ--धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ी का सबसे ऊंचा स्थान है ? 
ब--यह क्यों प्रसिद्ध है ? 


अ--ड्बता हुआ तथा उगता हुआ सूर्य यहाँ से देखने पर बहुत अच्छा लगता 
हैँ । 


ब--क्या यह पहाड़ी सबसे ऊँची है ? 

अ--हाँ, यहाँ से डूबते हुए सूर्य को देखिए | कंसा लगता है ? 

ब--बहुत अच्छा | एसा, लगता है मानो प्रकृति ने सूर्य को गोदी में छिपा 
लिया हो | 

अ--आप TITS पर कंसे आये ? 

ब--हम लोग पैदल ही आये थे । टॅक्सी नहीं मिल पायी थी । 

अ--क्या आप भोजन साथ लाए हे ? 

ब-_नहीं, हम लोग चाय बनाने के लिये स्टोव त॑था कुछ नमकीन लाए हैं । 

अ--आपको धूपगढ़ में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? 


ब--नहीं | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








322 


3. निम्नलिखित वार्तालाप को हिन्दी में बोलिए ? 
A. What is Pachmarhi famous for ? 
`B. Itisthe Summer Capital of Madhya Pradesh. 


A. This is Rajendra Giri, Late Dr. Rajendra Prasad, former Pre- 
sident of India, used to come here. 


B. Pachmarhi is also a centre of Military training. 

A. Dothe Scouts visit Pachmarhi in the summer ? 

B. Àn AllIndia Scout Rally was held here in the last Summer, 
. Have you visited the Bada Mahadeo and Jata Shankar ? 


A 
B. No, I shalllike to visit Jata Shankar and Fancy Pool with my 
parents, 


4. निम्न लिखित वार्तालाप का उत्तर हिन्दी में दीजिए :— 
1. Is Pachmarhi thesummer capital ofthe Madhya Pradesh State ? 
. Was there any summer school organised last summer ? 
. Would you like to attend the summer school of Hindi? 
. Have you visited the Chota Mahadeo and the Rajat Prapat ? 


- How many kilometers will we have to go on foot for the Chota 
Mahadeo ? 


Q + WN 


Oo 


. How many spots of Pachmarhi are worth seeing ? 
7. Do you want to stay here for the next month also ? 


8. Will you accompany me to the Government House ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ 7 


जबलपुर में नौका-विहार 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद (Basic Dialogues : For Memorization) 


कमल--सूरश, क्या तुम जानते हो कि हम लोग अगले सप्ताह जबलपुर घूमने 
के लिए जा रहे है ? 


पुरेश--नहीं, यह बात मुझे विदित न हो सकी थी । वैसे जबलपुर बहुत ही 
सुन्दर स्थान है । एक बार कुछ ad पूर्व अपनी मौसी के लड़के के 
विवाह में वहाँ चार दिन के लिए गया था । 
कमल--तव तो और भी अच्छा रहेगा । तुम हमारे दिग्दर्शक बन जाओगे d 
कमल--भाइयो, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि दो दिन में पूरा जबलपूर घूम 
लिया जाए और कम सै कम दो घंटे नौका-विहार भी किया जा सके | 
साथी गण--कार्यक्रम बनाने का भार हम सुरेश भाई को सौंपते NO वे चाहे 
तो हम में से शैलेश भाई उनकी सहायता कर सकते हे । 
* * * 


शेलेश--अब हम लोग 'घुआँधार' के समीप पहुँच चुके हे । यहाँ से कुछ दूरी 
पर भेडाघाट है । यहाँ नमंदा नदी दो पर्वतों के मध्य तंग घाटी में 
बहती हुई बड़ी सुन्दर लगती है । 
कमल--ए, नाव वाले ! हम लोग नाव में बैठकर मारवल XD देखना चाहते 
l हे । क्या सब को एक साथ दिखा सकते हो ? 
नाविक--जी, दिखा क्यों नहीं सकता, आइए, आप लोग afer । 
रमन--मुझे तो डर लग रहा है, कहीं नाव में पानी न भर जाए । 
नाविक--एसा न कहिए बाबू, डर की कोई बात नहीं। वह देखिए चट्टानें 
कसी सन्दर AT रंही है 1 कहीं सफेद, तो कहीं हल्की नीली और कहीं 
हल्की गुलाबी हे । f 
THA AT । इन चट्टानों का रंग तो चटकीली धूप में बदलता-सा दीख पड़ता 
है । 
. सरेश--लो, वह देखो बन्दर कूदनी। कितनी ऊंची चट्टाने ë ? 
कमल--यह स्थल तो बहुत ही रमणीक है। यहाँ चाँदनी रात में नाव पर dX 
करने में बड़ा आनन्द आता होगा । 


. 323 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
` 


324 


नाविक--जाबू | यहाँ चाँदनी रात में मेरी नाव पर बैठकर कई फिल्म 1 
की शूटिंग हुई है । E 


शैलेश--अच्छा, अब लौटा जाए क्योंकि आगे खतरा है। धुआँधार झरने 
के ऊपर से गिरते पानी के जोर से नाव उलटने का भय Š । 


रुमन--आपका कहना उचित है । हम लोगों को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए; 
और अभी शहर भी तो घूमना है । 


सुरेश--सुनो भाई, चलो, अब नाव किनारे पर वापस ले चलो । 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


mo 8 कमल 

सु० ecu 

dto Wo : WAT 

Yo : a ç 

Ato : नाविक 

To š रमन 
नौका (स्त्री०2) boat 
नौका-विहार boating 


जबलपुर में नौका-विहार॒ Boating at Jabalpur 
जानना (fo) | to know 
घूमना (क्रि०) to visit 
1. क०--स्‌ रश, क्या त्‌म जानते हो ‘Suresh, Do you know that next 


कि हम लोग अगले सप्ताह T Ux Mare going on a visit to 
जवलपुर घूमने के लिए ae 


जा रहे d? 
विदित होना (fe) to know 
qå (sto) ago, before 
एकबार (Ho) once 


Comte Pube onan. Digtized by Made Karot Rer si qademy 





325 


2. सु०--नहीं, यह बात मुझे विदित No, I could not know this. It’s a 
न हो सकी थी। वैसे pale tee I went there 
our | a few years 
स्थान है ee i attend tie टी mi i 
वर्ष पूर्व अपनी मौसी के 
लड़क के विवाह में वहाँ 
चार दिन केलिए गया 


था। 

तब (अ०) then 

दिग्दर्शक (पु० 2) guide, 

3. क०--तब तो और भी अच्छा Then it’s very nice. You will be 
रहेगा । तुम हमारे °urguide, 
दिग्दर्शक बन जाओगे । 
| भाइयो (पु० 2) brothers (vocative) 

कार्यक्रम (पु० 2) programme 

बनाना (क्रि०) to make, to chalk out 

पूरा (वि०) whole 


4. क०--भाइयो, एसा कार्यक्रम Brothers, lets SO arrange our 
M programme that within two days 
RI aie EAS we see the whole city and i 
[रा जबलपुर घूम लिया least two hours may be kept for 
जाए और कम से कम दो boating. 


घंटे नौका-विहार भी 





किया जा सके । 
भार (पु० 9) responsibility 
कार्यक्रम बनाने का भार work of setting the programme 
सौंपना (fo) to entrust 
सहायता (eto 2) help 
सहायता करना (fo) to help 
साथी (qo 2) friend 


2 PATE friends 
cc STAW (10598 )bigtized by Muthulakshmi Research Academy 





326 


5. Alo ग०--कायंक्रम बनाने का 
भार हम सुरेश भाई 
पर सौंपते है । वे चाहें 
तो हम में से शलेश 
भाई उनकी _ सहा- 
यता कर सकते ह । 

पहुँचना (क्रि०) 
पहुँच चुके हे 
दूरी (स्त्री० 1) 
पर्वत (Wo 1) 
मध्य (वि०) 
तंग (fac) 
घाटी (स्क्री० 1) 
लगना (fro) 


6. शे०--अब हम लोग “धुआँधार ' 
के समीप पहुँच चुक है | 
यहाँ से कुछ दूरी पर भेडा 
घाट है । यहाँ नर्मदा नदी 
दो पवंतों के मध्य तंग 
घाटी में बहती हुई बड़ी 
सुन्दर लगती है । 

नौका (स्त्री० 2) 
नाव (edro 2) 
नाववाला (Wo 1) 
7. क०--ए, नाव वाले, हम लोग 


नाव में बेठकर “मारबल 
राकस” देखना चाहते हें । 


क्या सब को एक साथ. 


दिखा सकते हो? 
दिखाना (fio) 
8. ता०--जी, दिखा क्यों नहीं सकता | 
आइए, आप लोग बेठिए l 
डर (Te 2) 
डर) लगना (fo 


We make Suresh incharge of Gs 


ting the programme. If he wa 
Mr. Shailesh from among us ae 
help him. 


to reach, arrive 

(We ) have reached 

distance 

mountain 

middle 

narrow 

valley 

to look, to appear, to seem 

Now we have reached Dhuan- 
dhar. Bhedaghat is at a short 
distance from here. Here the Nar- 
mada river ‘looks very beautiful 


while flowing in the narrow val- 
ley between the two hills. 


boat 


boat 


boatman 


Boatman! we wish to see the mar- 
ble rocks. Can you show this taking 


all of us at a time on your boat ? ` 


to show 


Yes, why can’t I show you. Please 
come and sit on the boat. 


fear 


to fear 


a to be afraid 
CC-0. In Public Domain. i5. by Muthulakshmi Research Academy 





9. र०--मुझे तो डर लग रहा है, 
कहीं नाव में पानी न भर 


जाए d 
बाबू (qe 1) 
चट्टान (पु०1) 


10. ना०---एंसा न कहिए बाब, डर 
की कोई वात नहीं । वह 
देखिए, चट्टानें कैसी qax 
लग रही हे ! कहीं सफेद 
तो कहीं हल्की नीली 
और कहीं हल्की गुलाबी 
ह्‌ । 

चटकीली (fte) 

धूप (स्त्री० 1) 

बदलना (क्रि०) 

बंदलता-सा 


दीख पड़ना 


11. 'र०--अरे, इन चट्टानों का रंग 
तो चटकीली धूप में बद- 
लता-सा दीख पड़ता है । 


ऊंची (fao 1) 


12. स्‌०--लो, वह देखो, "बन्दर 
कदी । कितनी ऊंची 
चट्टान ] 


रमणीक (वि० 2) 
चाँदनी (स्त्री० 1) 
चाँदनी रात 
बहुत ही 
at करता (fo) 
आनन्द (Wo 2) 
आनन्द करता (क्रि०) 


23—5 GHD. 


327 


Pm afraid, water may enter the 
boat. 


please 


rock 


Don’t think of that, please. There’s 
nothing to fear. Look there, 
how beautiful those rocks are 
looking ! Somewhere white, 
somewhere light blue and some- 
where light pink. 


dazzling, bright 

sun-light 

to change 

as if changing 

to seem, to appear 

Oh! the colour of these rocks seems 


to be changing in the dazzling 
light of the sun. 


high, tall 


Look at the Bandar Kudani. 
How tall those rocks are ! 


fascinating 
moon light 
moon-lit-night 
extremely- 

to stroll 
enjoyment 


to enjoy 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


328 


13. क०- यह स्थल तो बहुत ही 
रमणीक है । यहाँ चाँदनी 
रात में नाव पर सर करने 
में बड़ा आनन्द आता 
होगा । 

फिल्म (gato 2) 
शूटिंग (स््री० 2) 


14. ना०--वाबू, यहाँ चाँदनी रात 
में मेरी नाव पर बेठ कर 
कई फिल्‍मों की शूटिंग 
हुई है । 

लौटना (क्रि०) 
लौटा जाए (fo) 
खतरा (Fo 1) 
आगे (fo fao) 
झरना (Yo 1) 
जोर (पु० 2) 
उलटना (fo) 
भय (go 2) 


15. श०--अच्छा, अब लौटा जाए 
क्योंकि आगे खतरा है । 
धुआँधार झरने के ऊपर 
से गिरते पानी के जोर से 
नाव उलटने का भय है | 


उचित (fao 2) 


16, ₹०--आपका कहना उचित है । 
हमलोगों को ऐसी जगह 
नहीं जाना चाहिए और 

ae शहर भी तो घूमना 

| 
सुनना (क्रि०) 
सुनो 


This place is extremely fascinati 
Here people must be greatly SS 
joying boating during 


nights ESA: 


film 
shooting 


Sir, during moon-lit nights many 
films have been shot on my boat, 


to return, to go back 

(Let’s) go back 

danger 

ahead 

water fall 

pressure 

capsize 

fear 

All right. Let’s go back now be- 
cause there is danger ahead. 
Owing to water of the Dhuandhar 


fall, there is danger of our boat 
getting capsized. 


reasonable, correct 


We agree with you, Let’s not go 
to such a place, We have still 
to see the city. 


to listen 


(you) listen 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





329 


किनारा (qo 1) shore, bank 
वापस back 
वापस ले चलो (You) take (boat) back 


17. सु०--सू नो भाई,_ चलो, अब Please listen, take the boat back 
नाव किनारे पर वापस to the bank. 


ले चलो । 


Cultural Notes 


Jabalpur is one of the largest cities of Madhya Pradeshand hasa 


population of about 3$ lakhs (1961 Census). It 18 on the Bombay-Al- 
lahabad main line, 


About twenty kilometres away, at the bottom ofthe gorge ofthe ri- 
ver Narmada, are the famous Marble rocks, Marble rocks flanking the 
river shine brilliantly in fullmoon nights. Near the entrance to the mile 
long gorgeis Monkey'sleap (Bandar-kudni), Nearby is the ancient tem- 
ple ofsixty-four Yoginis (female ascetics). Alittle beyond the temple 
is fhe spot (Dhuandhar) where the Narmada cascades down to the rocks 
below. 


Jabalpur has two universities—Jabalpur University (for general 
education), and Jawahar Lal Krishi University (for Agriculture only). 


आधारभूत संवाद से सम्बन्ध्रित टिप्पणियाँ 
1. The Vocative 


The vocative case is used for addressing or calling a person. In the 
singular the noun comes in the oblique singular form. In the plural 
noun comes with — o (instead of—o of oblique plural). 


ë लडके, आओ Ë लड़को, आओ 
हे नौकर, आओ हे नौकरो, आओ 
हे चिडिया, आओ हे चिडियो, आओ 
हे बहिन, आओ हे बहिनो, आओ 


Instead of ह, we can use ओ or ए (allofthese हे, ओ, 
ए are called interjections) while calling some one from a 


distance, e.g. 
ए नाव वाले ! 


Other examples are भाइयों “brothers ! ”, बाबू "gentleman 1? 
सरेश “Suresh!” 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


330 


2. कम से कम means “at least", “least of all "and अधिक से अधिक 

or ज्यादा से ज्यादा means “at (the) most". Please note that these 

° expressions are different from the superlative expressions सब से कम 
“the least" and सब से अधिक “the most". 


3. सा, d, सी when following a participle mean “as if" 
बदलता सा “as if changing”. 


4. Adjective phrase : 


It has been shown earlier that adjective comes just before a noun 
as a qualifier. Thus: फुल “a flower" 


सन्दर फल «2 beautiful flower”. 


If itis wanted to express intensity of the adjective, word बहत 
is usually used before the adjective. 


बहुत सुन्दर फूल “a very beautiful flower”, 


If further emphasis is wanted a participle ही is added 


after वहत. 


बहुत ही सुन्दर फूल “an extremely beautiful flower”. 


S e 


शब्दावली अध्ययन 


1. दोलीगत विकल्प 


हिन्दी उर्दू 

विवाह दादी (ato 1) marriage 

नगर (mo 2) शहर city 

2. अतिरिक्त शब्दावली 

दिशाएँ 
qå east 
पश्चिम eri 
उत्तर north 
दक्षिण south 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





E 7 


33] 








3. 70 — 80 तक गिनतियाँ Numerals zo—8o 
(all fao 2) 
70 सत्तर 
71 इकहत्तर 
72 बहत्तर 
73 तिहत्तर 
74 चौहत्तर 
75 पछत्तर 
76 छिहत्तर 
77 सतहत्तर 
78 अठत्तर 
79 उनासी 
80 अस्सी 
4. अतिरिक्त क्रियाएं 
पुकारना to call 
| चिल्लाना to cry 
चीखना to shout 
| तेरना to swim 
| पकड़ना to catch 
लटकना to be suspended, to hang. 
अभ्यास 
1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
क्या तुम जानते हो कि हम लोग जबलपुर (घूमने) के लिये जा रहे हैं? 
छात्र 
पढ़ना 
खरीदना 
खेलना 


CC-0. In Als bona" Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





332 | 
तेरना j | 
गाना-बजाना 
सहायता करना 


2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक | 
ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि पूरा (जबलपुर) घूम लिया जाए। 

छात्र 
मथुरा 
पटना 
आगरा 
मद्रास 
भोपाल | 
कास्मीर 


3. प्रतिस्यापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 
मेरी इच्छा है कि कम से कम (दो घंटे) (नौका बिहार) भी किया 
जा सके । | 
छात्र 
चार दिन पुरातत्व अध्ययन 
एक वर्षे . विदेश भ्रमण 
एक महीना तीर्थाटन 
दो वर्ष ज्योतिष अध्ययन 
चार महीने 3 अध्यापन 
कुछ घटे हवाई उड़ान 


Moki, Public Domain. Digtized by Muthu RE AA Wicademy 





333 
| 4. प्रतिस्थापनोय अभ्यास (सिश्र) 
| निर्देशक 
ऐसा न कहिए (ara) (डर) की कोई बात नहीं । 
छात्र 
साहब पैसे 
रमन खर्चे 
प्रकाश खाने 
| भाई मकान 
| डाक्टर रुपयों 
| मास्टर पीने 
| मित्र खेल 
| मालिक किराए 
5. विस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक 
(यहाँ) मेरी नाव में बैठ कर (कई) फिल्मों की शूटिंग हुई है । 
| छात्र 
| RAT ग्यारह 
वहाँ पाँच 
उघर अनेक 
जहाँ चार 
कल दो 
परसों बहुत-सी 
यहीं दस 
वहीं सात 
6. व्याकरणिक अभ्यास 
निर्देशक E = a 
हम लोग ऐसी जगह नहीं जाएंगे । um ऐसी जगह नहीं जाना 


अध्यापक लोग ऐसे स्थान पर नहीं 


Wa 
ES 
ES pubiic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


334 


विद्यार्थी लोग ऐसे स्थान पर नहीं पढ़ेंगे 1 

लड़कियाँ ऐसे स्थान पर नहीं खलेगी । 

स्त्रियाँ ऐसे स्थान पर नहीं गायेंगी । 

लड़के ऐसे स्थान पर नहीं ATCT । 

दुकानदार ऐसे स्थान पर नहीं dnd 

वे लोग ऐसे स्थान पर नहीं चलेंगे । 

डाक्टर लोग ऐसे स्थान पर नहीं देखेंगे । 

लड़के ऐसे स्थान पर नहीं खेलेंगे । 

नौकर लोग एसे स्थान पर नहीं लड़ेंगे 

हम लोग ऐसे स्थान पर नही घूमेंगे 

बच्चे लोग एसे स्थान पर नहीं उछलेंगे । 

यात्री लोग ऐसे स्थान पर नहीं गले 
मिलेंगे । 

7. व्याकरणिक अभ्यास 

निदेशक 

यहाँ चाँदनी रात में नाव पर सर करने 
में बड़ा आनन्द आता है । 

इधर चटकीली धूप में बेठने में बहुत 
आनन्द आता RO 

उधर पेड़ के नीचे वेठने में बहुत आनन्द 
आता है | 

यहाँ चाँदनी रात में ताज घूमने में बड़ा 
मजा आता है। 

वहाँ स्कूल में छत पर पढ़ने में बड़ा 
आनन्द आता है । 

यहाँ बाजार में भीड़ देखने में बड़ा 
आनन्द आता है। 

n. रात में सोने में बहुत आनन्द आता 

I 

वहाँ कमरे में बंठ कर खेलने में बड़ा 

आनन्द आता है। 


छात्र 
यहाँ चाँदनी रात में नाव पर dX करने 
में बड़ा आनन्द आता होगा | 


चाँदनी <r š f 
३ नअ s dies BERT Research Academy 





8. प्रतिस्थापनौय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक 
यह (बात) मुझे विदित न हो सकी थी । 

छात्र 

कारण 

परामश 

कार्यक्रम 

खतरा 

fasa 

विचार 

बातचीत 

सूचना 

रास्ता 

कविता 


9. प्रतिस्यापनोय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक | 
एक बार कुछ वर्ष पूर्वं अपनी (मौसी) के (लड़के) के विवाह में वह 
चार दिन के लिए गया था । 


छात्र 
मित्र लड़की 
बहनोई बहिन 
भाई बेटी 
अध्यापक भाई 
चाचाजी लड़की 
पिताजी भतीजी 
सास लड़की 
: बहन 
ae मित्र (सहेली) 


पड़ोसी 


ताऊ 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


336 


10. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक 
वह देखिए (चट्टानें) केसी सुन्दर लग रही हैँ । 


छात्र 


पत्थर 

पहाड़ की चोटी 
मोर 

तोते 

चिड़ियाँ 

नदी 


11. प्रत्त्युत्तर अभ्यास 
निदेशक छात्र 
क्या सव को एक साथ दिखा सकते हो? जी, दिखा क्यों नहीं सकता ? 
क्या सब को एक साथ खिला सकते हो ? 
क्या सब को एक साथ पढ़ा सकते हो ? 
क्या सब को एक साथ घुमा सकते हो? 
क्या सब को एक साथ पिला सकते हो ? 
क्या सब को एक साथ नचा सकते हो ? 
क्या सब को एक साथ छोड़ सकते हो ? 
क्या सब को एक साथ लिख सकते हो ? 
क्या सब को एक साथ पकड़ सकते हो ? 
क्या सबधको ।ए कएको TARE By Muthulakshmi Research Academy 





337 


12. प्रत्युत्तर अ 


निर्देशक = 


क्या तुम जानते हो कि हम लोग अगले 
नहीं, यह बात मझे विदित न हो सकी 

सप्ताह जबलपुर घूमने के लिए जा थी » E 
रहे ë ? 

कया आपको मालूम है कि वे लोग हमारे 
यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे है ? 

क्या तुम्ह ज्ञात हे कि वे लोग तम्हारे 

यहां पढ़ने के लिए आ रहे है ? 

क्या आपको मालूम है कि हम लोग 

तुम्हार गाँव में शिकार के लिए जा 
ह्‌ 

क्या महश जानता है कि हम लोग 
पुस्तकालय पढ़ने के लिए जा रहे है ? 

क्या आपको ज्ञात है कि वे लोग हमारे 
थहाँ चाय पीने के लिए आ रहे है? 

कथा आपको ज्ञात है कि वे लोग हमारे 
यहाँ खेल खेलने के लिए आ रहे है? 

क्या आपको ज्ञात है कि वे लोग हमारे 
यहाँ कपड़ा सीते के लिए आ रहे ë ? 

क्या आपको ज्ञात है कि वे लोग हमारे 
यहाँ बरात देखने के लिए आ रहे ë ? 


क्या आपको ज्ञात है कि वे लोग हमार 
यहाँ मकान देखने के लिए आ xg 


क्या आपको ज्ञात है कि वे लोग हमार 
यहाँ सामान निकालने के लिए आ 
रहे हैं ? 


13. विस्तार अभ्यास 


a: 


म गया था | 
वहाँ (मैं वहाँ गया था) 
चारु लुना nL Dont BR ized दिन के लिए, गया था) Academy 


338 


मौसी के लड़के के (मैं चार दिन के लिए मौसी के लड़ e विवाह में वहां 
गया था) 
अपनी (मे अपनी मौसी के लड़के के विवाह में वहाँ चार दिन के लिए गया 


था) 

कछ तर्ष पनं (मे कुछ वध पूर्व अपनी मौसी के लड़के के विवाह में दहाँ 
चार दिन के लिए गया था) 

एक बार (में एक बार कुछ वर्ष पूर्वं अपनी मौसी के लड़के के विवाह में वहाँ 
चार दिन के लिए गया था) | 


14. विस्तार अभ्यास 


वे गये थे । 
घया oo po 9.006 ०५ ................... 6 5 ) 
aia? (दलि @ cu ((c56600000 00 ROO ००००० «गो o) 
THEA दे! («०० ०००४०० ao d AAEE. ) 
दाह! Gal बाजी Gal (on ०४ ५ ४55 9 5 97 मी o o ) 
मी ^ ७ ६... 1 ००० 7 ती ) 
जाए Ser WENP (, «००००० ०५००७ ne ........ u N ) 
UF FR (20000000050 00005 ......... | - ) 


15. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक छात्र 
कार्यक्रम बनाइए, जबलपुर TT, ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि पूरा 
दो घंटे नौका विहार भी कीजिए जबलपुर घूम लिया जाए और दो 
घंटे नौका विहार भी किया जा 
सके। 


कार्यक्रम बनाइए, न्यूयार्क घूमिए, चार 
घंट खरीदारी भी कीजिए । 


कार्यक्रम बनाइए, ताजमहल देखिए 
दो-तीन घंटे A भी afar । 


कार्यक्रम बनाइए, जन्तर-मन्तर देखिए, 
चार-छह घंट यंत्रों को भी समझिए | 


कार्यक्रम बनाइए, किला देखि एक-दो 
ES rer "फी? Germa t P uthulakshmi Research Academy 


339 
कार्यक्रम बनाइए, शहर घूमिए, दों-चार 
घंटे विश्राम भी कीजिए । 
| कार्यक्रम वनाइए, स्नान कीजिए, एक-दो 
घंटे नौका विहार भी कीजिए | 


कार्यक्रम बनाइए, सर्कस देखिए, एक 
घंटे ताज महल भी देखिए । 


16. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
अब लौटा जाए, आगे खतरा Š | अब लौटा जाए क्योंकि आगे 
खतरा है । 
अब रुका जाए, आगे पहाड़ है । 
अब बढ़ा जाए, आगे स्टेशन Š | 
अब चला जाए, आग रास्ता साफ़ है। 
अब पढ़ा जाए, आगे परीक्षा है। 
| अब खरीदा जाए, आगे दुकान नहीं है । 


17. संक्षेप अभ्यास 
चटटानों का रंग तो चटकीली धूप में बदलता-सा दीख पड़ता है । 
चट्टानों का रंग चटकीली धूप में वदलता-सा दीख पड़ता है। (तो) 
चट टानों का रंग धूप में बदलता-सा दीख पड़ता है ( (चटकीली ) 
चट्टानों का रंग बदलता-सा दीख पडता है । (धूप में) 
रंग बदलता-सा दीख पड़ता है। (चट्टानों का) 
रंग बदलता दीख पड़ता है। (सा) 





(आ) कपड़ों का रंग तो तेज धूप में बदलता-सा दीख पड़ता हे | 


रंग बदलता दीख. पड़ता ë ! 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





340 
प्रयोग 
1. नर्मदा नदी के तट पर नाविक से बात-चीत 
कमल--यह नाव क्या आप की है ? 
नाविक--जी हाँ, साहब, यह नाव मेरी ही है । 
कमल--ए, नाव वाले, हम लोग मारबल राकस देखना चाहते हैँ । 
नाविक--जी, साहब | 
कमल-~-क्या हम सभौ को एक साथ बैठाकर मारवल राकस दिखा सकते हो? 
नाविक--मैं सभी को एक साथ नाव में बँठाकर मारबल रावस दिखा सकता हूँ । 
कमल--मुझे तो डर लगता है, नाव में कहीं पानी न भर जाए । 
नाविक--वाबू जी, डर की कोई बात नहीं हैं, नाव में पानी नहीं आ सकेगा। 
कमल--हम सभी के बोझ से नाव डूब तो नहीं जाएगी । नाव हल्की है । 
नाविक--आप नहाना भी चाहें तो कपड़े मेरे पास रख सकते हैं। 
2. आश उत्तर 

जबलपुर क्यों प्रसिद्ध है ? 

जबलपुर में कौन सी नदी है ? 

क्या आपके देश से जबलपुर गर्म है ? 

क्या नौका-विहार करने का विचार है ? 

जबलपुर में यात्रियों के ठहरने का क्या प्रबन्ध है ? 

नर्मदा नदी के तट पर नौका-विहार का क्या प्रबन्ध है ? 


दो पव॑तों के बीच में बहती हुई नमदा कैसी लगी ? 
CC-0. In‘Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





341 
3. निम्नलिखित संवादों को हिन्दी में बोलिए-- 


A. Have youchalked out any programme for to-morrow ? 


- Yes, we have chalked out a programme to visit Jabalpur. 


° What will you like to see there ? 
e We will see Dhuandhar and Bhedaghat. 


. Are you interested in boating ? 


wo» > 


. Yes, we are interested in boating. 


. What will you do after the boating ? 


. We will take a complete rest. 


c» 


4. निम्नलिखित का उत्तर हिन्दी में दीजिए 
(i) When did you take your dinner ? (one P. M.) 
(ii) How many places did you visit ? (Dhuandhar, Bhedaghat) 
(iii) Where did you stay at Jabalpur ? (Basant Bilas Hotel) 
(iv) How did you reach Bhedaghat ? (by taxi) 
(v) Have you seen Shooting at night at Jabalpur? (yes) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 8 


विद्यालय का वाषिक उत्सव 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद (Basic Dialogues : For Memorization) 
मध--माँ, कल से हमारे विद्यालय का वाषिक उत्सव आरम्भ हो रहा है अत 


मझे gaz जल्दी से जगा देना क्योंकि विद्यालय में साढ़े सात बजे उपस्थिति ` 
होगी । 


साँ--तम्हारा यह उत्सव कितने दिन चलेगा ? क्या वाहर से भी कोई आ रहा 
है? 


मध--उत्सव का कार्यक्रम तीन दिन का है । परसों पिताजी भी तो वहाँ जाएंगे | 
क्योंकि उस दिन सभी छात्र-छात्राओं के अभिभावक विद्यालय आएंगे। 
et से कई विद्वान लोग आ रहे ह । 


माँ--तम्हारे पिता तो मुझे अभी तक नहीं बताया । खर, अब तुम सो 
जाओ d 
* + * s 


मध--माँ, आज मैं 220 मीटर की दौड़ में प्रथम आयी हूँ और Sto चटर्जी की 
लड़की को द्वितीय स्थान मिला । 
fia, क्या इनाम लायी हो ? 


मधु--इनाम तो परसों मिलेंगे । अभी तो दिन में खेल कूद प्रतियोगिता ही 
हुई है | आज रात को अनत्त्याक्षरी, कविता-पाठ ओर संगीत होगा | 


साँ--क्या मुझे भी अपने साथ ले चलोगी क्योंकि कल तो मैं नहीं जा सकूंगी ? 


मधु--हाँ-हाँ, क्यों नहीं |! और कल भी चलना, घर पर नौकर देख-भाल 
करता रहेगा | 
£ * x. 
माँ--ताटक का शीर्षक तो बड़ा Teu है माँ की पकार! | भारत माता AAT 


वाली यह लड़की तो वड़े अच्छे ढंग से पार्ट अदा कर रही है | 


पिंता--अरे । तो अपनी बिटिया मधू जान पड़ती है क्योंकि उसने मुझ 
एक दिन कहा था कि में अपने विद्यालय के नाटक में भाग लूंगी । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Mi 4filakshmi Research Academy 











343 


te उ S कभी Tel वताया। इस विधवा बनने वाली लड़की का वार्तालाप 
भा बहुत अच्छा है। देखो न, अपने इकलौते पुत्र को युद्ध के लिए भेजते 
समय केसे सुन्दर ढंग से बोल रही है । 


> 


* k * 


पिता | तुम्हारी माँ तुम्हें नाटक में भाग लेते देख कर बड़ी प्रसन्न है । 
उन्होंने मुझ से तुम्हें पाँच रुपये इनाम देने के लिए कहा था । क्या आज 
भी कोई प्रतियोगिता है ? 


संधु--हाँ, आज म॑ वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लूँगी। मेरे अध्यापक जी 
कहते d कि अच्छा विद्याथी बनने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रतियोगिता में भाग ले । 

Wí-—&w$ पइचात्‌ क्था होगा ? 

संधु--प्रधानाचाय॑ जी विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ेंगे । बच्चों को मिठाई 
बॅटंगी और आज क मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को 
पारितोषिक देंगे । मुख्य अतिथि के समक्ष पी० टी० का विशेष 
प्रदशेन और एक छोटा-सा डायलाग होगा । 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 


Wo : मध्‌ 

at यपा 

पि : पिता 

विद्यालय (पु० 2) school 

उत्सव (पु० 2) function, celebration 
वाषिक उत्सव : annual day celebrations 
विद्यालय का messe E 
आरम्भ होता (fmo) to begin 

जल्दी (fio fac) early 

जगाता (क्रि०) to wake up 

उपस्थिति (*&to 2) attendance 


attendance will be taken 


उपस्थिति होगी 


MS gr In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


344 


1. म०--माँ, कल से हमारे faar- 
लय का वाषिक उत्सव 
आरम्भ हो रहा ë । अतः 
मुझे सुबह जल्दी जगा देना 
क्योंकि विद्यालय में साढ़े 
सात वजे उपस्थिति 
होगी । 


2. साँ--तुम्हारा यह उत्सव कितने 
दिन चलेगा ? क्या बाहर 
8 भी कोई आ रहा है ? 
छात्र (Yo 2) 
छात्रा (स्त्री० 2) 
अभिभावक (पु० 2) 
विद्वान (wo 2) 
विद्वान लोग 


3. ४०--उत्सव का कार्यक्रम तीन 
दिन क! है । परसों पिताजी 
भी तो वहाँ जाएँगे, क्योंकि 
उस दिन सभी छात्र छात्राओं 
के अभिभावक विद्यालय 
आएंगे । वाहर से कई 
विद्यात लोग आ रहे ë | 


a 


खर 


4. माँ--तुम्हार पिताजी ने मुझे 
अभी तक नहीं बताया | 
खर, अव तुम सो जाओ । 


दौड 


5. स०--माँ। आज में 220 मीटर 
की दौड में प्रथम आयी 
हूँ और डॉण्चटर्जी की लड़की 
को हितीय स्थान मिला । 


Mother, from to-morrow t 
nual day celebrations of 

` T 7 Ir o 
school begin. herefore, DISP 
wake me up early in the morning 
because the attendance wil] be 
taken at 7-30 atthe college. 


he an- 


For how many days wili these 
celebrations continuc ? Is anyone 
coming from outside ? 


boy-student 

girl-student 

guardians, parerts 

scholar 

scholars 

pir programme of celebrations 
1s for three days. Day atter to- 
morrowdady will also go there 
because on that day parents of 
ali boys and girls have been in- 


vited. Many scholars are coming 
from outside. 


Leave it (anexpressionto ignore. 


the fact.just related). 


Your dady has not told meso 
far. Now you go to sleep. 
race, dash ` 


Mother ! Today I stood first 


in 220 metre dash and Dr. Chat- 


terji's daughter stood second. 


CC-0. BABA Es) Digtized by MuDtiakshavresdarch Academy 





345 « 


6. माँ--देख. , कया इनाम लायी 
हो ? 


खेल (पु० 2) 
खेल-कूद (Yo 2) 
प्रतियोगिता (स्त्री० 2) 
अत्त्याक्षरी (स्त्री० 1) 


कविता (sto 2) 
पाठ (Yo 2) 
कविता-पाठ 
संगीत (पु० 2) 


7. च०--इनाम तो परसों मिलेंगे । 
अभी तो दिन में खेल-कूद 
प्रतियोगिता ही हुई है । 
अज रात को अन्त्याक्षरी, 
कविता-पाठ और संगीत 
होगा । 


8. भाँ--क्या मुझे भी अपने साथ ले 
चलोगी क्योंकि कल तो में 
नहीं जा सकूगी ? 

देखना (fo) 
देखभाल करना (क्रि०) 


9. म०--हाँ, हाँ, क्यों नहीं । और 
कल भी चलना | घर पर 
नौकर देखभाल करता 
रहेगा । 

नाटक (ue 2) 
शीर्षक (wo 2) 
पुकार (edto 2) 
माँ की पुकार 
भारत माता 


Show me, what prize have you 
brought ? 


plays, games 
games and sports 
competition, contest 


Antyakshari (a type of poetry 
recitation) competition 


poetry, poem 
recitation 
recitation of poems 


music 


We shall get prizes the day after 
tomorrow. During the day we had 
sports and games. To-night we 
shall have Antyakshari, Poetry- 
recitation and music competition. 


Will you take me also along with 
you because tomorrow I shall 
not be able to go ? 

to look, to see 


to look after 


Yes, why not ? And come also 
tomorrow. The servant will 
look after the house. 


play, drama 

title, heading 
call 

call of the mother 


Mother India 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


346 


पार्ट (sie) 

अदा करना (fao) 

ढंग 

10. माँ--ताटक का शीर्षक तो बड़ा 

सुन्दर है, “माँ की पुकार | 
भारत माता बननेवाली यह 
लड़की तो बड़ अच्छ ढंग 
से अपना पार्ट अदा कर 
रही है । 

बिटिया (बेटी) (Fate 2) 

भाग (qo 2) 

भाग लेना (fo) 


11. पि०--अरे, यह तो अपनी बिटिया 
मधु जान पड़ती है क्योंकि 
उसने मुझसे एक दिन कहा 
था कि मै अपने विद्यालय 
के नाटक में भाग लूंगी । 

बताना (क्रि०) 
विधवा (fae) 
वार्तालाप (qo 2) 
इकलौता पुत्र 

युद्ध (qo 2) 
भेजना (fo) 
समय 


12. माँ--मुझे उसने कभी नहीं 
बतायां | इस विधवा बनने 
वाली लड़की का वार्तालाप 
भी बहुत अच्छा है । देखो 
न, अपने इकलोत पूत्र को 
युद्ध के लिये भेजते समथ 
कसे उत्साह से बोल रही 
है Ü 

बेटी (sito 1 


part, role 

to play, to act 

manner 

The title of the drama is very at. 
tractive : ‘The call of the 
Mother”. This girl, playing the 
role of Bharat Mata (the Mother 


India),is doing her part in a good 
manner. 


daughter 

part 

to participate, to take part. 

Ho ! she appears to be our daughter 
Madhu. She told me one day 


that she would be taking part in 
a drama at her school. 


to tell, to say 

widow 

dialogues 

only son 

war, battle 

to send 

time 

She never told me that. The dia- 
logues of the girl, playing the role 
ofa widow, is very fitting. Look, 
while sending her only son to 


the war, how emotionally she 18 
Speaking. 


daughter 


CC-0. In Public Domain: Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
प्रसन्न 


happy 





347 


13. पि०--वेटी, तुम्हारी माँ d 
नाटक में भाग लेते दख 
कर बड़ी प्रसन्न &I उन्होंने 
मुझसे तुम्हे पाँच रुपय 
इनाम देन के लिये कहा 
था। क्या आज भी कोई 
प्रतियोगिता है ? 


वाद-विवाद 
अध्यापक (पु० 2) 
विद्यार्थी (qo 2) 
आवश्यक 

शारीरिक (fo 2) 
बौद्धिक (fao 2) 
प्रकार 


14. म०--हाँ, आज में वाद-विवाद 
प्रतियोगिता में भाग लूंगी । 
मेरे अध्यापक जीं कहते हे 
कि अच्छा विद्यार्थी वनने 
के लिये आवश्यक है कि 
बिद्यार्थी शारीरिक और 
बौध्दिक दोनों प्रकार at 
प्रतियोगिताओं मे भाग ले । 

पञ्चात्‌ 


15. माँ०--इसके पश्चात्‌ क्या होगा? 
प्रधानाचार्य (Yo 2) 
वाषिक (fto 2) 
बच्चों को (पु० 1) 
मिठाई (Fate 1) 
बाँटना (fo) 


बँदेगी 
मुख्य (fao 9) 
अतिथि (qo 2) 


Daughter! your mother is extreme- 
ly happy to see you playing a role 
in the drama. She has asked me 
togive you five rupeesas a prize. 


Is there any competition today 
also ? 


debate 

teacher 

student 

necessary, essential 

physical 

intellectual 

type, kind. 

Yes, today I shall participate in a 
Debating contest. My teacher 
tells me that to be a good student, 
it is necessary that a student should 


participate in both types of 
contests, physical and intellectual. 


alter 


What is the next programme ? 
principal 
annual, yearly 
to children 
sweets 
to distribute 
will be distributed 
chief 


guest 


CC-0. In Public Dümain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


348: 


शिक्षा (ato 2) education 

मंत्री (पु० 1) minister 

शिक्षा मंत्री Education Minister 
पारितोषिक (qo 2) prizes 

समक्ष in the presence of 

qto ato P. T. (Physical Training) 
विशेष special 

प्रदशन (पु० 2) show, demonstration 
डायलाग (अं०) dialogue 

डायलाग होगा dialogue will be presented 


16. म०--प्रधानाचार्य जी विद्यालय The Principal will read out the 
की वाषिक रिपोर्ट पढ़ेंगे । annual report of the school. Sweets ` 


ssi E will be distributed to the chil- 
बच्चों को मिठाई dedr dren and our chief guest, the Edu- 


और आज के weg अतिथि cation Minister, will give us prizes, 
हमारे शिक्षा मंत्री जी हम In presence of tbe chief guest a 


गों M special show of P. T. and a small 
लोगों को पारितोषिक देग। piece of dialogue will be pre- 


मुख्य अतिथि के समक्ष sented. 
पी० टी० का विशेष प्रदर्शन 

और एक छोटा-सा डाय- 

लाग होगा । 


Cultural Notes 


Education in India aims at theproper development of all the 
faculties of the children, The children whether they are students of Pri- 
mary School, High School or College, are not only taught the general 
education in'the class-rooms, but they are also encouraged to participate 
in‘games, sports and other extra-curricular and co-curricular activities. 


Schools have regular hours for games, s i ilit 

& ) ३, sports, scouting and military 
training. Matchesbetween different groups ofstudents are often arranged 
by the teacher in-charge of Games. Sports competitions are usually held 


once a year and the winners receive the cups, shiel the Annual 
Day Celebrations. ups, shields etc. at the Ar 


Literary activities include debates, elocution contests, staging of 


One Act Plays, recital of poems and competition for writi es- 
Ç s petition for writing poems; 
says, one-act-plays and stories. Ant kshari i a ) AS tah 
students form two groups. A m yakshari is a literary play in 


ember of i a from 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Mulhulak shr RBar AtS dery Stanz : 





349 


some poem, and a member ofthe o ड n : t 
peram With the last let ther groupis to recite another stanza 


) r “i - ‘etter of the stanza just recited b the oppo- 
CE oup. M Competition goes on tilla group failsio व्र any PUN 
egtnning with the last letter ofthe stanza recited bythe opposite group 

Annual day is generall presided r igh digni 5 
also gives away the prizes. in over by some hign dignitary who 


आधारभूत संवादों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
1. Request forms of verbs 
Hindi has three types of request forms 
(a) Polite formal request form, 


(b) Familiar informal request form, 
(c) Neutral form, 


पानी दीजिए “Kindly give water” is a polite form. There is 
averb-root + gy (here जिए ) suffix. Itis used when the request 
is made to a superior or e stranger of dignified stature. 


पानी दो “please give water”? is a familiar form. The 
verb-root is suffixed by अ. Grammatically its subject is 
तम —'a second person. It is used when the request is made to 


one of equal rank. It looks like an order. Foreigners are requested 
to avoid this form. 


पानी देना “please give water” is a neutral form. The verb 


comes in the quoted form (the form quoted in lexicons and dictiona- 
ries), It shows that the speaker is indifferent to the person who actually 
does the action. 


2. .आ रहा है Grammatically it is a Present Continuous form 
corresponding to “is coming”. In usagelt has two senses : 


(i) Present Continuous. 
(ii) Immediate Future. 


रहा है in the Present Continuous sense shows that the 
action is not complete, and is still going on at the time when the speaker 
is speaking. 

रहा है in the second sense shows that the action is definitely 


a lanned to happen in an immediate future Q 
oe ` eae En “It has been so arranged that some scho- 


. i a. 
lars are definitely to come in the function. हम कल दिल्‍ली जा रहे gi 
We have decided to go to Delhi tomorrow. 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


350 


3. खैर in the beginning of a sentence corresponds to English 
‘Well’? and expresses inevitability, acquiescence or concession. 
खैर, अब तुम सो mat- Well, now you go to bed”. * 


शब्दावली अध्ययन 


1. शलीगत विकल्प 


हिन्दी s= 
वाषिक सालाना (वि० 2 ) annual 
उत्सव जलसा (पु० 1) function 
पुरस्कार (qo 2) इनाम prize, award 
2. 80-90 तक गिनतियाँ Numerals 8o—go 
( all fac 2) 
80 अस्सी 
81 इक्यासी 
82 बयासी 
83 तिरासी 
84 चोरासी 
85 पचासी 
86 छियासी ° 
87 ` सत्तासी 
88 अंट्ठासी 
89 नवासो 
90 += 


3. अतिरिक्‍त शब्दावली 


क्रीड़ास्थल (प० 2) play-ground 
ताश (पु० 2) playing cards 
शतरंज (To 2) chess 

व्यायाम (To 2) physical exercises 


A 
chute Ooh}. Digtized by MSWisnsnin Besearch Academy 


351 
4. अतिरिक्‍त feared 





आरम्भ करना to start 
मारना to beat, to kill 
लड़ना to fight 
दौड़ना to run 
पूछना to ask 
छीनना to snatch 
रक्षा करना to protect 
अभ्यास 
1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
तुम्हारा यह (उत्सव) कितने दिन चलेगा ? 
छात्र 

काम 

पैसा 

मेला 

अध्ययन 

सिनेमा 

इम्तहान 

व्यवसाय 

कार्यक्रम 


_ 2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 


निदेशक : 
तुम्हारे frat जी ने तो मुझे अभी तक नहीं (बताया) 


छात्र 
पूछना 
देखना 


दना 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





कहना 
पढ़ाना 
हँसाना 
मारता 
भेजना 
3, प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निदेशक 
देखूं, क्या (इनाम) लायी हो ? 
छात्र 
पुस्तक 
मेवा 
कपड़ा 
मिठाई 
मूर्ति 
faa 
वस्तु 
पुरस्कार 
4. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
अभी तो दिन में (खेलकूद) प्रतियोगिता ही हुई है । 
छात्र 
भाषण 
संगीत 
अन्त्याक्षरी 
लेखन 
कविता 
कहानी 
निबन्ध 
दौड़ 


वाद-विवाद 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


353 





5. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 

| निदेशक 

4 ७ su R का विशेष प्रदशन और एक 
छात्र 
NUT गाना 

| संगीत कविता-पाठ 
नृत्य कहानी-पाठ 
नाटक गीत 
चलचित्र संगीत-कार्यक्रम 
नकली युद्ध नाटिका-प्रदर्शन 

6. प्रतिस्थापनीय अश्यास (मिश्र) 
निर्देशक 
(मुझे) सुबह जल्दी (जगा) देना। 
छात्र 
Sq उठाना 
हमें खिलाना 
उन्हे बुलाना 
सभी भेजना 

इसे फटकारनी (डाटना) 
= भगाना 
v ; पढ़ाना 


7. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 

विद्यालय में (71) aw (उपस्थिति) होगी। 
छात्र 

1 प्रदर्शनी 
2 I सभा 
5i मीटिंग 


CC-0. In Public Domain: Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





4i 
8% 
3 

23 


1 


8. व्याकरणिक अभ्यास 


निदेशक 


मुझे जल्दी जागना है। 
मुझे निबन्ध लिखना है | 


मुझे सामान तैयार करना है | 


मुझे पुस्तक पढ़नी है । 


मुझे सामान एकत्र करना है | 


मुझे घर से निकलना है | 
मुझे उससे छूटना है | 


मुझे आकाश में उड़ना है । 


मुझे 


मुझे मैदान में उछलना है | 


भोजन खाना है । 


9. व्याकरणिक अभ्यास 


आज 
आज 
आज 
आज 
आज 
आज 
आज 
आज 


निदेशक 
रात को संगीत है । 
रात को नाटक है । 
रात को गायन है । 
रात को यज्ञ है । 
रात को भाषण है । 
रात को विवाह है । 
रात को मेला है । 
रात को तमाशा है । 


354 
बैठक 
प्रतियोगिता 
दौड़ 
कबड्डी 
कक्षा 


छात्र 
मुझे जल्दी जगा देना । 


छात्र 
आज रात को संगीत होता रहंगा। 


eret are कोख्‌ Piatized by Muthulakshmi Research Academy 








355 
10. प्रतिस्थापनीय अन्वय aeata 


निर्देशक 
यह तो अपनी (बिटिया) (मधु) जान पड़ती .है । 
छात्र 
बंदा नरेश 
faa शर्मा जी 
गुरुजी डा० सहाय 
लड़का रमेश 
पुस्तक व्याकरण 
अतिथि नागेश 
बहन अमरावती 
ताती सलीम 
11. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक 
परसों (पिता जी) भी तो वहाँ जाएँगे क्योंकि वहाँ उत्सव आरम्भ 
हो रहा है । 
छात्र 
छात्राएँ 
छात्र 
पण्डा 
मौसी 
मुख्य मन्त्री 
तोर्थ-यात्री 
बराती 
दुकानदार 


12. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निदेशक 
क्या मुझे भी कल अपने साथ ले चलोगे ! 
) 


छात्र 
हाँ, हाँ, क्यों नहीं । में आपको अपने 
साथ ले चलूंगी । 


क्या मुझे भी परसों अपना विद्यालय 
छिवलाओमी० Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


EAE 


356 

क्या मुझे भो अगले वर्ष पचमढ़ी साथ 
भेज दोगी ? 

कया मुझे भी आज सिनेमा देखने साथ 
ले चलोगी ? 

sur आप भी परसों नौका विहार के 
लिए साथ चलेंगे ? 

क्या आप भी परसों यात्रा करेंगे ? 

qur आप लोग भी इस वर्ष मथुरा देखने 
जाएँगे ? 

क्या हम भी आपके साथ अग्नि-बोट 
देखने चलें ? 

क्या हम भो इस वर्ष समुद्र स्नान के लिए 
साथ-साथ तैयार हो लें ? 


13. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक (a 

क्या आज भी कोई प्रतियोगिता है? जी, आज वाद-विवाद प्रतियोगिता होगी t 
क्या कल भी कोई परीक्षा है ? 
क्या आज भी कोई कक्षा है ? 
क्या परसों भी कोई छुट्टी है ? 
कया अगले महीने भी कोई मेला है ? 
क्या आज भी कोई कविता-पाठ है ? 
क्या आज भी कोई उत्सव होने जा 

रहा है ? 
क्या आज भी रक्षा कोष के लिए कोई 

प्रदर्शन है ? 
क्या आज भी कोई अतिथि आयेंगे ? 


d 


14. विस्तार अभ्यास 


माँ प्रसन्न हैं । 
तुम्हारी (तुम्हारी माँ प्रसन्न हैं) 
बड़ी (तुम्हारी माँ बड़ी प्रसन्न हें) 


छह PH ०० Ea “प्रेरित कर ALAA Remy 





357 


भाग लेते (तुम्हारी माँ तुम्हें भाग लेते देख कर बड़ी प्रसन्न हे) 
नाटक में माँ तुम्हें नाटक में भाग लेते देख कर बड़ी प्रसन्न 


ZZ 


15, विस्तार अभ्यास 
अध्यापक प्रसन्न हे 


आपके EE 2... ) 
अत्यन्त का... PRIMA sto) 
आपको देखकर (:५५ ल्क 7 शत eee ) 
भाग लेते कात... as sassa E.) 
वाद विवाद में (. 1 0 T MEM 5)) 
16. ख्वान्तरण अभ्यास 
निर्देशक छात्र 
वह मुझे कभी नहीं बताता | उसने मुझे कभी नहीं बताया । 


वह स्वयं कष्ट कभी नहीं उठाता 1 
आप स्वयं कपड़े नहीं बदलते । 
वह अपने कपड़े कभी नहीं धोता 1 
राम फूल कभी भी नहीं तोडता । 
वह स्वयं कपड़ा कभी नहीं नापता | 
लड़का प्रतियोगिता में कभी नहीं भाग 
लेता। 
लड़की कभी नहीं पढ़ती । 
नाव वाला यात्रियों का साथ कभी नहीं । 
देता । 
प्रयोग 
i. विद्यालय में विद्यार्थी-प्राध्यापक में बातचीत 


रमेश--आप इस विद्यालय के विद्यार्थी है ? 
महेश--जी हाँ, मे इसी विद्यालय का विद्यार्थी हूँ । 
रमेश---आ/ज आप के विद्यालय में क्या हो रहा है ? 


> मे त्सव मनाया जा रहा ह | 
महेरछठरहाग हेया अलवा mi Research gut 


358 


रमसेश--क्या कोई बाहर का मेहमान आया है ? 

महेश--इस उत्सव में बाहर के अनेक महमान आये ह । 

रमेश--सुता है शिक्षा मन्त्री जी इनाम बॉटग ? 

सहेश--शिक्षा मन्त्री जी इनाम तथा मिठाई aten और एक भाषण भी देंगे । 


2 


आशु उत्तर 


क्या आज वाषिक समारोह है ? 

क्या बाहर से विद्वान भी आयेंगे ? 

कया समारोह में कवितां-पाठ और अन्य प्रतियोगितायें भी हुई हे ? 
aur खेल-कूद प्रतियोगिता होगी ? 

कया छात्र-छात्राओं के अभिभावकों निमंत्रित किया गया है ? 

क्या सभी विद्यार्थियों को इनाम और मिठाई dev ? 

क्या प्रधानाचार्य जी भाषण देंगे ? 

क्या शिक्षा मंत्री जी इनाम बाँटेगे ? 


3. निम्नलिखित संवादों को हिन्दी में बोलिए-- 

For how many days will your function continue ? 

Will the sweets and prizes be distributed among the students ? 
Did youstand firstin the debate competition ? 

Will you accompany me ? 

The title of the play is very attractive, 

The Education Minister willdeliver the lecture. 

The Principal will read the annual report. 


YAN pk ०२ २ ४४ 


4. निम्नलिखित का उत्तर हिन्दी में दीजिए 


1 Were all the guardians invited at the functions ? 
(Yes) all were invited 


2 How many of your friends participated in the music competition ? 
(Five) 


3 Who wasthe chief guest of the day ? ; 


(Education Minister) 
4 Who read the annual report of the school ? 


(Our Principal) 
5 Did you get an award ? ` 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthula fons AAH Academy 


359 
पुनरावृत्ति पाठ 2 


अभ्यास 
1. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
क्या आप को पुस्तक खो गई है ? 
छात्र 


नोट 
लड़का 
कपड़ा 
पुत्र 
किताब 
साइकल 
बटुआ 
मोर 
पाजामा 
पैसा 
लड़की 
भाई 
बहिन 
जूता 
छाता 
2. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 
निदेशक 
(जयपुर) की (दुकानें) खूबसूरत हैं। 
छात्र 
राम लड़का 
रमेश लड़की 
आप बहुन 
भेरी ड 
जूता 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
25—5 CHD/70 ) 








360 


दिनेश मोर 
आप पुस्तक 
सोहन चित्र 
रश्मि गुड़िया 


3. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 

निदेशक 
यहाँ से (Zw) (ली) जाय। 
छात्र 

रिक्शा 

ताँगा 

कार 

बस 

अग्निबोट 

साइकिल 

मोटर कार 

आटो रिक्शा 

गाड़ी 


4, खूपाच्तरण अभ्यास 


निदेशक छात्र 


आजकल आप भारत के प्रसिद्ध स्थानों आज कल आप भारत के प्रसिद्ध स्थानों 
का पर्यटन करने निकले हे । का पर्यटन कर रहे है ? 


आजकल वे अमेरिका के प्रसिद्ध स्थानों 
का प्रयंटन करने निकले हे । 


आजकल हम आगरा की प्रसिद्ध इमारतों 
को देखने निकले हे । 


आजकल हम दिल्ली के प्रसिद्ध mat में 
gua निकले हैं । 


CC*0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


| 361 

आजकल हम दिल्ली के प्रसिद्ध बाजारों 
में घूमने निकल हें । 

आजकल आप उदयपुर के प्रसिद्ध स्थानों 
का भ्रमण करने निकले हो । 

आजकल विद्यार्थी विशेष अध्ययन के लिये 
देशाटन करने निकले है । 


आज आप आगरा की दूकानों से पस्तकें 
खरीदने निकले हैं । š 





5. रूपान्तरण अभ्यास 


| निर्देशक y छात्र 
| शैलेन्द्र आपको बीमारी के बारे में बताता शैलेन्द्र जी ने आपको बीमा 
| aT | में बताया था । 
| छात्र 
| रमेश मुझको पुस्तक के बारे में 
| बताता था । 
| वह राम को साइकिल के बारे में 
| बताता AT | 
| प्राध्यापक जी रमेश को पाठ के बांरे 
| में बताते थे । 
पिता जी भाई साहब को विवाह के 
बारे में बताते थे । 
प्रकाश हमको जयपुर के भवनों के 
बारे में बताता था । 
अध्यक्ष सभा को प्रस्तावों के बारे में 
बताते थे। 
प्राध्यापक जी रश्मि को संगीत के 
बारे में बताते थे । 
भाई साहब तुमको विज्ञान के बारे 
में बताते थे | 
भारतीय मित्र को सिनेमा के बारे में 
बताता था । 
पिता जी पुत्रों को अधिकारों तथा s 


L3 sj š ~ 
2 तातेथ। 
क्तः ° Ens SR igtized by Muthulakshmi Research Academy 


६ eae. 
* 








362 


6. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
हम लोग नाव में बठना चाहते हैं और हम लोग नाव में बेठकर मारबल राकस 
मारबल राकस देखना चाहत हं । देखेंगे 
छात्र 
' हम लोग गाड़ी में बेठना चाहते ë 
और शहर घूमना चाहते E । 
विद्यार्थी रिक्शे में बेठना चाहते ह 
और बाज़ार जाना चाहते É । 
प्राध्यापक रेल में बेठना चाहते हं 
और पचमढ़ी जाना चाहते हे | 
प्रधान मन्त्री अग्निबोट में बंठना 
चाहते ह और बाढ़ देखना 
चाहते हूँ | 
राष्ट्रपति हवाई जहाज़ में बेठना 
चाहते g और बाढ्-क्षेत्र का 
दौरा करना चाहते S! 
सन्तोष जहाज़ में बेठना चाहते हे 
और विदेश जाना चाहते हे । 
रमेश साइकिल पर बठना चाहता 
है और पाठशाला जाना 


चाहता है | 
7. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
में वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग में वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग 
लूँगी । लेना चाहता हूँ । 


हम संगीत प्रतियोगिता में भाग 
लेंगे 


वे कविता पाठ में भाग लेंगे | 
विद्यार्थी साइकिल दौड़ प्रतियोगिता 
में भाग लेंगे । 


T i 
CC-0. SLT वादविवाद Fre. Research Academy 


363 

रमेश अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता में 
भाग लेगा । 

महेश खेल-कूद प्रतियोगिता में 
भाग लेगा । 

रश्मि गुड़िया प्रतियोगिता में 
भाग लेगी । 

लड़कियाँ नृत्य प्रतियोगिता में 
भाग लेंगी । 

अनुसंधान सहायक भाषण प्रति- 
योगिता में भाग लेंगे । 


आप घुड़दौड़ प्रतियोगिता में 
भाग लेंगे । 


8. योगात्मक अभ्यास 


निदेशक 


छात्र 


वह हवा महल है, वह वेधशाला है। T महल है और वह वेधशाला 
- \ 


वह पुस्तक है, वह कलम Š | 

वह कलम है, वह कापी है। 

वह लड़का है, वह प्राध्यापक है । 

वह श्याम है, वह मनोहर है। 

वह ह है, वह आटोरिकशा 
\ 


वह अग्निबोट है, वह नाव है | 
वह जहाज है, वह हवाई जहाज़ है | 


वह प्रधान मन्त्री है, वह राष्ट्रपति 
है। 


वह प्रधानाचार्य है, वह अध्यापक 
है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


364 


9, योगात्मक अभ्यास 


निर्देशक 
जाड़ो में ठंड तो पड़ती है, बफे नहीं। जाड़ो में ठंड तो पड़ती है किन्तु बफ 
नहीं पड़ती है । 
छात्र 
गर्मियों में गर्मी तो पड़ती है, बर्फ 
नहीं । 
जाड़ों में ठंड. तो पड़ती है, गर्मी 
नहीं | 
जाड़ों में बफ तो पड़ती है, गर्मी 
नहीं । 
वर्षा ऋतु में पानी तो पड़ता है, बर्फ 
नहीं । 
वर्षा ऋतु में बर्फ तो पड़ती है, गर्मी 
नहीं । 
वर्षा ऋतु में गर्मी तो पड़ती है, 
कड़ाके की गर्मी नहीं । 
हिन्दी तो बोल सकता हूँ, उर्दू नहीं | 
चाय तो पसन्द है, काफ़ी नहीं | 
काफ़ी तो पसन्द है, लेमन नहीं | 
तमिल तो पढ़ सकता हूँ, बंगला 
नहीं | 
हम लस्सी गर्मियों में पीते हं, जाड़ों 
में नहीं । 
हम चाय जाड़ों में पीते हें, गर्मियों 
में नहीं । 
10. योगात्मक अभ्यास 
निर्देशक 
कोई इन पहाड़ियों पर आए, यदि कोई इन पहाड़ियों पर आए ती 
अकड़ जाए। तो अकड़ जाए । 
छात्र 
मोहन इन स्थानों पर wš, परिचय 


ce fis BSD} main. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





365 
रामप्रकाश इन पुरुषों से मिले, काम बन जाए। 
रमेश HIEMS जी से मिले, समस्या. हल Ct जाए | 
आप इस स्टशन पर चलें, रेल का समय ज्ञात रो जाए । 
आप पंचमढी घूमने चलें, स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। 
हम इन पहाड़ियों पर चलें, स्वस्थ्य हो जाएँ। . 
हम इन सीढ़ियों पर चढ़ें, सारा नगर दीख STU । 
हम इन पुस्तकों को पढ़ें, सम्पूर्ण समस्‍यायें हल हो जाएँ । 
वे इस पाकं में घूमें, फूल मिल जाएँ à 
11. योगात्मक अभ्यास 
निर्देशक 
अब लौटा जाए, खतरा है। अब लौटा जाए क्योंकि खतरा है। 
छात्र 
अब चला जाए; रास्ता बन्द है | 
कल बाजार चला जाए, कल छुट्टी है | 
कल घूमने चला जाए, कल रविवार है । 
कल पढ़ने चला जाए; कल स्कूल है। 
परसों खेलने चला जाए, प्रतियोगिता है । 
अभी विचार किया जाए, समय है। 
अभी सं र करने चला जाए, वक्त Š | 
आज रात नौका-विहार करने चला जाए, चाँदनी रात है । 
आज रात ताजमहल देखने चला.जाए, चाँदनी रात है। 


12. योगात्मक अभ्यास 


निदेशक i | 
कल से हमारे विद्यालय का वाषिक कल से हमारे विद्यालय का वाषिक 
उत्सव आरम्भ हो रहा है, मुझे जगादेता। उत्सव ATT हो रहा है,अतः मुझे 
Q जगा देना | 
छात्र 
कल से हमारी कक्षा की 
परसों से हमारे विद्यालय की वाषिक परीक्षा आरम्भ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


वाधिक परीक्षा शुरू हो रही है, मुझे जगा देना । 
हो रही है, मुझे पाठ पढ़ा देना। 


366 
अगले माह से हमारे नगर की संगीत प्रतियोगिता शुरू हो रही है, हमको संगीत 
सिखा दैना 1 


अगले सप्ताह से हमारे यहाँ वाद-विवाद प्रतियोगिता होने जा रही है, हमको 
तयार करा देना | 


कल स हमारे स्कूल में भाषण प्रतियोगिता होने वाली है, हमको भाषण तैयार 
करा देना । 


आज से हमारी संस्था में नाट्य समारोह प्रारम्भ हो रहा है, मुझे अभिनय 
सिखा देना । 


अगले हफ्ते से आपके मन्दिर में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता शुरू हो रही है, मझे 
याद करा देना | 


अगले भास से आपके विश्वविद्यालय में वाषिक नृत्य प्रतियोगिता प्रारम्भ 
हो रही है, मुझे अभ्यास करा देना । 


अगली जनवरी मे हमारे विद्यालय में कवि सम्मेलन होने जा रहा है, उसे कविताएँ 
लिखा देना । 


13. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
कया आज से आपका वाषिक उत्सव प्रारम्भ हो रहा है? 
प्रथम छात्र 
जी हाँ, आज से हमारा वाषिक उत्सव प्रारम्भ हो रहा है । 
निर्देशक 
क्या कल से आपके विद्यालय में संगीत प्रतियोगिता शुरू हो गई ? 
द्वितीय छात्र 
जी हाँ, कल से हमारे विद्यालय में संगीत प्रतियोगिता शुरू हो गई । 


` 


निदेशक 
क्या अगले वष से तुम्हारे स्कूल में तमिल की कक्षाएँ प्रारम्भ हो रही हँ? 
तृतीय छात्र 
जी हाँ, अगले वषं से हमारे स्कूल में तमिल की कक्षाएं प्रारम्भ हो रही | 
बया पिछले माह से आपके यहाँ संगीत की कक्षाएँ प्रारम्भ हो रही हे? 
कया पिछले दिनों में आपके यहाँ वाद-विवाद प्रतियोगिता समाप्त हो गई है! 


क्या कल स शहर में गांधी जयन्ती समारोह प्रारम्भ हो रहा है? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





367 
क्या अगले सप्ताह से हिन्दी सप्ताह प्रारम्भ हो रहा है ? 
क्या अगले सप्ताह में कवि सम्मेलन प्रारम्भ हो रहा है ? 
क्या सोमवार से गंगा स्नान प्रारम्भ हो रहा है ? 
क्या अगले मं गलवार से वाषिक परीक्षा प्रारम्भ हो रही है ? 
क्या माच स आपके विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रारम्भ होगी ? 
14. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या आपका बटुआ खो गया है ? 
WAN छात्र 
जी नहीं, मेरा बटुआ खोया नहीं है । 


निर्देशक 
क्या आपकी पुस्तक खो गयी है ? 


द्वितीय छात्र 
जी नहीं, पुस्तक खोयी नहीं है । 


निर्देशक 
क्या तुम्हारा नोट खो गया है ? 


तृतीय छात्र 
जी नहीं, नोट खोया नहीं है । 
क्या राम का रिक्शा खो गया है ? 
क्या उसका पेन खो गया है ? 
क्या प्राध्यापक की कार खो गई है ? 
aur विद्यार्थी की साइकिल चोरी हो गई है ? 
कया पुस्तक के पृष्ठ खो गये हँ? 
कया आपके घर से कुर्सी मेज चोरी हो गई है ? 
क्या मोहन के खिलौने खो गए ह E 
क्या रश्मि की गूड़ियाँ चोरी हो गई है ? 
क्या श्याम का बच्चा खो गया हे» 
कया भगवान के लड़के को चोट लगी है ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


1. में धूम्रपान नहीं की । I did not smoke. 

2. qur लड़की खो गया है ? Is the girl missing ? 

3. आपकी क्या विचार हो । What is your idea ? 

4. जयपुर नगरी गुलाब रंग का है । Jaipur city is of a rosy colour. 

5. मे लम्बे समय से आप से मिलन could not see you for a long time 
सकता | 

6. पानीका चार शीशी लिया चलना। Take four water bottles. 

7. बच्चा पुस्तक चुराती हो l The boy steals the book. 

8. मे आपस निवेदन किया सकता हूँ । May I request you. 

9. qd डूब रही है । The sun is Setting. 

0. हम लोग 'घुओंधार' पहुंच चुका है | We have reached ‘Dhuandhar’. 


10. 3122० ०1० 0० ००० O G O O O आपकी प्रतीक्षा करता रहा ERE Ra l 


368 


15, What do you know about Hindi ? 


Here is a quiz of ten questions of wrong Hindi constructions 
with correct English Translation. Each sentence consists of mis- 
takes or mistake. Everystudent is required to correct allthese mis- 
takes within ten minutes. Compare your answers with the correct 
list with your instructor. 


प्रयोग 
Fill up the blanks with appropriate words given below : 
हैं, है, मे, हम, करना, क्या, था 





1 GENRE CARN no nagoan ...... ooo Í 

DA Meal ic ci धूम्रपान नहीं करता हूँ । 

QUEM DENEN सिगरेट पी सकते हे । 

4. कानून के अध्ययन के साथ-साथ शोध कार्य . .............. l 
Gh आप देख सकती 500058 UT. I 

6. देखो, रमेश, केसी सुन्दर इमारत ....... I 

Tee Bi जयपुर नगर पीले पत्थर का बना हुआ . . . . . . T 
SN E ME ean बफ और ठंड भी पड़ती है ? 


9. किनारे पर वापस चलना 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





369 


आ. आशु उत्तर 


1. 
. कया मेरे साथ आप सिनेमा चल सकेंगे ? 

. क्या सामाजिक चित्र देखना पसन्द करते हो ? 

- क्या ऐतिहासिक चित्र ही पसन्द है ? 

. आप चाय पसन्द करते हे या काफ़ी ? 

« चाय के साथ कुछ नमकीन भी लेंगे ? 

- क्या आप कविता और कहानी भी लिख लेती हे? 


= 


c @ MN 67 ० ४ co ७ 


क्या कल आप मेरे घर पर आ रहे है ? 


गभियों के दिनों में आप लेमन लेते है या चाय ? 
क्या चाँदनी रात में नौका विहार पसन्द है ? 


. क्या यह चट्टानें धूप में रंग बदलती हे ? 


इ. What would the boatman reply you when you ask him: 


i. 
ii, 


iii, 


iv. 


v. 
vi, 
vii, 
viii, 


ix, 
x. 


i, 


ii, 


iii, 


iv, 
v. 
vi. 
vii. 
viii. 


1x. 


x. 


Have we reached Dhuandhar ? 

Will you take all of us to this narrow gorge of Narmada ? 
Willyou take us to the marble rocks in this sun ? 

Is it true that several films were shot in your boat in the moon- 
lit night ? 

Isit too deep near the Marble Rocks ? 

Does your boat leak at the bottom ? 

May all of us sit in your boat ? You see, we are too heavy, 
Do the rocks change their colours in the sun? 

May we help you in the storm at night ? 

Should we return becausethereis danger ahead ? 


Answer the following questions in Hindi 

Are you willing to go to Jaipur? 

Are you interested in learning Sanskrit ? 

Do you wantto study Astronomy ? 

Do youlike boating in the noon ? 

Have you participated in the music competition ? 

Will the students present a dialogue before the Education Mi- 
nister ? 

Has the Principal prepared the Annual report of the college ? 

Who will read the annual report of the college ? 

Who willbe the chief guest of honour and who willinaugurate 
the celebration ? . 

Willthe Education Minister distribute the prizes among the 
students ? 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








पाठ 9 
बरात में 


स्मरणार्थ आधारभत संवाद (Basic Dialogues : For Memo- 
rization) 
रमेश--अरे भाई, आपने तो अभी तक हमारे कपड़े भी सीकर नहीं पहुँचाए 
और पच्चीस तारीख को हम लोग जा रह É | 


दर्जी--पच्चीस के तो अभी चार दिन है, साहब d कल शाम आप के सभी कपड़े 
सिल कर जरूर पहुँच जाएंगे । कहाँ जा रहे ह्‌? 


रमेश--दोस्त के लड़के के विवाह में मेरठ से बरेली बरात जाएगी | 
* * * 


बीरेन््--देखो नीरजा, वे हरे-हरे खेत रेल के पीछे भागते हुए कंसे भले लग 
रहे हे, जेस किसी ने हरी मखमल की चादर बिछा दी हो । 


pipes यह नदी ऐसी लग रही है जैसे कोई सपं धूप में चला जा रहा 
a 


रमेश--अब तुम लोग थोड़ा शात होकर बैठो, नहीं तो जो बोलेगा सो चपत 
खाएगा | 


वीरेख--नीरजा, देखो, बिजली के बल्बों से कितना सुन्दर, लहरदार “स्वागत” 
लिखा गया है और उधर नाचता हुआ मोर दिखाया गया है । 


नीरजा--यह सब विद्युतधारा के संचार के कारण है। 


x की data ay di pine रहे हो ओर सब लोग बरात में चलने 
: Ha जल्दी करो, हाथ-म बालों में 
कंघी करो और दूसर कपड़े बदलो । हाथ-मुंह धोकर बालों में 


बीरेख--नीरजा, य š 
लगता Š i दूल्हा तो हम सब में अलग चमक रहा है, बहुत सुन्दर 
दूर से ही पहचाना जा सके । हृ जिससे वह सारे बरातियों में 


370 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





371 


रमेश--वीरेन्द्र, नीरजा ! तुम मेरे पास , उधर क्योंकि 
a aped ad वा ही रहो, उधर मत जाना क्योंकि उधर 


नीरजा--पिताजी, आतिशबाजी में खचे किया गया रुपया तो व्यर्थ में ही बर्बाद 
होता है I 


रमेश--कहती तो तुम ठीक हो बेटी, परन्तु कुछ ही लोग इन बातों की ओर 
अभी ध्यान दे पाए हें । 


Maa आगे क्या होगा ? हम लोगों को खाना किस समय मिलेगा? मुझे 
तौ भूख लग रही है। 


रमेश--थोड़ी देर पश्चात बेटी वाले बरात को सहभोज देंगे और उसके बाद 
दूल्हा-दुलिहन की भाँवरें पड़ेगी । 


बीरेन्द्र--कया सभी लोगों में दूल्हा-दुलहन की wisi पड़ती है ? 


रमेश--हाँ, सभी हिन्दुओं में साधारणतः तो ऐसा ही है । ईसाई, मुसलमानों 
मे अवश्य ऐसी प्रथा नहीं है । 





आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 

to रमेश (पु०) Ramesh (name of a person) 
द० दर्जी (qo) Tailor 

वी० वीरेन्द्र (पुर) Virendra (name of a person) 
नी० नीरजा (स्त्री०) Nirja (name of a person) 


बरात (Fito) marriage party 
बरात में In a marriage party 
सीना (fo) tosew 

सीकर after sewing 


— अरे So far you have not sent us our 
1. र भाई, आपने तो अभी Er ice stitching them and 


तक हमारे कपड़े भी सीकर we are to leave on the twenty- 
नहीं पहुँचाए और पच्चीस fifth. 
तारीख को हम लोग जा रहे हैं 


सिलकर after (having) sewn 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


372 


2. द०--पच्चीस के तो अभी चार 
दिन हैं, साहब। कल शाम 
आपके सभी कपडे सिलकर 
जरूर पहुँच जाएंगे । कहाँ 
जा रहे हौ? 
दोस्त (Yo 2) 

3. 'र०--दोस्त के लड़के के विवाह में | 
मेरठ सें बरेली बरात जाएगी | 
हरा (वि० 1) 
हरे-हरे (वि०) 
खेत (पु० 2) 
भला (fo 1) 
मखमल (पु० 2) 
चादर (qo 1) 
बिछाना (क्रि०) 


4, वी०--देखो नीरजा, वे हरे-हरे 
खेत कंसे भले लग रहे हैं, जैसे 


किसी ने हरी मखमल की चादर 


बिछा दी हो । 
at (Yo 2) 


5. र०--और यह नदी ऐसी लग रही 
है जैसे कोई सपं धूप में चला 
जा रहा हो | 
आराम (पु० 2) 
आराम करना (fo) 
चपत (पु० 2) 
चपत खायेगा 


6. २०--अब तुम लोग थोडा आराम क 
लो, नहीं तो जो बोलेगा सो 
चपत खायेगा। 


बिजली (स्त्री 1) 
बल्ब (पु०2) 


Sir, there are still four days left 
for twenty-fifth. To-morrow even- 
ing all your clothes wil] Positively 
reach you. Where are you going ? 


friend 


To attend the marriage ofa friend’, 
son. The marriage party will go 
from Meerut to Bareilly. 


green 
green 

field 

nice 

velvet 

carpet 

to spread 

Look Nirja, how nice those 


green fields look, as if someone 
hasspread the soft green carpet. 


serpent, snake 


And this river is looking like a 
snake creeping in the sun. 


rest 
to take rest, to rest 
slap 


will receive a slap 


< Now you rest for Sometime, any 
one who speaks will receive 
a slap. 


electric 
bulb 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








373 


लहरदार (वि० 2) 
स्वागत (qo 2) 
स्वागतम्‌ 
नाचना (क्रि०) 
मोर (पु० 2) 
7, वी०--नीरजा देखो, बिजली के 
aedi से कितना सुन्दर, 
लहरदार “स्वागतम्‌ “लिखा 


गया है और उधर नाचता 
हुआ मोर दिखाया गया है। 


विद्युत (स्त्री 2) 
धारा (स्त्री 2) 
विद्युत धारा 
संचार (पु० 2) 

8. नी०--यह सब विद्युत धारा के 
संचार के कारण है | 
गप्प (eto 2) 
गप्पे gat (fro) 
तैयारी 
धोना (क्रि०) 
बाल (पु० 2) 
कंघी (eto 1) 
कंघी करो 


9. २०--अरे, तुम दोनों इधर TH 
हाँक रहे हो और उधर सब 
लोग बरात में चलने की 
तैयारी कर रह | चलो, 
जल्दी करो, हाथ-मूँह धोकर 
बालों में कंघी करो और 
दूसरे कपड़े बदलो | 


दूल्हा (Te 1) 
अलग (अ०) 


j flickering 


welcome 
Swagatam (welcome) 
to dance 


peacock 


Nirja look | with the Í 

^ ! help of 
electric bulbs how beautifully 
Welcome? has been written and 


there the dancing peacock has been 
shown. 

electric 

current 

electric current 

transmission 


Thisis because ofthe flow of electric 
current. 


gossip 

to gossip 
preparation 
(to) wash 
hair 

comb 

comb (hair) 


Both of you are gossiping here 
while all others are getting ready 


to join the bridegroom’s party. - 


Getup! quickly wash your hands 


and face, trim the hairs and change. 


your clothes, 


bridegroom 


apart 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


374 


10. बी०-नीरजा, यह दूल्हा तो हम 
सब से अलग चमक रहा है। 
बहुत सुन्दर लगता है । 


पहचानना (क्रि०) 

11. नी०--दल्हे को इसी लिए ऐसे कपड़े 
पहनाते हे जिससे वह सारे 
बरातियों में दूर से ही पह- 
चाना जा सके । 


आतिशबाजी (eto. 1) 
12. ₹०--वीरेन्द्र, नीरजा, तुम मेरे 
पास ही रहो । उधर मत 


जाना क्योंकि उधर आतिश- 
बाजी छोड़ी जाएगी i 


खर्च (qo 2) 

खर्चे करना (fo) 
व्यर्थं में 

बर्बाद करना (क्रि०) 

13. नी०--पिता जी, आतिशबाजी में 
खच किया गया रुपया तो 
en में ही बर्बाद होता 

I 
ठीक 
ध्यान (qo 2) 
ध्यान देना (क्रि०) 
14. र०--कहती तो तुम ठीक हो बेटी, 
, परन्तु कुछ ही लोग इन बातों 


की ओर अभी ध्यान दे पाये 
I 


भूख (Rito 2) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Nirja, this bridegroom is shini 
apart from us. He is looking vel 
handsome. 


to recognize 


That is why the bridegroom is 
dressed in such a way that he may 
be recognized in the marriage 
party even from a distance. 


fire works. 


Virendra, Nirja, you should remain 
with me. Don't go to that side 
because the fireworks willbe set on 
there. 

expense, expenditure. 

to spend 

vainly 


to waste 


Daddy, 


the money spent 
fireworks Lari 


is wasted purposelessly. 


right 


attention 





to pay attention 


You are ri 
ght, daughter; but very 
ae ad have considered these | 


hunger 


375 


15. ली०--अब आग क्या होगा ? हम्‌ What will take place next? 
लोगों को किस समय खाना When will the food be served? 
मिलेगा? मुझे तो भूख लग I am feeling hungry. 


रही है । 


थोड़ी देर sometime 
बेटी (स्त्री० 1) daughter 
सहभोज (पु० 2) feast 
भाँवरें (ito 2) Bhavaren 


(going roun i 
cious fre) ष्ठ d the auspi 


16. ₹०--थोड़ी देर पश्चात्‌ बेटी वाले Aftersometime, bride’s people will 
बरात को सहभोज देंगे और 8४6९3 feast to us. Then the bride 


d bridegroom shall b j 
उसके बाद दुल्हा-दुलहन की in front all be married 
tat पड़े of th a 
भाँवरें पड़ेगी । € auspicious fire, 


17. Ho—tat सभी लोगों में दूल्हा- Do allpeoplesolemnise the marriage 


दुलहन की भाँवरें पड़ती of the bride and bridegroom b 
š > ` going round the auspicious fire > 


साधारणत: (अ०) generally, normally 
प्रथा (स्त्री० 2) custom, tradition 
ईसाई (पु० 2) Christian 


18. ₹०--हाँ, सभी हिन्दुओं में साधारण- Yes, All Hindus normally perform 
a: तो ऐसा ही है। ईसाई, marriage ceremony in this way. 


मसलमानों त A Among Christians and Muslims, 
मुसलमान में अवश्य एसी there is no such tradition. 
प्रथा नहीं है । 


Cultural Notes 


Marriages in India are celebrated with pomp and show. In 
most of the xegions the bridegroom goes to the house ofthe bride with his 
relations and friends. The party of the bridegroom is called ‘barat’, 
Musical instruments are played at the brides place, as wellasthrough- 
out the procession of the bridgroom’s barat while going to the bride's 
place, Fireworks are also played. The house of the bride as wellas the 
entrance to it are decorated with coloured bulbs and buntings. 


Among Hindus the bride and bridegroom perform a religious ritual 
which includes going seven rounds of the auspicious fire,called *bhávare: 
inner and lunch are arranged in the honour of guests. The father of 
the bride often gives dowry; but this system is losing popularity. Rela- 
tions ofthe bride usually give presents to the bride and the bridegroom. 


After marriage the bride goes to the bridegroom's house and forms 
her new family with her husband. Family is thus mostly paternal, 


2 
=S ELD CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


376 
आधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 


1. मिलना has two meanings 
(i) to meet 
(ii) to get 
But both verbs come in two different constructions. 
(i) In the first sense there is a —से construction. 


राम मोहन से मिलता है | Ram meets Mohan. 


में आप से मिलेगा | I shall meet you. 
Here the subject is in Direct form but the object (मोहन dud 
आप in the above sentences) take स instead of usual को, 


(ii) In the second sense there is a को construction. 
राम को किताब मिलेगी Ram will get a book. 
मझे भोजन मिलेगा । 1 shall get the meals. 


Here the subject recipient is in —Y construction. The thing 
received is in direct case, and the verb agrees with it in number and 
gender. 


2. नहीं तो means “otherwise”. It is an alternative conjun- 


tion joining two clauses. The action suggested in the second clause 
will come into effect if the condition suggested in the first clause is not 
completed. 


तुम लोग शांत होकर बैठो नहीं तो चपत खाओगे | 


3. जैसे sometimes means “as if”. Take for example : 
नदी ऐसी लग रही है जैसे कोई सपं धूप में जा रहा हो । 
हरे-हरे खेत एसे लग रहे ह, जसे किसी ने हरी मखमल की चादर विछा दी हो | 
Here the winding river appears like a moving snake. The green 


fields with standing green crops appear like a glassy velvet carpet—both 
are green as well as soft. 


4. गप्पे हाँकना is an idiom. Stat literally means driving 
animal. गप्प literally means “gossip? - गप्प हाँकना means “to make 
gossip”. 

[N 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








377 


शब्दावली अध्ययन 
1. शेलीगत विकल्प 

हिन्दी si 
दिनांक (qo 2) तारीख 
अवश्य (क्रि०वि०) ज़रूर 

हिन्दी संस्कृत-हिन्दी 
साँप Wd serpent 
बिजली विद्युत electricity 


2. 90—100 गिनतिर्यां 909—100 numerals 

90 ved 

91 इक्यानवे 
92 वानवे 
93 तिरानवे 
94 चौरानवे 
95 पंचानवे 
96 छियानवे 
97 सत्तानवे 
98 अट्ठानवे 
99 निन्यानवे 
100 सौ 


सतिरिवत शब्दावली 


तेल (Fo 2) oil, hair-oil 
साबुन (to 2) soap 

क्रीम (Fate 2) cream 
पाउडर (पु० 9) powder 
शीशा (पु० 1) looking glass 
कमीज (स्त्री० 2) shirt 

कोट (qo 2) coat 

awe (seite 2) bush-shirt 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


378 


जेब (mte 2) p 
मोजा (पु० 1) socks 
तौलिया (qo 1) toya 
तकिया (स्त्री० 1) pulow 
E (स्त्री० 2) bed sheet 
अभ्यास 


1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 

निदेशक 

यह पार्क बहुत ही (सुन्दर) लगता है । 
छात्र 

भद्दा 

गंदा 

बुरा 

अच्छा 

लम्बा 

चौड़ा 

घना 

भला 


2. प्रतिस्थापनोय अभ्यास (सरल) 

निर्देशक 

हम लोगों को (खाना) किस समय मिलेगा ? 
छात्र 

टिकट 

पैसा 

द्ध 

भोजन 

नौकर 

पत्र 

आराम 

रुपया 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





3. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक 


हरे-हरे खेत (रेल) से पीछे भागते हुए कंसे (भले) लग रहे हे । 


ora 
गाड़ी 
बस 
अग्निबोट 
नाव 
कार 
ताँगे 
4. प्रतिस्यापनोय अभ्यास (मिश्र) 
निदेशक 


सुन्दर 
मनोहर 
आकर्षेक 
मनोहर 
बढ़िया 
मनमोहक 


(मित्र) के लड़के के विवाह में (मेरठ) से बरेली बरात जाएगी । 


छात्र 
शान्ती 
भाई 
बहिन 
मामा 
चाचा 
ताऊ 
फ्‌फा 
बुआ 


5. प्रतिस्थापनोय अभ्यास (मिश्र) 


आगरा 
हाथरस 
म्‌ रादाबाद 
कानपुर 
दिल्ली 
अजमेर 
जयपुर 
कलकत्ता 


निदेशक--अब घुम लोग थोड़ा (शांत हो कर) बैठो, नहीं तो जो (बोलेगा) 


सो चपत खायेगा | 
छात्र 
पढ़ना 
गाना 


हँसना 
रोना 


TAT, सोना 
CC-0. I lic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


380 


खाना रुकना 
पीना लेटना 
नहाना रुकना 
तैरना बोलना 
6. रूपान्तरण अभ्यासं 
निर्देशक छात्र 
चलो, जल्दी करो, दूसरे कपड़े बदलो । चलिए, जल्दी कीजिए और दूसरे कपड़े 
बदलिए । 
सुनो, जल्दी करो, दूसरी पुस्तक पढ़ो । 
कहो, जल्दी करो, दूसरी बात करो । 
पढ़ो, जल्दी करो, दूसरी किताब पढ़ो । 
Sel, जल्दी करो, दूसरा रास्ता देखो | 
सानो, जल्दी करो, दूसरी वात सुनो । 
मानो, जल्दी करो, दूसरा काम करो । 
समझो, जल्दी करो, दूसरी गाड़ी वदलो | 
7. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक छात्र 
Ws समाचार सुनते के लिए रडियो मैंने रेडियो इस लिए खरीदा है कि मै 
खरीदा है। समाचार सुन सके | 


में ठीक समय पर गाड़ी पकड़ने के लिये 
स्टेशन जल्दी गया | 

मो भाई को अस्पताल में देखने के लिए 
गया | 

मेँ दिल्ली में विड़ला मन्दिर देखने के 
लिए गया | 

मो जयपुर में जन्तर मन्तर देखने के 
लिए गया | 

में नेशनल पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने 
के लिए गया | 

सै गाँव में मन्त्री का स्वागत करने के लिए 


गया । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








381 


8. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक 
चित्र में नाचता हुआ मोर है । 


चित्र में हँसती हुई गुड्यां ë । 

चित्र मे रोती हुई लड़की है I 

चित्र में पाती भरती हुई लड़कियाँ हे । 
चित्र में पढ़ते हुए विद्यार्थी हे । 
चित्र में सोते हुए बच्चे हे । 

चित्र में खेलते हुए em 

चित्र में लड़ता हुआ सिपाही है । 
चित्र में पत्थर तोडता हुआ मजदूर है । 


9. रूपान्तरण अभ्यास 

निर्देशक 
उधर मत जाना। उधर आतिशबाजी 

छोड़ी जायेगी । 

इस कपड़े को मत पहनना । गंदा है। 
इससे बात मत करना । असभ्य है । 
उस पुस्तक को मत पढ़ना | अश्लील है । 
बाहर मत जाना । तूफ़ान है | 
छत पर मत जाना । धूप है । 
घर में मत जाना । अंधेरा है । 
उस पिक्चर को मत देखना | गंदी है। 
उसके मकान पर मत जाना | लड़ता है | 


10. प्रतिस्थापनीय्‌ अन्वय अभ्यास 
निदेशक 


छात्र i 
चित्र में नाचता हुआ मोर दिखाया गया 


e! 


छात्र 


उधर मत जाना क्योंकि उधर आतिश- 
बाजी छोड़ी जाएगी । 


अभी तक हमारे (कपड़े) भी नहीं पहुँचाए | 


छात्र 
पुस्तके 
सामान 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





382 


रुपया 
घड़ी 
साइकिल 
मेज 
कुर्सी 


11. प्रतिस्थापनोय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
(आप) कहाँ जा रहे हैं ? 
छात्र 
माता जी 
पिता जी 
जहाज 
नाव 
गाड़ी 
मन्त्री 
बच्चे 
दुकानदार 
विद्यार्थी 


12. प्रत्युत्तर अभ्यास 


निर्देशक छात्र 


हम लोगों को खाना किस समय मिलेगा । थोडी देर पश्चात हम लोगों को खाना 
मिलेगा । ` 





हम लोगों को चाय किस समय मिलेगी ? 
हम लोगों को भोजन किस समय मिलेगा? 
हम लोगों की रेल गाड़ी किस समय जाएगी ? 
हम लोगों को जहाज़ किस समय मिलेगा ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





383 


हम लोगों का अग्निबोट किस समय 
जाएगा ? 


हम लोगों को पुस्तक किस समय मिलेगी ? 
हम लोगों को नाव किस समय ड्बेगी ? 
हम लोगों को काफ़ी किस समय मिलेगी ? 


हम लोगों को अध्यापक किस समय 
मिलेंगे ? 


हम लोगों को मिठाई किस समय बॅटेगी ? 


दूल्हा-दुलहन की भाँवरें किस समय पड़ेंगी ? 


13. प्रत्युत्तर अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
क्या सभी हिन्दुओं a दूल्हा-दुलहन की हाँ, सभी हिन्दुओं में साधारणतः तो 
भाँवरें पड़ती ë ? एसा ही है । 


कष्या सभी कार्यालयों में ऐसा होता है ? 
कया सभी पुस्तकालयों में यही होता ë ? 


an सभी विद्यालयों में ऐसा करना 
पड़ता है ? 


SEIT सभी लड़कों को वौसा करना पड़ा ? 


क्या सभी पाठकों को यंह पढ़ना पड़ता 
? 

क्या सभी प्राध्यापकों को वह ठीक लगता 
है? 


कया सभी जहाज़ों को तेल लेना होता है? 
yit Sei लोगों को चाय पीनी पड़ती 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


384 


14. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निदेशक छात्र 


पच्चीस तारीख के अभी कितने दिन हे? पच्चीस aiia के अभी चार दिन है, 
साहब ! 


सोमवार के अभी कितने दिन हँ? 
दस तारीख के अभी कितने दिन ë ? 
शनिवार के अभी कितने दिन हं ? 
सोलह तारीख के अभी कितने दिन है ? 
बुधवार के अभी कितने दिन हुँ? 

12 बजने में अभी कितने मिनट हे ? 


15. विस्तार अभ्यासं 
रुपया बर्बाद होता हे । 


3 आतिशबाजी में खर्च किया गया (आतिशबाजी में खर्च किया गया रुपया बर्बाद 
होता है) 


व्यर्थ (आतिशबाजी में खर्च किया गया रुपया व्यर्थ बर्बाद होता है) 

में (आतिशबाजी में खर्च किया गया रुपया व्यर्थ में वर्बाद होता है) 

ही (आतिशबाजी में खर्च किया गया रुपया व्यर्थं में ही बर्बाद होता है) 

तो (आतिशबाजी में खर्च किया गया रुपया व्यर्थं में ही तो बर्बाद होता है ) 


16, विस्तार अभ्यास 


पेसा नष्ट होना । 


दावत में खर्चे किया गया (ला... ) 
बेकार (uM o iE ) 
में (लता... ) 
ही Mes Pe ADS ) 
तो CHEER iic ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








385 





17. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक जही 


à Ë Fe | 
WR मुझे भूख लग रही है । | 


ठंड थी 
गर्मी थी 
'जाड़ा था 
सर्दी थी 
प्यासा हूँ 


प्रयोग 


1. निम्नलिखित प्रश्नों के हिन्दी में उत्तर दीजिए । 

क्या बच्चे लोग वरात में जाना अधिक पसन्द करते हे ? 
` कया दूल्हे को अलग से पहचाना जा सकता Š ? 

क्या दूल्हे के कपड़े हम लोगों की तरह नहीं होते हे ? 
क्या बरात के लिए सभी लोग नये और अच्छे कपड़े बनवाते हे ? 
क्या सभी लोगों में भाँवरें पडती ë ? 
क्या आपके यहाँ दूल्हा-दुलहन को भाँवरे पड़ती ë ? 
कया दुलहन को नथे-तये कपड़े नहीं पहनाये जाते हे ? 
क्या दुलहन को सोने के जेवर नहीं पहनाये जाते ë ? 
आपके यहाँ शादी किस प्रकार होती है ? 
शादी में क्या सभी सम्बन्धी जाते हे ? 


. 2. निम्नलिखित प्रश्नों के हिन्दी में उत्तर दीजिए । 


1 Will you like to go with the marriage party ? 

2 Willyou like to accompany your parents in the wedding party ? 
3 Have the people of the bride's side arranged the feast ? 

4 Do the pandits recite Mantras at the time of bhavaren ? 

5 Do the 9990-401%/ diogeeor?ielatti ax duntdibhshauspiciowss fisedémy 


RP ३ 


Te — 


N 00 +m 


4. 


386 


Is the bride adorned with ornaments and jewellery ? 
Will you have new clothes for your brother’s marriage-party ? 
Will you not take your sisters in your brother’s marriage ? 


Are the musical instruments and fireworks useless in a marriage 
party ? 


Are you in favour of wasting money on fire-works ? 


निम्नलिखित वार्तालाप को हिन्दी में बोलिए। 


. I am to attend a marriage party of my brother’s son. 


. Will you also take me ? 


Qn > 


- Yes, I shall take you and your children too in the marriage party, 
. The bridegroom is adorned with ornaments and jewellery. 

- The bride is also adorned with ornaments and jewellery. 

- How shall we reach the residence of the bride. ? 


- We have arranged for cars and taxis. 


wr (3 ए > 


- May we not go by railway train? think it will be the cheapest, 


लड़की के घर पर 
रमेश--आज हम अपने भाई की शादी में जा du 
दिनेश--लड़की वालों ने बरात के स्वागत के लिए बड़ी जोरों से तैयारी की होगी। 
रमेश--लड़की वालों ने दरवाजा कितना अच्छा सजाया š! 
दिनेश--देखो, लड़की लड़के के गले में माला डालने के लिए आ रहो है । 
रमेश--लड़की को कितनी अच्छी तरह सजाया गया है । 
दिनेश--दरवाजे के समय आतिशबाजी छोड़ी जा रही है । 
रमेश--आ तिशवाजी में पैसा व्यर्थं ही खर्च होता है I 
दिनेश--हम लोगों को दावत किस समय मिलेगी ? 
रमेश--लड़की वाले खाने का प्रबन्ध कर रहे हे। सभी जल्दी कर रहे ह । 
दिनेश--क्या भाँवरें रात में पड़ती हे? 
रमेश--हाँ, पंडित जी ने भाँवरों के लिए रात में समय बताया है | 
दिनेश--भाँवरों के पश्चात्‌ लड़की को हम साथ ले चलेंगे । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











पाठ 10 
चलचित्र गृह में 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद 
(Basic Dialogues : For Memorization) 


रामप्रकाश--सुनती हो देवी ! आज इतवार है । बहुत दिन 
आज कोई सिनेमा ही देख लिया E I anes 


आशारानी--आप ने तो मेरे मन की ही बात कह दी । मैटिनी शो ठीक रहेगा । 


राम प्रकाश--तो जल्दी खाना आदि बना लो; में तब तक नाई की दकान पर 
बाल कटवा आऊ | M 


राम०--मिस्टर एलन, आप बड़े अच्छे अवसर पर आये | आइये, पहले खाना 
खाइए | 


एलन--में इस समय खाना खा कर ही आ रहा हूँ । सोचा था कि आज छट्टी 
है, आप के यहां शतरंज ही खेला जाए | 


राम०--खेल तो कभी भी हो सकता है । आज तो पिक्चर देखने का कार्यक्रम 
बनाया गया है । आप भी चलिए । 


एलन--कौन सी पिक्चर देखने का विचार किया ë ? 
आशा ०--“झाँसी की रानी! । 
एलन--क्या कोई ऐतिहासिक चित्र है ? मेरी समझ में आ सकेगा ? 


राम०--जी, आप चलिए तो सही, जहाँ समझ में न आए वहाँ में समझा दूँगा 1 
भारतीय संस्कृति और वीरता के इतिहास से 46 परिचय होगा । 


एलन--बड़ी भीड़ है । प्रथम श्रेणी में भी इतनी लंबी पंक्ति ? 
राम०--आशाजी, आप तीन टिकट ले लौजिए । महिलाओं मे जल्दी मिल 


सकता है | 


387 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


388 
एलन--बड़ी शूर-वीर लड़की ë । कितनी चुस्ती और जवाँमर्दी से भरपूर है | 


राम०--यह एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है । यही लड़की आगे चलकर झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई । 


आशा०--देखा मिस्टर एलन, भारतीय नारी हृदय से जितनी कोमल होती है 
उतनी ही समय आने पर वह कठोर भी हो सकती है ? 


एलन--वास्तव में शत्रुओं का यह्‌ अत्याचार असहनीय और निदाजनक है। एक 
अबला के राज्य को हड़पने का यह पड्यन्त्र कोई बहादुरी का कार्य 
नहीं कहा जा सकता । 


राम०--अब आपका विचार किधर जाने का है ? में तो जरा बाजार से अपना 
ऊनी सूट और आशा जी की रेशमी साड़ी ड्राई क्लीनर की दुकान से 
लेने जाना चाहता हूँ । 


एलन--आप शौक से जाइए । मुझे भी घड़ी साज की दुकान पर कुछ काम Š | 
अच्छा, नमस्कार ।' 
आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
We : राम प्रकाश (To) 
aro : आशा रानी (स्त्री०) 
qo ऽए (Ge) 


गृह (To 2) house 
चलचित्र (Xo 2) cinema 
चलचित्र गृह (प्‌ ° 2) Cinema house 
चलचित्र गृह में in a cinema house 
adi (स्क्री० 1) Fs, but here it is a call-word 
Fran (E (io) Coes wi 


1. रा०-सुनती हो देवी । आज इतवार है | Listen dear, to-day it is Sunday. 
बहुत समय हो गया, चलो आज Let’s go and see a film to-day. 


M. ; 
कोई सिनेमा ही देव लिया ७००25 ave passed since va 


जाए । 
मन (पु० 2) mind : 
feat शो (sio) matinee show 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











389 


2. आ०--आप ने तो मेरे मन की बात 


कहदी । मैटिनी शो ठीक लि 


रहेगा | 


3. 'रा०--तो जल्दी खाना आदि वना 
लो। म तब तक नाई की 
दुकान पर वाल कटवा 
आऊे | 

अवसर 
अच्छा अवसर 


4. रा०--मिस्टर एलन, आप बड़े 
अच्छे अवसर पर आये । 
ASU, पहले खाना खाइर | 
सोचना (क्रि०) 
सोचा (fo) 
gA (स्त्री 1) 
शतरंज (पु० 2) 


5. ए०--में इस समय खाना खा कर ही 
आ रहा हूँ। सोचा था कि 
आज छुट्टी है, आप के यहाँ 
शतरंज ही खेला जाए | 


पिक्चर (go) (qo 2) 


6. Xto —d« तो कभी भी हो सकता 
है । आज तो पिक्चर देखने 
का कार्यक्रम बताया गया 
है । आप भी चलिए। 


विचार (qo 2) 


7. ए०--कौन सी पिक्चर देखने का 
विचार किया है ? 


रानी (स्त्री० 1) 
झाँसी 


You have just said what I was 


Matinee sh Y 
etter. RA DG 


Quickly finish your cooking, Iam 
Just coming after having a hair- 
cut at the barber’s shop. 


time 


Proper time 


Mr, Allen, you have come at the 
Proper time. Please come, first 
let us take our food. 


to think 
thaught 
holiday 


chess 


I am coming just after taking 
my food, To-day being a holiday, 
I thought of playing chess at 
your house, 


picture 


We can play chess on any day. 
Forto-day,a programme of seeing 
a film has been fixed. You also 
accompany us. 


idea 


Which film are you going to see ? 


queen 
Jhansi (a` place) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


8. आ०-झाँसी की रानी i 
चित्र (षु० 2) 
इतिहास (qo 2) 
एतिहासिक (fao 2) 
समझ (edito 2) 
समझ में आना 


9. ए०--क्‍्या कोई ऐतिहासिक चित्र 
है ? मेरी समझ में आ 
सकेगा ? 

भारतीय (वि० 2) 
संस्कृति (स्त्री 1) 
वीरता (स्त्रो० 2) 
परिचय (Yo 2) 


10. रा०--जी, आप चलिए तो सही । 
जहाँ समझ में न आये वहाँ 
में समझा दगा । भारतीय 
संस्कृति और वीरता के 
इतिहास से कुछ परिचय 
होगा । . 

भीड़ (स्त्री० 2) 
श्रेणी (vdto 1) 
लम्बी (बि०) 
पंक्ति (ato 1) 


11. ए०--बडी भीड़ है । प्रथम श्रेणी 
में भी इतनी लम्बी पंक्ति ? 
शूरवीर (qo 2) 
चुस्ती (स्त्री० 1) 
जवाँ-मर्दी (स्त्री० 1) 
भरपुर 


390 


Jhansi-ki-Rani 
picture 
history 
historical 
understanding 


to understand 


Is it a histrorical film ? 
Shall I be able to understand it. 


Indian 
culture 
bravery, heroism 


acquaintance 


Yes, you come along with us. In 
case you fail to understand, I shall 
explain it to you. You will 
be knowing something of the 
history of Indian culture and 
bravery. 


crowd 
class 
long 


line, queue ` 


It’s very much crowded. Such a 
long queue for the tickets of the 
first class? 


brave 
agility, smartness 


manly courage 
full of 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











Gà = 


27-35 CHD/70 


391 


12. ए०--बडी शूरवीर लड़की है । 
कितनी चुस्ती और जवाँ-मर्दी 
से भरपूर है । 


घटना (tito 2) 
सच्ची (वि०) 


13. रा०--यह एक सच्ची ऐतिहासिक 
घटना है | यही लड़की आगे 
चलकर झांसी की रानी 
लक्ष्मीवाई कहलायी । 


नारी (स्त्रो० 1) 
हृदय (Yo 2) 
कोमल (To 2) 
कठोर (fao 2) 
14. आ०--देखा मिस्टर एलन, भारतीय 
नारी हृदय स जितनी कोमल 
होती है उतनी ही समथ 


आने पर वह कठोर भी हो 
सकती है । 


वास्तव में 
शतु (qe 2) 
अत्याचार (षु०2) 
असहनीय (fae) 
निन्दा (स्त्री० 2) 
निन्दा जनक (वि०) 
अबला (स्त्री० 2) 
राज्य (पु०2) 
estat (fme) 
षड्यन्त्र (To2) 
बहादुर (वि०2) ` 
बहादुरी (पु०2) 


She isa very brave girl. How 
Smart she is and what a manly 
courage and boldness she possesses! 


incident, story 


true 


This is a true historical incident, 
This girl later on came to be 
nown as Lakshmibai, the Queen 
of Jhansi. 


woman 
heart 
soft, delicate 


hard, bold, severe 


Did you see Mr. Allen, The Indian 
woman is so soft and delicate in 
her emotions and sentiments but, 
if needed by circumstances, she 
can be equally bold too. 


really 

enemy 

tyranny 

intolerable 
ललना hatred 
condemnable 

helpless woman 
kingdom (state), rule 
to take, to snatch 
conspiracy 

brave 


bravery, heroism 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





aaneen 


15. ए०--र्‍वास्तव में, शत्रुओं का यह 
अत्याचार असहनीय और 
निन्दाजनक है । एक अबला 
के राज्य को हड़पने का यह 
षड्यन्त्र कोई बहादुरी का 
कार्य नहीं कहा जा सकता | 

ऊनी (वि०2) 
रेशमी (वि०2) 
ड्राई क्लीनर (sio) 

16. रा०--अब आप का विचार किधर 
| जानेका है? AAT ज़रा 
| बाज़ार से अपना ऊनी सुट 
| और आशा जी की रेशमी 

साड़ी को ड्राई क्लीनर की 
दुकान से लेने जाना 
चाहता हूँ। 

शौक से 

घड़ी (vato 1) 

घड़ी साज (पु०2) 

काम (पु०2) 

17. ए०--आप शौक से जाइयें | मुझे 
भी घड़ी साज की दुकान पर 
कुछ काम है । अच्छा, 
नमस्कार | 


392 


Really speaking, 
the enemies is ‘intolerable and 
condemnable. The conspiracy t 
take away the kingdom of a help? 
less woman cannot be ragardeq = 
action of valour. n 


this tyranny of 


woollen 
silken 


dry-cleaner 
Where do you propose to go now ? 
I wish to fetch my woollen suit 


and Asha's silken sari from the 
dry-cleaner's shop. 


lit. happily 

clock, watch 

watchmaker 

work 

You may go if you so please, I have 


also a piece of work at watch- 
maker's shop, All right, Good-bye. 


Cultural Notes 


According to U. N. statistical 


5300 (1965 figure). 


Cinema houses usually give three shows 


6 P. M. (Evening show), 9 P. M. 


There is a Film Institute 
in technical subjects related to 
and maintains a film muse 


. Th 


. : Ni 
holidays, pictures are also Si oy) 


ra India at Poona. 
UN awards diplomas to successful trainees, 


year book, 1964, Indi 

in turning out the largest number of feature Alms Bn मीन 
and Madras are three main centres of film production 
onan average 320 films a year, one 
€ number of cinema houses is about 


Bombay, Calcutta 
There are 


:3P. M. (Matinee show), 
On Sundays and other 


It imparts training 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











393 


आधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
1 Obligation 


There are many ways of expressing moral oblicat: TET. 
The most common is with चाहिए इ Aal Obligation and desirability, 


ए "को type construction. 


Me चाहिए 
Eo tor the verb expressing obligatary action in its infinitive 

मोहन को पढ़ना चाहिए Mohan ought to: read. Here qg comes 
in — qr form before चाहिए. The subject ‘Mohan’ š 


; comes in को 
type construction. 


The other way of expressing it is by Putting optative form of the 
verb, mostly with अवश्य, जरूर etc, 


मोहन अवश्य पढ़े Mohan must read, 
आप अवश्य जाएँ You must go, 
Another way to express it is : 

मोहन को पढ़ना है । Mohan has to read. 


If there is a compulsion, पडना comes after the verb in ता form 


मोहन को पढ़ना पड़ता है | Mohan has to read. 


2 Compound Sentences 


A compound sentence has m 
are connected with connectors 
those of English. 


ore than one clause, and the clauses 
- The connectors are parallel to 


(a) Additive ; Commonly और; others used less frequently are 
तथा and फिर 


बिजली के बल्बों से “स्वागतम्‌” लिखा गया है और ऊपर नाचता हुआ मोर 


दिखाया गया है । 


हाथ मुंह धोकर बालों में कंघी करो और दूसरे कपड़े बदलो । 


(b) Alternative : Commonly या; others are अथवा and वा। 
In negative it is न ü 
आप यहाँ आएंगे या में आपके यहाँ आऊ ? 


न राम आया, त श्याम आया । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


394 


(c) Adversative : commonly किन्तु; others are लेकिन, पर, परन्तु 
and बल्कि | 


art में ठंड तो अच्छी पड़ती है किन्तु बर्फ नहीं पड़ती । 


भोजन तो कर चुका हूँ परन्तु आपका साथ V के लिए खा sim d 





शब्दावली अध्ययन 
1, अतिरिक्त शब्दावली 
वेतन (qo 2) salary 
किराया (पु० 1) rent, hire-charges 
शुल्क (पु o 2) fees, (custom) duties 
रसीद (स्त्री० 2) receipt, money receipt 
बिल (qo 2) bill 
2. अतिरिक्त क्रियाएं 
रंगना to colour 
शिकार खेलना to go for hunting 
साफ़ करना to clean 
हिलना to move 
3. गिनतियाँ 
100 सौ hundred 
1,000 हजार, सहस्र thousand 
10,000 दस हजार ten-thousand 
1,00,000 लाख _ hundred thousand 
10,00,000 दस लाख million 
00,000 करोड़ ten million 


1,00 eer 
tc-6. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








395 


अभ्यास 
1. प्रतिस्यापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
बहुत दिन हो गए, चलो, आज (सिनेमा ) ही देख लिया जाए। 
छात्र 





मेला 

ड्रामा 

सूचना विभाग 
विश्वविद्यालय 
संग्रहालय 
वेधशाला 
हवा महल 
विद्यापीठ 
खेल-कूद 


2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
आप (चलिए) तो सही, जहाँ समझ में न आए वहाँ मे समझा दूंगा । 

छात्र i 
पढ़ना 
नाचना 
आरम्भ करना 
बोलना 
पढ़ाना ae 
लिखना 
कहना 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


396 


3. प्रतिस्थापनीय अस्यास (मिश्र) 





निर्देशक 
जल्दी (खाना) आदि बना लो, में अभी (आता) हूँ । 
छात्र 
चाय (पीना) 
नमकीन खाना 
खीर ले जाना 
qfsat बुलाना 
मिठाई तैयार होना 
काफ़ी अ जाना 
रायता चाहना 
भोजन नहाना 
कापी लिखाना 
4. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निदेशक 
में इस समय (खाना) (खा) कर ही आ रहा हूँ । 
छात्र 
पत्र लिखता 
डाक छोड़ना 
सिनेमा देखना 
काफ़ी पीना 
पुस्तक पढ़ना 
भाषण देना ` 
खेल ` खेलना 
धूपगढ़ घूमना 
5. प्रतिस्यापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक 
कौन सी (पिक्चर) (देखने) का विचार है? 
छात्र 
गाड़ी लेना 
टेक्सी खरीदना 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








"rur 


397 
पुस्तक 
दुकाना 
वस्तु 
कमीज 


6. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक 
खाना आदि बना लो, सिनेमा चलना है à 


पत्र आदि लिख लो, डाक घर चलना है। 
चाय आदि पी लो, घूमने जाना है | 
भोजन आदि कर लो, फिर बाजार जाना 
है । 
E आदि समाप्त कर लो, बाहर भेजना 
। 


आराम आदि कर लो, काम कराना है। 


भाषण आदि तैयार कर लो, फिर कल 
बोलना है । 


7. ख्पान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
जहाँ समझ में न आए, वहाँ में समझा 
दूगा। 
जहाँ लिखने में न आए, वहाँ मे लिखा 
दूंगा । 
जहाँ पढ़ने में न आए, वहाँ में पढ़ा दूंगा । 


जहाँ पकड़ने में न आए, वहाँ में पकड़ा 
दूंगा । 


: जहाँ तैरने में न आए, वहाँ मे तरा दूंगा । 


जहाँ मापने में न आए, वहाँ मै माप दूंगा । 


तैयार करना 
वेचना 
समझन। 
धोना 


छात्र 
खाना आदि बना लीजिए, सिनेमा 
चलेंगे । 
कपड़े आदि पहन लो, शहर घूमना Š | 


छात्र 


जहाँ समझ में न आये, वहाँ समझा 
दिया जाएगा । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


398 
जहाँ पहनने में न आये, वहाँ में पहना 
दंगा । 
जहाँ उठने में न आये, वहाँ मे उठा दूँगा। 
जहाँ चलने में न आये, वहाँ में चला दूंगा । 


8. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक छात्र : 
यह लड़की झाँसी की रानी है । यही लड़की आगे चलकर झाँसी की 
रानी बनी i 


यह लड़का इंग्लंड का राजा है। 

यह स्त्री इंग्लेंड की रानी है। 

यह पुरुष भारत का राष्ट्रपति है । 
यह व्यक्ति भारत का प्रधान मन्त्री है । 
यही सज्जन इंग्लेड के प्रधान मन्त्री है । 
यह महिला उत्तर प्रदेश की मुख्य मन्त्री | 
यह यात्री एवरेस्ट शिखर विजेता है । 
ये विद्वान नेहरू पुरस्कार” विजेता हे i 


9. रूपान्तरण अभ्यास 
निदेशक | छात्र 
कौन-सी पुस्तक पढ़नी है ? कौन-सी पुस्तक पढ़ी जाये ? 
कौन-सा गीत गाना है ? 
कौन-सी पिक्चर देखनी है ? 
कौन-सी पहाड़ी चढ़नी है ? 
कौन-सी घाटी दखनी है ? 
कौन-सी जगह घूमना है ? 
कौन-सा पाठ पढ़ाना है ? 


किस विषय पर बल देना है ? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














399 
10. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
सोचा था कि आज छुट्टी है, आप के यहाँ (शतरंज) ही (खेला) जाए । 

ताश खेलना 
et देखना 
एकांकी देखना 
शिकार खेलना 
चाय पीना 
वार्तालाप l करना 
सिनेमा देखना 
रेडियो सुनना 

11. प्रत्युत्तर अभ्यास 

निदेशक छात्र 


अब आपका विचार किधर जाने का है ? अब मुझे जरा बाजार जाना है। 
अब आपका विचार किधर लौटने का है ? अब मुझे जरा खाना खाना है। 
अब आप का विचार क्या करने का है? 

अब आपका ख्याल किधर चलने का है? 

अब आपका विचार क्या पढ़ने का है ? 

अब आपका विचार कौन सी पिक्चर देखने का 


है? 
अब आप का विचार क्या सुनने का है ? 
अब आपका इरादा क्या खाने-पीने का है ? 
अब आपकी इच्छा कहाँ टहलने की है ? 
12. रूपान्तरण अभ्यासं 
निर्देशक छात्र 
वह कोमल है, वह कठोर है । वह rm कोमल है उतनी ही कठोर 
l 
वह सीधा है, वह टेढ़ा है | 
राधा अच्छी है, राधा बुरी है । 
TEX > I f 
मोहन = वाजा ै.सोहून बेलूनेवालाहे aus Research Academy 


400 
यह वस्तु मीठी है, वह वस्तु खट्टी है । 
पुस्तक छोटी है, कोश बडा है । 
मकान ऊंचा है, कुंआनीचाहे । 


केला पक्का है, आम कच्चा है | 


13. विस्तार अभ्यास 
में जाना चाहता हूं 
साड़ी लेने (में साड़ी लेने जाना चाहता हूँ ) 
रेशमी (में रेशमी साड़ी लेने जाना चाहता हूँ) 
आशा जी की (में आशा जी की रेशमी साड़ी लेने जाना चाहता हूँ) 
दुकान से (मे आशा जी की रेशमी साड़ी दुकान से लेने जाना चाहता Ë) 


ड्राईक्लीतर (में आशा जी की रेशमी साड़ी ड्रोईलीनर की दुकान 
से लेने जाना चाहता हूँ) 


जरा (में ज़रा आशा जी की रेशमी साड़ी ड्राईक्लीनर की दुकान से 
लेने जाना चाहता हूं) 


तो (में तो जरा आशा जी की रेशमी साड़ी ड्रोकलीनर की दुकान 


से लेने जाना चाहता हूँ) 
14. हेनरी चला गया | 
eal GY AY (5०० 5 1 ) 
Mu |. ) 
LEN LLL ) 
E LLL ) 
EAST (> 000005088 OT a ) 
EMIL Su sch ) 
५020000 Noo BR d uir ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy : 











401 
15. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक ञे 
आप तो मेरे मन की बात कह देते हंत आपने तो मेरे मन की ही बात कह दी । 
आप तो कमाल ही कर दिखाते है । 
आप तो सभी बातें सच्ची ही बता देते है। . 
आप तो ठीक समय में विचार कर लेते हुँ । 
आप तो खूब घूम लेते ह । 
आप तो अच्छा गाना गा लेते & I 
आप तो ठीक उत्तर देते है । 
आप तो अपने कपड़े धो लेते हे । 


16. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक Bla 
आज तो पिक्चर देखने का विचार है। आज तो पिक्चर देखने का कार्यक्रम 
बनाया गया है । 
आज तो सिनेमा देखने का विचार है । 


आज तो भाषण सुनने का विचार है । 
आज तो तौरने का इरादा है | 

आज तो गीत सुनने का निश्चय है । 
आज तो पढ़ने का विचार है | 

आज तो रुपया बचाने का विचार ë 1 
आज तो टहलने का विचार है । 
भाज तो परिश्रम करने का विचार है 1 


17. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक i छात्र 


में घड़ी साज की दुकान पर जा रहा हूँ । मुझे EU की दुकान पर कुछ 
काम है | 


वह दर्जी की दुकान पर जा रहा ë । 
हम लुहार की दुकान पर जा रह É । 
वे सुनार की दुकान पर जा रहे É । 


` 
तुम फल की दुकान पर जा रहे हो | : 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


402 
आप मेवे की दुकान पर बेठते É । 
मैं चाय की दुकान पर बैठता हूँ । 
लड़कियाँ कपड़े की दुकान पर जा रही ह । 
लड़के खेल के सामानं की दुकान पर जाते | 
विद्यार्थी स्टेशनरी की दुकान पर जा रहा है । 


18. संक्षेप अभ्यास 


भारतीय संस्कृति और वीरता के इतिहास से कुछ परिचय होगा । 
संस्कृति और वीरता के इतिहास से कुछ परिचय होगा (भारतीय) 
वीरता के इतिहास से कुछ परिचय होगा (संस्कृति) 

इतिहास से कुछ परिचय होगा (वीरता के) 

कुछ परिचय होगा (इतिहास से) 

परिचय होगा (कुछ) 

परिचय होगा । 


19. हिन्दी भाषा और साहित्य के स्वरूप की कुछ जानकारी होगी 1 





CINE... ... ०.० ) 
(०००००००००००० ००००८ ० 7५ SO ......... .......... ) 
(००००००००००००००७० ........ ............. ) 
(6000000000000400500 ७ ..................; ) 
(०००००००००००००० ८. मिनी भी दशक न ) 
(००००००००००००००० TREE SMR ) 
जानकारी होगी i 
प्रयोग 
1. चलचित्र Tg पर टिकट खरीदने के समय बातचीत 
नरेश--यह कौनसा चलचित्र गृह है ? 


उषा--यह 'भारत' टाकीज है । 
नरेश--किस श्रेणी का टिकट खरीदने का विचार है ? 
उषा--दवितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का टिकट ले लिया जाए | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











403 

उमेश--प्रथम श्रेणी में इतनी लम्बी पंक्ति है । 

उषा--आज “झाँसी की रानी' का प्रथम दिन है न ? 

नरेश--भीड तो अधिक है । 

उषा--अच्छा, मे पंक्ति में खड़ी होकर टिकट खरीद कर लाती Ë! 
2. आशु उत्तर 


आपके नगर में कौन-सा सिनेमा घर सबसे अच्छा है? 

क्या आपके नगर में सभी चलचित्र गुह वातानुकूलित हे ? 

क्या आपके शहर में विदेशी फिल्मों का भौ प्रदर्शन होता ë ? 
क्या आपके देश में सिनेमा घरों पर अधिक भीड़ लगी रहती है ? 


क्या a फिल्मों के अतिरिक्त ऐतिहासिक चलचित्रो का भी प्रदर्शन 
होता है ! 


क्या सभी सिनेमा घरों में चलचित्र दिखलाने का समय एक-सा ही है ? 
आप किस प्रकार की फिल्म पसंद करते ë ? 
क्या आप अध्ययन छोड़ कर चलचित्र देखना पसन्द करते हे ? 


3. निम्नलिखित संवादों को हिंदी मे--- 


1. Would you like to accompany us to a picture-palace ? 
2. No, I am busy with my studies. 


3, May I know about the picture halls? Are they air cooled or air 
conditioned ? 


4. Which is the best picture house of your city ? 


5. The film Jhansi-ki-Rani presents the heroic deeds of the 
queen of Jhansi, Lakshmi Bai. 


6. Lakshmi Bai was a brave woman and she fought for the nation, 


4. निम्नांकित वाक्यों का उत्तर हिन्दी में दीजिए-- 

1. How many pictures do you see in a month ? (two) 

2. Which pictures do you like most—historical or social ? 
3. Did Lakshmi Bai fight for the nation ? (Yes) 
4 


. May I disturb your study and ask you to accompany us to a 
picture hall ? (No) 


5. Now, where will you go ? (home) 


60५8. thepblianymbistorigabaRichiie Pes shown here ? (Yes) 


kshmi Research Academy 


पाठ 11 


स्वतंत्रता दिवस 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद 
(Basic Dialogues : For Memorization) 


दिनेश--आइए महाशय, आज तो aga दिन बाद दर्शन दिए | थोड़ी देर पहले 
आप की ही चर्चा हो रही थी । 


हेरिमन--एऐसा कौनसा प्रसंग आ गया जिससे मुझे याद किया गया | 


दिनेश--श्रीमती जी कह रही थीं कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली की धूमधाम 
देखी जाए । तभी आपके विषय में भी चर्चा हुई कि यदि आप भो होते 
तो अच्छा रहता । 


हैंरि०-तब तो मं भाग्यशाली हुं । जिस दिन भी चलने का विचार हो उस दिन 
से चलने से चार-पाँच घंटे पहले मुझे टेलीफोन पर सूचित कर 
"T | 


मधुबाला-अडी भीड है, मेरा तो दम घटा जा रहा है। अच्छा हो, प्रधान मन्त्री 
जी के पहुँचने से पहले ही हम लोग उधर निकल चलें | 


हेरि०--लो, इन्दिरा जी आ गईं। बडी प्रसन्नचित्त T वे 
तोक a दिखाई दे रही हे । अरे, वे 


दिनेश--क्योंकि निश्चित समय पर उन्हे झण्डारोहण करना है । 


Ecl राष्ट्रीय-गान के समय तो सभी लोगों को खड़ा होना पड़ता 





दिनेश--हाँ, सभी को खड़ा होना पड़ता है । 


हेरि०--इन्दिरा जी का भाषण बड़ा ही ओज' एणं ओर 
š स 
वार पहले भी रेडियो पर में उ UT em है॥ एक 
मंधु०--रेडियो पर सु $ 


EC नने से क्या होता है। प्रत्यक्ष देखने व सुनने का तो कहना 
दिनेश--मिस्टर हैरिमेन जी, सायंकाल विश्वविद्यालय में 
m š लय में T 
होने वाला है । कार्यक्रम में सम्मिलित होने की इच्छा न oe 


404 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








405 


प्रबन्ध किया जाए नहीं तो कनाट सकंस की रोशनी देखेंगे और बच्चों 
के लिए कुछ बल-कूद और स्टेशनरी का सामान खरीद ले चलेंगे । 


हेरि०--रोशनी देखने का प्रस्ताव मुझे अधिक अच्छा 
क अच्छा लगता हे । समारोह तो 


मधु०--मिस्टर हैरिमन की बात से में भी सहमत हूँ । 





दिनेश--म सोचता हूँ कि आज तो टैक 
अधिक ठीक रहेगा । 


मधु ०--आप की बातें तो कभी-कभी अजीव होती हे । यहाँ तो हम थक कर 


चूर-चूर हुए जा रहे हे और आपको पैदल-भ्रमण का आनन्द सूझ रहा 

है | हम से अब पैदल नहीं चला जाता | कल भी तो घूमना है à 
हँरि०--हाँ, मिसेज दिनेश ठीक ही कह 

सीधे होटल की राह ली जाए | 


सी में चलने की अपेक्षा पैदल चलना कहीं 


रही हे । एक टैक्सी की जाए और 


आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 
दि० : दिनेश (qo) 
Zo : हैरिमेन (पु०) 
Ho : मधुबाला (स्त्री०) 
स्वतन्त्रता Independence, freedom 
दिवस day 
स्वतन्त्रता दिवस Independence Day. 
महाशय (पु० 2) Bic 
दर्शन (पु० 2) seeing, meeting 
चर्चा (स्त्री०) uals 
चर्चा होना (क्रि०) to talk about 





1. दि० आइए महाशय आज. तो. Please come ! I’m seeing you 
. TUM J 


T after a long time. We were 
RCM [qus वर talking of you only just before. 
थोड़ी देर पहले आप 
ही चर्चा हो रही थी । 
प्रसंग (पु० 9) ` context 
याद (स्वो० 2) remembrance 
याद करना (fio) to remember 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ` 





406 


2. है०--ऐसा कौन सा प्रसंग आ 
गया जिससे मुझे याद किया 


गया ? 


श्रीमती (Fate) 
धूमधाम 
विषय में 


3. दि०--श्रीमती जी कह रही थीं 

कि इस बार 15 अगस्त 

| को दिल्ली की धूमधाम 

देखी जाए । तभी आप 

के विषय में भी चर्चा 

हुई कि यदि आप भी होते 
तो अच्छा रहता | 


भाग्य (पु० २) 
भाग्यशाली (fao २) 
सूचित 


4. ह०--तब तो में भाग्यशाली हूँ । 
जिस दिन भी चलने का 
विचार हो उस दिन यहाँ 
से चलने से चार-पाँच घंटे 
पहले मुझे टेलिफ़ोन पर 
सूचित कर दीजिएगा । 

दम घुटना 


प्रधान मंत्री 


5. मधुऽ-बड़ी भीड़ है, मेरा तो 
दम घुटा जा रहाहै। 
अच्छा हो, प्रधान मंत्री 
के पहुँचने से पहले ही हम 
लोग उधर निकल चलें । 


प्रसन्नचित्त (fao 2) 
मंच (पु० 2) ˆ 


—— 


What was the context in which 
you remembered me ? 


(Mrs.) wife 
pomp and show 


reference to 


My wife was thinking of seeing 
this time the celebration in Delhi 
on Aug. 15. Then we talked of 
you and we thought it would have 
been better if you also were with us. 


luck, fortune 
fortunate 


informed 


Then I’m fortunate. The day you 
decide to go, please inform me 
on the telephone four to five 
hours in advance. 


to get suffocated 


Prime Minister 


ES very crowded. I'm getting 
suffocated. It would be better 
if we could go to -the other side 
before the Prime Minister arrives. 


look (lit. take) (a word to draw 
one's attention.) 


cheerful 
stage, pulpit 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








6. है०--लो, इन्दिरा जी आ गयीं । 
बड़ी प्रसन्नचित्त दिखाई 
दे रही हं | अरे, वे तो 
मंच की ओर चल दीं । 
निश्चित (fte) 
झण्डा (qo 1) 
झण्डारोहण 


7. दि०--क्योंकि निश्चित समय पर 


उन्हें झण्डारोहण करना 
है। 

अनुमान (पु० 2) 

गान (पु० 2) 

राष्ट्रीय (वि० 2) 

राष्ट्रीय गान 

खड़ा होता (क्रि०) 


8. मधु०--अनुमानतः राष्ट्रीयगान के 
समय तो सभी लोगों को 
खड़ा होना पड़ता होगा ? 


9. द०--हाँ, सभी को खड़ा होना 
पड़ता है । 
भाषण (पु० 2) 
ओजपूर्ण (वि० 2) 
सारगर्भित (Ro 2) 


10. हे०--इन्दिरा जी का भाषण 
बड़ा ही ओज पूर्ण और 
सारगभित होता है । एक 





बार पहले भी रेडियो पर में 


उनका भाषण सुन चुका 
8! 


R 
प्रत्यक्ष 


28—5 CHD/70 


407 


Look, 


Indiraji has come. She 
is looking very cheerful. Ho! 
he 33 proceeding towards the 
pulpit. 
fixed 
flag 
flag hoisting 
Because she has to hoist the flag 


Punctually at the fixed time. 


guess 

song, anthem 
national 

national anthem 


to stand 


I suppose all the people have to 
stand when the national anthem 
is being sung. 


Yes, all the people have to stand. 


speech, lecture 

inspiring 

meaningful 

Indira’s speech is very inspiring 
and full of deep meaning. I have 


already listened to her speech 
once on the radio. 


direct, personal 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


11. मध्‌ ०--रेडियो पर सुनने से क्या 

होता है । प्रत्यक्ष देखने 
व॒ सुनने का तो कहना 
ही क्या है ? 

सायंकाल 

विशेष (fro 2) 

समारोह (Wo 2) 

इच्छा (स्त्नी० 2) 

पास (se) (पुः 2) 

प्रबंध (पु०2) 

कनाट सकस 

रोशनी (sdto 1) 

स्टेशनरी (अं०) 

सामान (पु ०2) 

खरीद करना (fme) 

12. दि०--मिस्टर हैरिमैन जी, सायं 
काल विश्वविद्यालय में 
एक विशेष समारोह होने 
वाला है । कार्यक्रम में 
सम्मिलित होने की यदि 
इच्छा हो. तो पास का 
प्रबंध किया जाए । नहीं 
तो कनाट सकस की रोशनी 
देखेंगे और बच्चों के लिए 
कुछ खेल कूद और स्टेश- 
नरी का सामान खरीद ले 
चलेंगे। | 

प्रस्ताव (पु० 2) 

13. है ०--रोशनी देखने का प्रस्ताव 
qa अ धिक अच्छा लगता 
ह समारोह तो प्रायः 
होत ही रहते हो । 

वात (Fato 2) 
सहमत होना (Pho) 


/ 


408 


Its no good listening her on th, 
radio. It’s very nice Seeing and 
listening her in person. 


evening 

special 

function, celebration 

will, wish, desire 

pass 

arrangement, management 
Connaught Circus 

light, illumination 
stationery 

article 


to buy, purchase. 


Mr. Harriman, a special function 
at the university is to take 
place in the evening. If we wish 
to see the programme, we may 
try to arrange the passes. Other- 
wise we shall see the illumination 
at the Connaught Circus and buy 


Some toys and stationery for our 
children. 


Proposal 


I like better the programme of 
seeing the illumination. Celebra- 
tions are a common affair. 


idea, Proposal 
to agree 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














409 


L4. मधु ०--मिस्टर हैरिमेन की बात 


म भी सहमत 
॥ 


की अपेक्षा 
पैदल 
चलना (fue) 


234. ay 


15. दि०--मे सोचता हु कि आज तो 
टॅक्सी में चलने की अपेक्षा 
पैदल चलना कहीं अधिक 
ठीक रहेगा । 


अजीब (fre) 
थकना 
थक कर चूर-चूर 


16. मधु ०---आप की बातें तो कभी- 
कभी अजीब होती ë । 
यहाँ तो हम थक कर 
चूर-चूर हुए जा रहे हे 
और उन्हे पेदल भ्रमण 
का आनन्द सूझ रहा है । 
हमसे पैदल नहीं चला 
जाता । कल भी तो 
घूमना है । 

सीधा (वि०1) 
राह (स्त्री०2) 


राह लेना 


17. है --हाँ, मिसेज दिनेश ठीक ही 


कह रही हे । एक टॅक्सी 
की जाए और अब सीधे 
होटल की राह ली जाए । 


I also agree with Mr. Harriman 


in comparison to 
on foot 


to walk 


I think, it would be better to 
cover the distance on foot today 
rather than taking a taxi. 


Surprising, strange 
to get fatigued 


terribly tired 


Your proposals are sometimes very 
Strange. Here we are terribly 
tired and exhausted and you are 
thinking of the pleasure of walking 
on foot. We can't footthe distance 
now. We are to see things to- 
morrow also. 


straight 

path 

to go 

Yes, Mrs. Dinesh is right. Let's 


take a taxi and go straight to the | 
hotel now. | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


410 
Cultural Notes 


India attained Independence from its British rulers on 15th August 
1947. This day is celebrated every year with festivity all over the country. 
The Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort of Delhi 
at 7-30 A. M. Detachments of the three wings of the armed forces March 
in front of the Prime Minister who takes the salute. The speech of the 
Prime Minister is regarded animportant call to the nation. Ip the 
afternoon and evening small festivals are celebrated by the public bodies 
in public parks or public halls. People illuminate their houses and 
shops. 


आधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 


1, Complex Sentence : Adverb Clause : 


A complex sentence has more than one clause of which one is in- 
dependent and others are dependent on it. They are connected with 
subordinative connector. English examples 


He lives, where Y lived last, year. 
He will come, when I shall go there. 


In Hindi connectors come mostly in pair like English either... 
neither............nor, etc. Consider the following sentences : 


जिस दिन भी चलने का विचार हो, उस दिन सूचित कर दीजिएगा । भारतीय 
नारी हृदय से जितनी कोमल होती है, उतनी ही वह कठोर भी हो सकती है । 


जहाँ समझ में न आए, वहाँ मे समझा दूँगा । 


* Here connectors are in pair : जिस दित्त --उस' दिनि जितनी 
š ^ 5 1 E 
--उतनी, जहाँ- वहाँ Other pairs are 


जव-तब (जव में आऊं, तब तुम जाना) - 


‘OT, 


SERO ciao तबतक (जबतक में न आऊँ, तबतक तुम न जाना) 

जवसे. . . . . . तवसे (जबसे आया हूँ, तवसे बीमार हूँ) 

TREK £ उधर (जिधर मं जाता हूँ, उधर ही वह जाता है) 
जिस प्रकार, . .. . . उस प्रकार (जिस प्रकार में कहूँ, उस प्रकार तुम करो) 


2. Complex Sentences : Noun Clause : 


RES "and + cnet eh comes after the independent 
सोचा था कि आज छुट्टी है । ul 
श्रीमती जी कह रहीं थी कि 
मे सोचता d कि 


DTT SS 


pane 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








411 


3. Complex Sentence : Adjective Clause : 


The adjective clause modifies a n ing i inci 
£ ive. oun occurring in the principal 
clause. he principal clause has a form of यह betas the Ton; and 
the adjective clause has a form of जो! 


ऐसा कौन-सा प्रसंग आ गया जिसस मझे याद किया । 


शब्दावली अध्ययन 
1. अतिरिक्त शब्दावली 
न्यायाधीश (पु०2) judge 
वकील (402) advocate 
अपराध (पु०2) crime, offence 
चोर (qo2) thief 
चोरी (site 1) theft 
हृत्या (sito 2) murder 
जेल (eto 2) prison-house 
2. अतिरिक्त क्रियाएं 
चनना to elect 
ज Qo nas 
जोड़ना , to add 
लेटना to lie down 





3. अतिरिक्त क्रिया-विशेषण 


अनुमानतः probably 
साधारणतः puso 


विशेषतः specially 
षतः 
š really 
Tad: 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








Í! 
| 
| 
| 


412 


अभ्यास 
1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 
यदि (आप) भी होते तो अच्छा रहता । 

छात्र 

वे 

हम 

तुम 

गुरुजी 

पिता जी 

भाई 

नाना 

प्रधानाचार्य 


2. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 
निर्देशक 


कुछ पहले भी में रेडियो पर उनका (भाषण) सुन चुका हूँ । 
छात्र 


समाचार 
नाटक 
रूपक 
गायन 
संगीत 
कविता 
गीत 
वार्ता 
परिसंवाद 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














413 


3. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


अच्छा हो (प्रधान मंत्री) के पहुँचने के प 


चले । 
छात्र प्राध्यापक 
हेश 

गुरुजी 
शिक्षामंत्री 
पिता जी 
अतिथिगण 
अधिकारी 
दूल्हा 


4. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निदेशक 


ले ही (हमलोग) उधर निकल 


विद्यार्थी लोग 
आप लोग 

+ 

अतिथि 

आप सभी 
आप सभी 
सब 

बराती 


आप चाहे कुछ भी (सोचें) (यहाँ) तो सभी को (खड़ा होना) पड़ता है । 


कहना 

देखना 
विचार करना 
करना 

खर्च करना 
चाहना 
पढ़ ना 


5. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निदेशक 


वहाँ 
उधर 
इधर 

घर 
होटल 
बाहर 
'पाठशाला 


पढ़ना 

परिश्रम करना 
भाग लेना 
जागना 

जाना 

जाना 

देखना 


कुछ ही दिनों में (विश्वविद्यालय) मे एक विशेष (खेलकूद) प्रतियोगिता 


होने वाली है । 
छात्र 
कक्षा 
पाठशाला 
शहर 
विद्यालय 


अन्त्याक्षरी 
निबन्ध 
तैराकी 
संगीत 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


414 


कक्षा भोजन 

प्रयोग चित्र 

आगरा नाटक 

दिल्ली फिल्म 
6. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 

भारतीय नागरिक य्‌ द्ध नहीं, शान्ति चाहते भारतीय नागरिक युद्ध की अपेक्षा शान्ति 

e! कहीं अधिक चाहते हे । 
परीक्षा के समय में खेलना नहीं, पढ़ना 

चाहता हूँ । 
में भूगोल नहीं, पुरातत्व लेना चाहता 

É! 
हम नाइता नहीं, चाय ही लना चाहते 

Zl 
विद्यार्थी पुस्तक नहीं, कापी खरीदना 

पसन्द करते Š । 


तुम घूमना नहीं, पढ़ता चाहते हो । 
स्त्रियां खेलना नहीं, गाना चाहती हैं i 
हम पढ़ना नहीं, लिखना चाहते हँ । 
7. रूपान्तरण अभ्यास 
निदेशक छात्र 


ठीक समय पर झंडारोहण होता है । ठीक समय पर झंडारोहण किया जाता 
है। 





ठीक समय पर परीक्षा होती है । 

ठीक समय पर चलचित्र प्रारम्भ होता है। 
ठीक समय पर कमरा साफ़ होता है। 
ठीक समय पर पढ़ाई शुरू होती है । 
ठीक समय पर छुट्टी हो जाती है। 
ठीक समय पर पढ़ाई होती है। 

ठीक समय पर यहाँ प्रदर्शन होता है 
ठीक समय पर वहाँ सभा होती है । 


E 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











415 
8. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निर्देशक 
s (भाषण) बड़ा ही ओजपूर्ण होता है । 
गीत 
नाटक 
कविता 
वार्ता 
निबंध 
संदेश 
लख 
वार्तालाप 
9. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक 
रोशनी देखने का (विचार) मुझे अच्छा लगता है। 
छात्र 
प्रस्ताव 
बातें 
चर्चा 
प्रशन 
अभिमत 
तकं 
इरादा 
10. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक 
दिनेश की (बात) से (मे) भी सहमत É | 
छात्र 
काये Oud 
विचार दादा 


Y तुम 
CC-0. Ih Public Domain. Digtized by Muthulak8hmi Research Academy 





i 


416 


qi गुरुजी 

प्रश्न हम लोग 
माँग पिता जी 
प्रस्ताव माता जी 


11. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निदेशक छात्र 
किस दिन दिल्ली चलने का विचार है? दो ह पश्चात्‌ दिल्ली चलते का विचार 
| 
किस महीने आगर जाने का इरादा है ? 
किस वर्ष विदेश जाने की सोची है ? 
किस समय घर आने की इच्छा है ? 


किस दिन जबलपुर प्रस्थान करने का 
विचार है? 


किस सप्ताह शादी करने का इरादा है? 
किस पक्ष बनारस में स्नान करना है ? 


12. प्रत्युत्तर अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
इन्दिरा जी मंच की ओर क्यों चलीं ? क्योंकि इन्दिरा जी को झंडारोहण 
करना है । 
हैरिमैन इलाहाबाद क्यों गए ? (कुंभ देखना ) 
विदेशी भारत क्यों आए ? 


(ताज महल देखना) 


गुरुजी का परिवार कुरुक्षेत्र क्यों गया ? (सूये ग्रहण स्नान करना) 


विद्यार्थी अजमेर क्यों गए ? 


(उसे देखना) 
प्राध्यापक कक्षा में क्यों नहीं थे ? (प्रदर्शनी देखना) 
भापने भोजन क्यों नहीं किया ? (शीघ्र जाना) 
आप सब अनुपस्थिति क्यों थे ? (खेलना) 
माँ बाजार क्यों नहीं गई? (घर पर किसी से मिलना) 


13. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या विश्वविद्यालय समारोह देखने की इच्छा है? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











417 

प्रथम छात्र 

जी हाँ, यदि पास का प्रबन्ध कर दिया जाए तो समारोह देख लेंगे । 
निर्देशक 

क्या सकंस देखने का विचार है ? 
द्वितीय छात्र 

जी हाँ, यदि पास का प्रबन्ध कर दिया जाए तो सर्कस देख लेंगे । 
निर्देशक 

क्या सिनेमा देखने की इच्छा है? 

क्या किला देखने को इच्छा है? 

कथा प्रदर्शनी देखने की इच्छा है? 

क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने की इच्छा है ? 

क्या झंडारोहण कार्यक्रम देखने की इच्छा है ? 





14. विस्तार अभ्यास 


नाटक खेला गया था । 
प्रभावपूर्णं ढंग से (नाटक प्रभावपूर्ण ढंग से खेला गया था) 
और चित्ताकर्षक (नाटक प्रभावपूर्ण और चित्ताकर्षक ढंग से खेला गया था) 
अत्यन्त ही (नाटक अत्यन्त ही प्रभावपूर्ण और चित्ताकर्षक ढंग से खेला गया था) 


, भारतमाता का (भारतमाता का नाटक अत्यन्त ही प्रभावपूर्ण और चित्ताकर्षक 
ढंग से खेला गया था) 


HA (कल भारतमाता का नाटक अत्यन्त ही प्रभावपूणं और चित्ताकर्षक ढंग 
| से खेला गया था) 


HA भारतमाता का नाटक अत्यन्त ही प्रभावपूर्ण और चित्ताकर्षक ढंग से खेला 
\ गया था । 


15. विस्तार अभ्यासं 
स्वतंत्रता संग्राम लड़ा TAT AT 


बड़ी ही वीरता से GTS san ) 
और देशप्रेम की भावना से(. ., .. .: -. ,- - - - ` ° ) 
भारत का (x PP ) 
1857 में (n 0 ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





418 


16. रूपान्तरण अभ्यासं 


निर्देशक छात्र 
राष्ट्रीय गान के समय सभी लोग खड राष्ट्रीय गान के समय सभी लोगों को 
होते हैँ | खड़ा होना पड़ता है I 
प्रार्थना के समय सभी लोग खड़े होते 
g! 
हवाई हमले के समय हम लोग खाइयों 
में लेटते ë । 


आराम करने के समय हम लोग चार- 
पाइयों पर लेटते हँ । 

भोजन करने के समय हम लोग बैठते É । 

पूजा के समय हम बैठते हे । 

खेलने के पश्चात्‌ हम सभी आराम 
करते हूँ । 

भूख लगने के समय सभी खाना खाते 
हेँ। 


परीक्षा के समय विद्यार्थियों को प्रातः 
पढ़ना होता है | 


17. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक छात्र 


आप HTS | अच्छा रहता है। यदि आप भी आते तो अच्छा रहता । 
आप तैरते है । अच्छा रहता है । 


आप दौड़ते हँ । अच्छा रहता है । 

आप पत्र लिखते हे । अच्छा रहता है । 

आप पढते हैँ | अच्छा रहता Ë । 

हम कपड़ा NTE 1 अच्छा रहता है | 

हम चित्र भरते हे । अच्छा रहता है । 

ma कंघी करती हे 1 अच्छा रहता 
I 





चानी उबलता है 1 अच्छा रहता है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











419 
18, रूपास्तरण अभ्यास 


निर्देशक = 
अनुमानतः राष्ट्रीय गान के समय तो राष्ट्रीय गान के 
समय तो सभी लोग 
सभी खडे होते हा | खड़े होते होंगे । लोग 
भन मानत: आजकल तो सभी लोग रेडियो 


सुनते ह | 
अन्‌मानतः परिश्रम करने के पश्चात 
तो सभी लोग आराम करते हुँ । 


अन्‌मानतः तेरने के लिए तो सभी 
अभ्यास करते हँ | 


अनुमानतः भविष्य के लिए सभी पुरुष 
कुछ TAT हैं । 


अनुमानतः काम करने के समय तो कोई 
भी आराम नहीं करता है । 
अनुमानतः परीक्षा के लिए तो सभी 
लिखने का अभ्यास करते हे । 
19. संक्षेप अभ्यास 
आज से ठीक दो माह पश्चात्‌ आगरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। 
ठीक दो माह पश्चात्‌ आगरा विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह होगा । 


(आज से) 
दो माह पश्चात्‌ आगरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा । (ठीक) 
आगरा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा । (दो माह पश्चात्‌) 
दीक्षांत समारोह होगा (आगरा विश्वविद्यालय का) 
समारोह होगा (दीक्षान्त) 
समारोह होगा | 
आ. अब से ठीक पच्चीस वषं पूर्व हमारे विद्यालय का प्रथम उत्सव हुआ था । 


(uu a 00000००००००००० ) 
CS CSS a ee ) 
(1... l eee ) 
(Gites. सक क EE ) 
(6 igh oops geek Eee eee) 
उत्सव हुआ था । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


420 

प्रयोग 
1. झंडारोहण के समय मित्र से बातचीत 
स्नेह०-क्या हम सभी को झंडारोहण समारोह में सम्मिलित होना है ? 
राहुल--जी हाँ, हम सभी को समारोह में सम्मिलित होना है । 
रश्मि--क्या हम प्रधान मंत्री को पास से देख सकते हे ? 
स्नेह०--क्यों नहीं, हम प्रधान मंत्री को पास से देख सकते हे । 
रश्मि--भव तो हमें मंच के पास पहुँच जाना चाहिए । 
राहुल--क्या प्रधान मत्री जी झंडारोहण करके इनाम भी बाँटेंगे ? 
रश्मि--नहीं, प्रधान मंत्री जी झंडारोहण के पश्चात्‌ एक भाषण देंगे । 
राहुल--देखो रश्मि, शास्त्री जी झंडा फहराने के लिए मंच की ओर जा रहे हं 


रश्मि--एक बात है राहुल, हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भाषण 
बड़ा ही ओणपूर्ण होता है 1 


2. आशु उत्तर 


15 अगस्त क्यों प्रसिद्ध है ? 

15 अगस्त को भारत में क्या-क्या होता है ? 

स्वतन्त्रता दिवस को क्था सभी जगहों पर रोशनी होती है ? 

क्या राष्ट्रपति भवन में भी स्वतन्त्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है? 
क्या प्रधान मंत्री झंडारोहण के समथ प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे ? 
स्वतन्त्रता दिवस पर क्या पुरस्कार वितरण समारोह भी होता है ? 


3. निम्न लिखित संवादों को हिन्दी में बोलिए--- 


A. To-day is the Independence Da र 
r y. Do 5 
8. Yes, I know it very well, you know this ? 


* The crowd is too thick, I am unable to pass through it. 
I shall help you in getting through the crowd 


> D > 


© will like to see the Independence Day at Delhi 
u may Stay at my residence, I will help you in this matter. 


- I am too tired, I shall not walk any m 
We may hire an auto-rickshaw, Te 


t» w 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














42] 


4. निम्नलिखित का उत्तर हिन्दी में दीजिए-- 


1. When did our Pri ini : : ç 
national dise OD A ss Srimati Indira Gandhi hoist the 


2. Have you heard the Radio talk of the Prime Minister ? (Yes) 


3. Shall there be a special ; 
day ? (Yes) pecial function on the eve of the Independence 


4. Will prizes and sweets be distr 
Dos. deed sS € distributed among the people showing 


5. Willthe N. C. C. students and Scouts 
occasion ? If so, when and where ? 
(Yes, at 8 P. M. at Vigyan Bhawan) 
4 


present a playon this pious 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रदर्शनी 
स्मरणार्थ आधारभूत संवाद (Basic Dialogues : For Memoriza- 
tion) 
विदेशी--सुना है, आजकल यहाँ प्रदर्शनी हो रही है । मेरी इच्छा है कि में भारत 
द्वारा आर्थिक क्षेत्र में की गयी उन्नति की कुछ जानकारी प्राप्त करूँ। 


भारतीय मित्र--आपका विचार प्रशंसनीय है । शाम को साढ़े चार बजे आपके 
साथ चलना मेरे लिए सुविधा जनक होगा । 


भा०मित्र--देखिए, इस समय हम लोग विद्युत एवं सिंचाई पंडाल के सामने 
खड ह । 

विदेशी--आइए, इस पंडाल को देखा जाए | 

प्रदशंक--भारत विद्युत उत्पादन पर विशेष वल इसलिए दे रहा है क्योंकि वर्तमान 


युग में उद्योगों, खनन कार्यों तथा कृषि के लिए विद्युत की महान्‌ आव- 
ञ्यकता है | 


विदेशी--आप लोग विद्युत का उत्पादन किन रीतियों से कर रहे ë ? 


प्रद०--पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर घाटी ae 
बहुमुखी योजनाएं ë । कुछ स्थानों पर कोयले की शक्ति से तथा असम, 


आभर प्रदेश और मंसूर में डीजल संटों की सहायता से विद्युत का उत्पादन 
किया जा रहा है । E 





mofa क भारतवर्ष का चित्र हे | इसमें रेलों, सड़कों तथा जहाज- 
क्षेत्र में की गयी प्रगति का अंकन Š | आयात-निर्यात तथा 


उत्पादन के अन्तर्देशीय परिवहन के क्षेत्र मे विका gett 
fs स के लिए 
के निर्माण आदि पर विशेष वल दिया जा रहा है | S3 





विदेशी--आइए, उस मंडप में भी चलें जहाँ गाना-वजाना हो रहा है । 


t I 
भा०मित्र ति मण्डप हे | मंच पर बैठे लोग समाज-कल्याण 
[य राजकीय कार्यों का विवरण भजनों में गा रहे हँ | 


422 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





423 


बिदेशो--इन विज्ञापन-पत्नों के औकड़ों से मालूम है f ने 
AE मे सन्त š होता है कि भारत ने सभी 
क्षेत्रों में सन्तोषजनक उन्नति कर लौ है । स्वास्थ्य, श्रम, शिक्षा 


i A सामाजिक सेवा कार्यो में भारत सरकार की प्रगति सराह- 
l 


भा०सित्र--घर लौटने से पूर्व 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा' मण्डप भी देख लिया जाए । 
विदेशी--हाँ, हाँ, क्यों नहीं ? 


प्रद०--इन विज्ञापन-चित्रों में थल सेना, नौ सेना तथा वायू सेना संबंधी विभिन्न 
ated ar गए हं । इन चित्रों में बंगलोर, कानपुर, विशाखापटनम्‌ 
आदि नगरों में वायुयान तथा जलयान निर्माण के कारखानों में कार्य 
करते हुए कर्मचारी दिखाये गये हूँ । 


बिदेशी--प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों में क्या प्रगति को जा रहो हे? 


प्रद०--देखिए, इन चित्रों में टेलिफोन, तार को लाइनों का विस्तार करते हुए 
कर्मचारी दिखाई दे रहे है विशेषकर सीमान्त गाँवों में रेडियो लगाने 
का कार्य फुर्ती से किया जा रहा है । सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 
इन प्रचार-पुस्तिकाओं से आप को अधिक विवरण प्राप्त हो सकता ë । 





आधारभूत संवादों का अनुवाद तथा शब्दावली 





fao : विदेशी 
woo : भारतीय मित्र 
So : प्रदर्शक 
प्रदर्शनी (स्त्री० 1) exhibition, show 
जानकारी (स्त्री०1) knowledge 
आथिक economic 
उन्नति (स्त्री० 1) progress 
* I hear some exhibition is bein 
1. fao चुना H है Ner KE REN organised here these days. I sae 
प्रदशनी! ç रही है l to know of the economic develop- 
मेरी इच्छा है कि A ment of India. 


भारत द्वारा आथिक क्षेत्र 
में की गई उन्नति की 


कुछ जानकारी प्राप्त करूं | 
प्रशंसनीयं (वि०2) good, commendable 
शाम (स्व्री०2) evening 
| सुविधांजनक (बि०2) convenient 


29—5 CHD/70 CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


424 


2. भा०मिं०--आपका विचार प्र- 
शंसनीय है। शाम को 
साढ़े चार वजे आप 
के साथ चलना मेरे लिए 
सुविधाजनक होगा | 


सिंचाई (स्त्री०1) 
पंडाल (पु०2) 
एवं 


3. भा०मि०--देखिए, इस समय 
हम लोग विद्युत एवं 
सिचाई पण्डाल के सामने 

- खड gl 

4. विं०--आइए, इस पंडाल को देखा 

जाए। 
उत्पादन (पु०2) 
बल (पु०2) 
वर्तमान (वि०2) 
युग (पु०2) 
उद्योग (पु०2) 
खनन (पु०2) 
खनन कार्यं (पु०2) 
कृषि (स्त्रो०1) 
महान (वि०2) 
आवश्यकता (स्त्री०2) 


5. प्र०--भारत विद्युत उत्पादन पर 
विशेष बल इसलिए दे 
रहा yt क्योंकि वर्तमान 
युग में उद्योगों, खनन कार्यों 
तथा कृषि के लिए विद्यत 
की महान आवश्यकता Š | 

रीति (स्त्री० 1) 
“बिजली उत्पादन 


Your idea is good. It would be 
convenient for me to go with you 
at 4-30 in the evening, 


irrigation 

pandal, stall 

and 

Look ! now we are Standing 


in front of the electricity and 
irrigation stall. 


Come, Let’s see this stall. 


production 

stress, emphasis 

modern 

age 

industry 

mining 

mining operation 

agriculture 

great 

importance, necessity 

India is paying special attention 
to the production of electricity. 
because for modern industries, min- 


ing and agriculture, electricity 18 
very important. 


method(s) 


generation of electricity 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











425 


6. सि०--आप लोग विद्युत का 


7. 


उत्पादन किन रीतियों से 
कर रहे ë ? 

पंचवर्षीय (वि०2) 

योजना (स्त्री०2) 

बहुमुखी (ftoi) 

कोयला (302) 

शक्ति (स्त्री०1) 

डीजल सँट (पु०2) 

प्र०--पंचवर्षीय योजनाओं में 

विद्युत उत्पादन के लिए 
दामोदर घाटी जैसी बहु- 
मुखी योजनाएँ हे । कुछ 
स्थानों पर कोयले की शक्ति 
से तथा असम, आन्ध्र प्रदेश 
और मंसूर में डीजल del 
की सहायता से विद्युत का 
उत्पादन किया जा रहा ë 1 


चित्र (पु०1) 
सड़क (पु०2) 
जहाज्ञरानी (स्त्री०1) 
क्षेत्र (पु०1) 
प्रगति (स्त्वी०1) 
अंकन (पु०2) 
आयात (पु०1) 
निर्यात (पु०1) 
अन्तर्देशीय (वि०2) 
परिवहन (292) 
विकास (पु०2) 
पुल (पु०2) 
निर्माण (१००) 


How do you generate electricity? 


five yearly 
plan, project 
multipurpose 
coal 

power 


diesel set 


Under five-year plans for the 
production of electricity we have 
multi-purpose schemes like the Da- 
modar Valley Project. Electri- 
city is being generated in some 
places with coal and in Assam, 
Andra Pradeshand Mysore with 
diesel Oil sets. 


picture 
road 
shipping 
field 
progress 
depiction 
import 
export 
inland 
transport 
development 
bridge 


construction 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


426 


8. भा०मि०-देखिए, यह भारत- 
ag का चित्र है । इसमें 
रेलों, सड़कों, तथा 
जहाज़रानी क क्षेत्र 
में की गयी प्रगति का 
अंकन है । आयात- 
निर्यात तथा उत्पादन के 
अन्तर्देशीय परिवहन के 
क्षेत्र में विकास के 
लिए पुलों के निर्माण 
आदि पर विशेष बल 
दिया जा रहा है । 

मंडप (पु०2) 
गाना बजाना 


9. वि०--आइये, उस मंडप में भी 
चलें जहाँ गाना-बजाना हो 
रहा है । 

समाज (पु०2) 
कल्याण (To 2) 
समाज कल्याण 
राजकीय (वि०2) 
विवरण (१०2) 
भजन (पु०2) 


10. वि०मि०--यह 'समाज कल्याण? 

मण्डप है । मंच पर 
a लोग समाज 
कल्याण के लिए किए 
गय राजकीय कार्यों 
का विवरण भजनों 
मं गा We) 

विज्ञापन (पु०2) 

qd (302) 

आंकड़ा (पु०1) 

सन्तोष (qo 2) 


Look ! this is the map of India, 
The progress in the field of railways 
roads and shipping is being shown 
on it. For import and export and 
for transporting the production 
inside the country, special 
attention has been given to the 
construction of bridges. 


stall 

singing 

Come, Let's go to that stall also 
where some singing and dancing 
is going on. 

society 

welfare 

Social welfare 

government 

Programme, description 

devotional songs 

This is the Social Welfare Stall. 
The people sitting on the stage are 
Singing devotional songs in praise 
of government steps being taken 


In connection with the social 
welfare programme. 


advertisement 
Papers 
Statistical data 


Satisfaction 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











427 


सन्तोषजनक (वि०) 
स्वास्थ्य (पु०2) 
श्रम (पु०2) 

सेवा (eto 2) 
सामाजिक सेवा 
सराहनीय 


11. विं०--इन विज्ञापन-पत्रों के 
आंकड़ों से मालूम होता 
है कि भारत ने सभी 
क्षेत्रों में सन्तोषजनक 
उन्नति कर ली Š । स्वा- 
vqu, श्रम, शिक्षा एवं 
अन्य सामाजिक सेवा 
कार्यो में भारत की 
प्रगति सराहनोय है । 


प्रतिरक्षा 


12. भा०मि०--घर लौटने से qd 


राष्ट्रीय प्रतिरक्षा’ 
मंडप भी देख लिया 
जाए। 


13. fao—et, हाँ, क्यों नहीं ? 
थल सेना 
नौ सेना 
वायु सेना 
नगर (पु०2) 
निर्माण करना (fro) 
वायुयान (qo2) 
जलयान (पु०2) 
कर्मचारी (पु०2) 
कारखाना (पु०2) 


satisfactory 


health 
labour 
service 
Social service 


commendable, praise-worthy 


From these statistical data given in 
these publicity papers it seems 
India has made satisfactory progress 
in every field. India’s progress is 
admirable'in the field of health, 
labour, education and other social 
service spheres, 


defence 


Before going back home let’s also 
see the stall for National Defence. 


Oh yes, why not ? 
army, infantry, land force 
navy, naval army (force) 
Air force 

city 

to manufacture 

aeroplane 

ship 

employee, worker 


factory 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


428 


14. प्र--इन विज्ञापन-चित्रों में 


थल सेना, नौ सेना, तथा 


In these advertising maps the 
statistical data pertaining to the 
Navy, the land force and the 


वायु सेना सम्बन्धी विभिन्‍न Air force are given. On these 


ऑकड़े दियो गये हे । इन 


Prat में बंगलोर, Ud 


pictorial maps the workers working 


in the factories at Banglore, Kanpur 
, 


Vishakhapatnam etc. for the pro- 


, विशाखापट्टनम आदि नगरों duction of aeroplanes and ships are 


में वायुयान तथा जलयान 
निर्माण के कारखानों में 
कार्य करते हुए कर्मचारी 
दिखाये गये ë । 

15. वि०--प्रतिरक्षा सम्बन्धी अन्य 
क्षेत्रों में क्या प्रगति की 
जा रही है? 

तार (१००) 
तार की लाइनें 
विस्तार 

सीमान्त (१०2) 
फुर्ती से 

सूचना (स्त्री०2) 
सूचना विभाग 
प्रकाशन (पु०2) 
प्रकाशित 

प्रचार 

पुस्तिका (स्त्री०2) 
प्राप्त करना 

16. प्र०--देखिए, इन चित्रों में टेली. 
फोन, तार की लाइनों का 


विस्तार करते हुए कर्मचारी 


दिखाई दे रहे I विशेषकर 
सीमान्त गाँवों. में रेडियो 
लगाने का कार्य फुर्ती से 
किया जा रहा है । सूचना 
विभाग द्वारा प्रकाशित इन 
प्रचार पुस्तिकाओं से आप 
को अधिक विवरण प्राप्त 
हो सकता है । 


shown. 


What’s being done for the progres 
of self-defence? 


wire 

telegraph lines 
expansion, extension 
border 

smartly, efficiently 
information 
information department 
publication 
published 

publicity 

booklet(s) 

to require 


Look, in these maps the workers 
are shown extending the lines 
of telephone and telegraph commu- 
nications. Specially the work 


of setting up radio-stations at the 


villages near the border is being 
ficiently done. You can get 
Ar information regarding these 


Tom the pamphlets published by 


the Information Department. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








429 
Cultural Notes 


India has made commendable progress after her Independance in 
1947. A The Government of India appointed a Planning Commission in 
1950. The goal is a-socialistic pattern of society. The central objective of 
planning is to raise the standard of living and opening out to the people 
new opportunities for a richer and more varied life. India is (1972) passing 
through the Fourth Five Year Plan period. The main objectives of the 


earlier plans were development of irrigation, power, transport, agri- 
culture, industries and communications. 


Bhakra Dam ranks among the greatest engineering feats ofthe world. 
It has the largest beltconveyor system and the biggest power house 
complex in Asia. The Hirakud Dam Project involves the construction of 
the longest dam in the world. The Damodar Valley Project comprises 
the construction of four dams and three thermal power stations. 


Some of the Public Sector enterprises are Fertilizer Corporation 
of India at Sindri; Hindustan Aeronautics Ltd. at four places; Air 
India Corporation; Chittaranjan . Locomotive Works, Chittaranjan; 
Bharat Heavy Electricals Ltd; Hindustan Machine Tools Ltd; Hind- 
ustan Shipyard, Visakapatnam; Hindustan SteelLtd. (Rourkela Steel 
Project with German aid, Bhilai Steel Project with Soviet aid, Durgapur 
Steel Project with British aid and Bokaro Steel Ltd. with U. S. S. 8. 
aid.) 


अधारभूत संवाद से सम्बन्धित टिप्पणियाँ 
1. Agreement of adjectives 


(a) In English adjectives have only one form, whichis used with 
singular and plural, masculine ard feminine nouns : 
a good boy, good boys 
a goodgirl, good girls 
In Hindi adjectives of Class I agree with nouns in number and 
gender : 
अच्छा लड़का, अच्छे लड़के 
अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियाँ 
(same अच्छी form in singular and 
plural). 
] ti ‘ectives‘this’ and ‘that’ come in 
Sua asp hese enon Siu EX s is the case 
in Hindi. M c 
This book, These books यह किताब, ये किताब 
That book, Those books वह किताब, वे किताबें 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


430 


(c) In English possessive adjectives (his, her, its, their) agree with the 
possessor (in number and gender) and not with the thing possessed. Every 
thing a man possesses is ‘his’ thing; everything a woman possesses is ‘her 
thing. If there are more than one possessor ‘their’ is used, In Hindi 


it is just reverse. Possessive adjectives (मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका 
etc.) agree with the thing possessed and not with the possessor, 


Mary is his mother (Philip’s) 'मिरी' उस की माँ है | 

'मेरी' फिलिप की माँ है । 
Mary is ker mother (Jane's) “R<” उसकी माँ है । 

'मेरी' जेन की माँ है । 
Tom is his father (Philip's) amq उसका पिता है | 

टाम फिलिप का पिता है 1 
Tom is her father (Jane's) टाम उसका पिता & l 

टाम जेन का पिता है । 
Tomis their father (Jane’s टाम फिलिप और' जेन का पिता š! 

& Philip’s). 


(d) Adjectives when used predicatively also agree with nouns 
as shown above : 


मोहन अच्छा है। Mohan is allright. 
फल अच्छे हे l Fruits are good. 
किताब गन्दी है । The book is dirty. 
किताबें गन्दी हे । Books are dirty. 


2. Agreement of subject with verb : 


(a) The verb agrees with the subject in subjectival constructions: 
The boy reads. लड़का पढ़ता है | 

लड़की पढ़ती है । 

लड़के पढ़ते हुँ । 


लडकियाँ पढ़ती है । 


The girl reads. 
Boys read. 


Girls read. 


In English th j : a à 
vu SA te subject agrees onlyin number ; In Hindi it agrees 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








43) 

(b) The pronoun-subj imi i 
Cas See also agrees similary with the verb. Here 
‘He’, ‘She’, ‘It’ express ge 
the gender ofthe subject. But in Hindi 
for masculine and feminine; onlythe verb 


nge according to 
» the pronoun qg is common 


refers ता aa indicates whether the pronoun 
He reads. वह पढ़ता है l 
She reads. ag पढ़ती है 1 


शब्दावली अध्ययन 
1. अतिरिक्त शब्दावली 


संयंत्र (पु० 2) plant (in industries) 
निरस्त्रीकरण (पु० 2) disarmament 

पूर्वी (वि० 2) eastern 

पश्चिमी (वि०2) western 

उत्तरी (वि० 2) northern 

दक्षिणी (fao 2) southern 


केन्द्रीय, मध्यवर्ती (वि०2) — central 
2. Related pairs (all वि०2) 


सुविधाजनक comfortable 
असुविधाजनक uncomfortable 
लाभप्रद beneficial 7 
हानिप्रद injurious | 
(आवश्यक essential 
l अनावश्यक non-essential 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


e$ 


3 432 
अभ्यास 


1. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (सरल) 


निर्देशक 
आपका (विचार) प्रशंसनीय है। 


छात्र 
प्रश्‍न 
आयोजन 
उद्योग 
निर्माण कार्य 
विवरण 
विज्ञापन पत्र 
चित्र 
खननकाय॑ 


2. प्रतिस्थापनोय अभ्यास (सरल) 

निर्देशक 

(प्रतिरक्षा) सम्बन्धी अन्य क्षेत्रों में क्या प्रगति की जा रही है ? 
छात्र 

उद्योग 

कृषि 

शिक्षा 

श्रम 

विज्ञान 

औषधि 

क्रीडा 

विज्ञापन 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








3. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 


निर्देशक 
ae को साढ़े चार बजे (आप) के साथ चलना मेरे लिए (सुविधाजनक ) 
छात्र 
al असुविधाजनक 
प्रसन्नतादायक 
हमारे संभव 
उत्त कठिन 
शर्माजी आवश्यक 
गुरुजी लाभप्रद 
प्राध्यापक असंभव 
पंडे हानिप्रद 


4. प्रतिस्थापनीय अभ्यास (मिश्र) 
निर्देशक 


(सीमान्त) गाँवों में (रेडियो) लगाने का कार्य फुर्ती से किया जा रहा zt 


छात्र 
मध्यवर्ती 
पूर्वी 
पश्चिमी 
उत्तरी 
दक्षिणी 


5. प्रतिस्थापनोय अभ्यास (सिश्च) 


निदेशक 


नलकूप 


उद्योग संयंत्र 
वन 

संयंत्र 
कारखाने 


आइए, उस (मंडप) में भी चले जहाँ (गाना बजाना) हो रहा है । 


छात्र 
घर 
सरकस 
मोदान 


खाना-पीना 
तमाशा 
खल-कूद 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


विद्यालय 
स्थान 
पाठशाला 
विद्यापीठ 
यज्ञ 

नगर 


6. रूपान्तरण अभ्यास 


निदेशक 
इस पंडाल को देखना चाहिए । 
इस साइकिल को रोकना चाहिए । 
उस अग्निबोट को चलाना चाहिए । 
इस संदेश को सुनना चाहिए । 
इस खीर को खाना चाहिए । 
इस खेल को खेलना चाहिए । 
उस काम पर ध्यान देना चाहिए । 
उस यात्री को बुलाना चाहिए । 
उस जूते को पहनना चाहिए । 


7. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
ये प्रचार पुस्तिकाएँ सूचना विभाग ने 
प्रकाशित की हे । 
यह मेज बढ़ई ने बनाई है । 
यह खाना माताजी ने बनाया है । 
यह कपड़ा दर्जी ने सिया है | 
यों पत्र मेने लिखे हे । 
यो पुस्तक मोहन ने खरीदी हे । 
यह S भाभी जी ने तैयार किया 
I 


ये विद्यार्थी प्रधानाचार्य ने निकाले i 
यह जूते मोहन ने पहने हे । 


434 


प्रतियोगिता 
नाटक 
समारोह 
अन्त्याक्षरी 
मंत्रोच्चारण 
सरकस 


छात्र 
इस पंडाल को देखा जाए। 


छात्र 


ये प्रचार पुस्तिकाएँ सूचना विभाग द्वारा 
प्रकाशित की गयी हुँ । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


435 
8. रूपान्तरण अभ्यास 

निर्देशक 
यह लड़का एक योग्य छात्र है | 


छात्र 


इस लड़के जैसा योग्य छात्र मिलना 
x कठिन है । 
मोहन एक योग्य सेवक है । 


शास्त्री जी एक योग्य प्रधान मंत्री हे । 
राधा एक योग्य प्राध्यापिका है । 

यह्‌ सिपाही एक योग्य रक्षक है । 

यह व्यक्ति एक योग्य चालक Š । 

यह लड़की एक योग्य छात्रा है । 

यह अभ्यर्थी एक योग्य व्यक्ति है । 





9. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
हम पुलों के निर्माण पर विशेष बल देते हम लोगों के द्वारा पुलों के निर्माण पर 
ह्‌! विशेष बल दिया जा रहा हे । 
प्राध्यापक विद्यालयों में व्यायाम पर 
विशेष ध्यान देते हूँ । 
भारत जहाजरानी के विकास पर विशेष 
ध्यान देता है । 
सैनिक य॒द्ध-क्षेत्र में विशेष उत्साह 
दिखाते ë । 
विद्वान विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अध्ययन 
करते हैं 
सूचना विभाग प्रचार पुस्तिकाओं का 
विशेष प्रकाशन करते ह । 
कुछ विद्यार्थी खेल-कूद में विशेष उन्नति 
करते go! 
कुछ छात्र परीक्षा के दिनों में विशेष 
रूप से पढ़ते हं । 
असम प्रदेश डीज़ल सेट से विद्युत का 
उत्पादन करता है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








436 


10. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 

क्या यह सत्य है कि भारत ने सभी क्षेत्रों 
में विशेष प्रगति की है ? 

क्या यह सत्य है कि भारत में सभी 
वस्तुओं का व्यापार होता है ? 

क्या यह सत्य है कि आगरा में सभी 
विषयों की प्रकाशित पुस्तके प्राप्त 
होती हं ? 

क्या यह सत्य है कि संसार में सभी 
भाषाओं के अनुवाद प्राप्त होते हं ? 

कया यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में सभी 
पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन योग्य ë ? 

क्या यह सत्य है कि मध्य प्रदेश के सभी 
गाँवों में विकास विशेष रूप से हो 
रहा है ? 

क्या यह सत्य है कि गरीबों के विकास के 
लिए सभी सुविधाएँ दी जा रही ह? 

क्या यह सत्य है कि शिक्षा का स्तर 
सुधारने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न 
किए जा रहे हूँ? 


11. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
भारत SUNT उत्पादन पर विशेष बल 
क्यों दे रहा है ? 
आप टेलीफोन लगवाते पर विशेष बल 
क्यों दे रहे É ? 


सभी रेडियो खरीदने पर विशेष बल क्यों 
दे रहे हैं ? 


तुम जबलपुर घूमने पर विशेष वल क्यों _ 


देते हो ? 
लड़कियाँ अध्ययन पर विशेष बल क्यों 
c राही u s 


छात्र 


जी हाँ, यह सत्य ही है कि 
सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा हे 


Sta 


क्योंकि भारत को विद्युत की fau 
आवश्यकता है | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


BLU 


437 


स्त्रियाँ संगीत के अभ्यास पर विशेष 
बल क्यों दे रही हूँ ? 


गरीबों के सुधार पर विशेष बल क्यों 
दिया जा रहा है ? 


आप अभ्यास करवाने पर विशेष बल 
क्यों दे रहे ë ? 


आप आराम करने पर विशेष बल क्यों 
दे रहे हँ ? 


12. विस्तार अभ्यासं 





योजनाएं हुँ । 
बहुमुखी (बहुमुखी योजनाएँ ë) 
दामोदर घाटी जँसी (दामोदर घाटी जैसी बहुमुखी योजनाएँ &) 


विद्युत उत्पादन के लिए (विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर घाटी जैसी बहुमुखी 
योजनाएं ) y 

योजनाओं में (योजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर घाटी जैसी 
बहुमुखी योजनाएं हे) 
3 पंचवर्षीय (पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर घाटी 
जेसी बहुमुखी योजनाएँ ë) 

पंचवर्षीय योजनाओं में विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर घाटी जैसी बहुमुखी 


योजनाएँ हैं । 





13. 
परियोजनाएं ë 

विद्याल MEM, oac e gooo rba ) 

वर्णनात्मक हिन्दी व्याकरण जेसी (....................... ) 

शोधकार्य के लिए C ) 

E . (.... una Gn pada s ) 

आगरा हिंदी विद्यापीठ में (. . . .. ...--.- - - : - - + ° Lg mn ) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
B 





438 


14. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक छात्र 
f भारत विद्युत उत्पादत पर विशेष भारत विद्युत उत्पादन पर विशेष बल 
बल दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि उद्योग 


4 उद्योग धंधों में इसकी अत्यन्त TN में इसकी अत्यन्त आवश्यकता 
L आवश्यकता Š | ë! 
भारत बुनियादी शिक्षा पर विशेष 
बल दे रहा है, 
राष्ट्र की समृद्धि के लिए इसकी 
L अत्यन्त आवश्यकता है । 
[उत्तर प्रदेश सिचाई पर विशेष बल 
दे रहा है, 
1 अधिक अन्न उत्पादन में इसकी अत्यन्त 
| आवश्यकता है । 
प्रधान मंत्री निरस्त्रीकरण पर 
J अधिक बल दे रहे ë, 


- | शान्ति स्थापना के लिए इसकी 


( विशेष जरूरत है । 
[ भारत अन्न उत्पादन में विशेष रुचि 


ले रहा है, 
खाद्य संकट में इसकी अधिक 
( आवश्यकता है । 
गुरु जी शारीरिक परिश्रम पर विशेष 
बल देते हे, 


मानसिक उन्नति में इसकी ज्यादा 
| आवश्यकता हे । 


15. रूपान्तरण अभ्यास 


निर्देशक 


निर्देशक 


छात्र 
घर लौटने से qd, राष्ट्रीय sf घर लौटने से qw राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 
रक्षा मंडप भी देख लिया जाए। मंडप भी देख दा s I 
गाँव जाने से पुवे सामान भी खरीद 
लिया जाए । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








439 
स्वदेश लौटने से पूर्व, सारे आवश्यक 
स्थान घूम लिए जाएँ | 
आग बढ़ने से पूव, आराम भी कर 
लिया जाए । 


कार्यं करने के पूर्व, योजना बना ली 
जाए । 

साक्षात्कार में जाने से पूर्व, पुस्तके भी 
पढ़ ली जाएँ | 

स्कूल पहुँचने के पूर्व, भोजन भी कर 
लिया जाए । 


विदेश जावे से पूर्व, विशेष अध्ययन भी 
कर लिया जाए । 

जहाज में चढ़ने से qd, स्वास्थ्य की जाँच 
करा AAT | 

16. प्रत्युत्तर अभ्यास 

निर्देशक 

प्रतिरक्षा संबंधी अन्य क्षेत्रों में क्या प्रगति 
की जा रही है ? 

शिक्षा संबंधी अन्य क्षेत्रों में क्था प्रगति 
को जा रही है? 

पर्यटन संबंधी अन्य क्षेत्रों में क्या प्रगति 
की जा रही है ? 

समाज कल्याण संबंधी अन्य क्षेत्रों में क्या 
प्रगति को जा रही है ? 

हिन्दी प्रचार संबंधी क्या प्रगति की 
जा रही है ? 

कुम्भ मेले के संबंध में क्या प्रगति की 
जा रही है ? 

पर्वतारोहण के सम्बन्ध में क्या प्रगति 
की जा रही है ? 

विज्ञान के क्षेत्र में कया प्रगति की जा 
रही है ? 

अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में क्या प्रगति 
की जा रही है ? 


30—5 CHD/70 


छात्र 
तिर संबंधी अन्य क्षेत्रों में विशेष 
प्रगाति की जा रही है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


440 


17. संक्षिप्त अभ्यास 
विशेष कर सीमान्त गाँवों में रेडियो लगाने का कार्य फुर्ती से किया जा रहा है। 
सीमान्त गाँवों में रेडियो लगाने का काये फुर्ती से किया जा रहा है। (विशेषकर) 
गाँवों में रेडियो लगाने का कार्य फुर्ती से किया जा रहा है । (सीमान्त) 
रेडियो लगाने का कार्य फुर्ती से किया जा रहा हे । (गाँवों में) 
काये फुर्ती से किया जा रहा है । (रेडियो लगाने का) 
कार्य किया जा रहा है । (फुर्ती से) 
कार्ये किया जा रहा है 1 


आ.--विशेषत: पश्चिमी देशों में हिन्दी सिखाने का काम तेजी से किया जा रहा है। 


Q ............. Wa ) 
Es 225050956559 9 C EREREPEERSET IN ) 
S .................. ma ) 
CRISS... ) 
WIENER... . ) 


काम किया 'जा रहा है । 


प्रयोग 
1. प्रदर्शनी के पंडाल में बातचीत 


राहुल--मेरी इच्छा हे कि भारत द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में की गयी प्रगति की 
जानकारी प्राप्त करूं । 


ज्योति--मे आपका साथ दूंगा | 


रश्मि--देखो राहुल, सबसे पहले समाज कल्याण मंडप को देखने चलेंगे । 


E एक तरफ से सभी मंडप देखते चलने में तुम्हें क्था परेशाती 


रश्मि--इसमें परेशानी की क्या बात है, 
'राहुल--देखो रश्मि, तुम समझ, 
ठीक ही रहेगा । 


रश्मि--देखो ज्योति भाई, भा š «ie 
प्रस्तुत की गयी š M के इस मानचित्र में देश की सभी योजनाएँ 


ज्योति--अब तो समाज कल्याण मंडप” ३ ; 
रहा Š । क्‍यों, ठीक है न aa कर घर चलें । अधिक समय' है 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ज्योति भाई । 
तो नहीं हो ? एक तरफ से प्रदर्शनी देखना 


441 
2 BIN उत्तर 
TAT आप नुमायश देखने मेरे साथ चल सकते gv 
तया आप थोड़ी देर के बाद नुमायश चलने को dad? 
क्या समाज कल्याण मंडप” में भजन सुनने का विचार है? 
कया नुमायश में रखे हुए अग्निवोट को देखना चाहोगे ? 


भारत की विभिन्न परियोजनाओं का मानचित्र दिखलाएँगे ? 
क्या भारत को प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति सराहनीय है ? 


3. fe लिखित संवावों को हिन्दी सें बोलिए--- 
A. MayI accompany youto the exhibition ? 
B. Yes, why not ? You are welcome to accompany me. 
C. Should I change my dress before going out ? 
D. It is for you to decide, I shall not interfere in this matter, 


E. Peopleare singing devotional Songs relating to sociai welfare 
of India. 


F. The Pandal of National Defence is the best pandal of the ex- 
hibition. 


G. Do you agree with me about my studies ? 


I. I do agree with you. 


4. निम्नलिखित का उत्तर हिन्दी में दीजिए-- 


1. When will you accompany me to the exhibition ? (7 P. M.) 
2. What is that pandal ? (Social Welfare Pandal) 


3. What are these people singing in the Pandal ? 
(devotional songs of the nation) 


4. Are they not singing the heroic songs ? (No) 


ich is the best dal of the exhibition ? 
5. Which is the best pan (pandal of irrigation) 


6. Does this exhibition remain open even after ten in night? (No) 


7. Does this map represent the progress of India ? 
(Yes, it represents) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





442 


पुनरावृत्ति पाठ 3 
अभ्यास 
1. प्रतिस्यापनीय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक 
हम लोगों को (खाना) किस समय मिलेगा ? 


छात्र 
गाड़ी 


रेल 
बस 
तांगा 
पुस्तक 
दावत 
अध्यापक 
प्रधानाचार्य 
टॅक्सी 
आटो रिक्शा 
2. प्रतिस्यापतीय अन्वय अभ्यास 
निर्देशक 
(बड़ी) शूर वीर (लड़को) है । 
छात्र 
लड़कियाँ 
महिलाएँ 
लड़के 
पुरुष 
ड्राइवर 
विद्यार्थी 
छात्राएं 
छात्र 
प्राध्यापक 
नागरिक 
राजा 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


443 
3. प्रतिस्थापनीय अन्वय अभ्यास 


निदेशक 


(भारतीय नागरिक) (शान्ति) चाहते हैं । 





छात्र 
a पढ़ना 
विद्यार्थी खेलना 
नागरिक चाय 
प्राघ्यापक शान्ति 
प्रघानाचायं खिलाना 
तुम ; पंसा 
स्त्रियाँ गाना 
प्राध्यापक लिखना 
मनोज रोना 
दिनेश नाटक 
बच्चा कविता 


4. योगात्मक अभ्यास 


निर्देशक 4 
आप तीन टिकट खरीद लें, महिलाओं आप तीन टिकट खरीद लीजिए क्योंकि 
को जल्दी मिल सकता है । महिलाओं को जल्दी मिल सकता है । 
छात्र 


हम दो पुस्तके खरीद ले, पुरुषों को जल्दी मिल सकती हे 1 
हम दो चित्र देख लें, आज छुट्टी है । 





आप प्रथम श्रेणी में चलें, वहाँ कष्ट नहीं होता है | 

हम प्रदर्शनी घूम लें, भीड़ जल्दी हो सकती है | 

आप पार्क घूम लें, रात होने वाली है | 

विद्यार्थी इमारतें देख लें, सभी जल्दी लौटना चाहते हैं । 
बेच्चे दो कप चाय पी लें, उनको जल्दी जाना है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





i 


444 


5. योगात्सक अभ्यास 


निर्देशक 

तुम लोग शांत होकर बँठो, जो पुम लोग शांत होकर बँठो नहीं तो 
बोलेगा सो ATT STAT | जो वोलेंगा सो चपत खायेगा | 
छात्र 


विद्यार्थी थोड़ा पढ़ लें, जो हुँसेगा सो चपत खाएगा | 

हम लोग कुछ गा लें, जो रोएगा सो चपत खाएगा | 

तुम लोग थोड़ा घूम लो, जो सोएगा सो चपत SINT ! 
हेम लोग थोड़ा खाना खा लें, जो रुकेगा सो चपत SUNT | 
हम लोग थोड़ी चाय पो ले, जो लेटेगा सो चपत खाएया | 
भाई लोग थोड़ा स्तान कर लें, जो रुकेगा सो पत खाएगा । 
आप लोग थोड़ा तंर लें, जो बोलेगा सो चपत खाएगा । 


6, योगात्मक अभ्यास 


निर्देशक 

दिनेश के विचार से हम सहमत हू, विचार दिनेश के विचार से हम सहमत है, 
उचित है । क्योंकि विचार उचित है । 
छात्र 


छात्र के कार्य से गुरु जी सहमत है, कार्य ठीक है । 

रमेश के तक से हम लोग सहमत है, TH न्याय संगत हैँ । 
विद्यार्थी की राथ से सभी लोग सहमत हू, राय उचित है। 
हमारे परामर्श से सभी अवगत है, पराभ न्यायोचित हैँ । 
लड़के के प्रश्‍न से पिता जी सहमत ह, प्रश्‍न ठीक है । 
कर्मचारियों की माँगो से सभी सहमत हे, मागें उचित & 1 


अध्यक्ष के अस्ताव से सभी सहमत हैं, प्रस्ताव उचित है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








7. योगात्मक अभ्यास 
निर्देशक 


आप चलिये तो सही, समझ में न आए 


; आप चलिए तो सही, जहाँ समझ में 
में समझा दूँगा। 


न आए वहाँ में समझा दूंगा । 
छात्र : Í 
आप पढ़िये तो सही, समझ Š न आये मैं समझा | 
आप आरम्भ कीजिए तो सही, समझ में न आये मैं समझा दूंगा । 
आप सोचिय तो सही, समझ में न आयें, में समझा दूंगा । 
आप बोलिये तो सही, समझ में न आये, मैं समझा देगा । 
आप लिखिये तो सही, समझ में न आये, मैं समझा दूंगा । 
आप कहिये तो सही, समझ में न आये, मैं समझा दूंगा । 
आप देखिये तो सही, समझ में न आये, मैं समझा दूँगा । 
8. योगात्मक अभ्यास 
निर्देशक 
यह स्पष्ट है, भारत से सभी वस्तुओं का व्यापार होता है | 
यह स्पष्ट है, आगरा में सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त É । 
यह स्पष्ट है, दिल्ली में सभी विषयों की पुस्तकें मिलती हैँ । 
यह्‌ स्पष्ट है, संसार में सभी भाषाओं के अनुवाद प्राप्त हो जाते ë । 
यह स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश के सभी पहाडी क्षेत्र पयटन योग्य हे 
यह स्पष्ट है, गरीबों के विकास के लिए सभी सुविधाएँ प्रदान की जा रही 
ell ! 
di स्पष्ट है, भारत में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न 
किए जा रहे ë । 
यह स्पष्ट है, गावों में बिजली पहुँचाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए 
जा रहेहाँ | 
9. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक š = 
यह पार्क बहुत सुन्दर लगता है | यह पार्क बहुत सुन्दर AT रहा Q । 
छात्र 
यह खिलौना बहुत अच्छा लगता हैँ । 


द, लुड़का बहुत भदा लगता है । 
cc fein 101० Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


= 


446 


यह शहर बहुत गंदा लगता है | 
यह रास्ता बहुत चौड़ा लगता है । 


यह सड़क बहुत लम्बी लगती है । 

यह विद्यार्थी बहुत लम्बा लगता है । 
we जंगल बहुत घना लगता है | 
वह बच्चा बहुत भला लगता है । 
वह बाग बहुत घना लगता है | 


10. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
हम लोगों को खाना किस समय मिलता है? हम लोगों को खाता किस समय मिलेगा? 
छात्र 
आप लोगों को पंसा किस समय मिलता है ? 
मुझको पुस्तक किस समथ मिलनी है ? 
प्राध्यापक जी को बस किस समय मिलती है ? 
गुरू जी को रेल गाड़ी किस समथ मिलती है ? 
विद्यार्थियों को दूध किस समय मिलता है ? 
हेम लोगों को दावत किस समथ मिलती है ? 
हम लोगों को सहायता किस समय मिलती है ? 
निर्देशक को नौकर किस समय मिलता है । 


11. रूपान्तरण अभ्यास 
निर्देशक 
विश्वविद्यालय में एक विशेष समारोह विश्वविद्यालय में एक विशेष समारोह 
होने वाला है। होने जा रहा है | 
छात्र 
नगर में एक विशेष प्रतियोगिता होने वाली है | 
विद्यालय में एक विशेष कवि सम्मेलन होने वाला है । 
गाँव में एक विशेष पंचायत होने वाली है । 
प्राध्यापक जी के सम्मान में हाल मे एक भोज होने वाला है । 
हमारे घर पर एक विशेष संगीत समारोह होने वाला है | 


आकाशवाणी केन्द्रों पर एक विशेष नाटक समारोह होने वाला है | 
शहर में एक विशेष सजावट होने वाली है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


447 

12. प्रत्युत्तर अभ्यास 

निर्देशक 

कया आप अपने दोस्त के लड़के के विवाह में जाना चाहते है ? 

प्रथम छात्र 
| जी हाँ, में अपने दोस्त के लड़के के विवाह में जाना चाहता हूँ । 
निर्देशक 

क्या भाई की लड़की को शादी में जाना चाहते हो ? 
द्वितीय छात्र 

जी हाँ, में भाई की लड़की की शादी में जाना चाहता हूँ । 
निर्देशक 

कया आप अपने जन्म दिवस पर घर जाना चाहते हे ? 
तृतीय छात्र 


जी हाँ, में अपने जन्म दिवस पर घर जाना चाहता हूँ। 
FAT आप मेरो वर्ष गाँठ पर घर आना चाहते हें ? 

कया सोहन वच्चे के जन्म दिन पर गीत सुनना चाहता है? 

क्या प्राध्यापक जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिठाई बाँटना चाहते ë ? 
कया आज आप सिनेमा देखना चाहते हैं ? 

क्या आज आप मेरे साथ पार्क घूमना चाहते हें ? 

क्या आप मेरे भाई के लड़के के साथ विदेश जाना चाहते हें ? 

क्या सोहन अगले वर्ष मेरे साथ पढ़ना चाहता है ? 

क्या मनोहर मेरे साथ पहाड़ी स्थानों की सर करना चाहता है ? 





13. प्रत्युत्तर अभ्यास 
निर्देशक 
क्या महिलाओं को प्रथम श्रेणी का टिकट जल्दी मिल सकता ë ? 
प्रथम छात्र 
जी नहीं, महिलाओं को प्रथम श्रेणी का टिकट नहीं मिल सकता ë । 


निदेशक 
क्या भीड़ में स्त्रियों को बठने का स्थान शीघ्र मिल सकता है ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





448 


द्वितीय छात्र 


जी नहीं, भीड़ में स्त्रियों को toa का स्थान शीघ्र नहीं मिल सकता है। 

क्या आप लोगों को गर्मियों में काफी पीने को आसानी से मिल सकती है? 

aur महिलाओं को नौकरी आसानी से मिल सकती है? 

क्था मुझ को रेल गाड़ी का टिकट शीघ्र मिल सकता ë ? 

क्या यहाँ लोगों को साइकिल किराये पर आसानी से मिल सकती है ? 
क्या छोटे बच्चों को दूध आसानी से प्राप्त हो सकता ë ? 

क्या विद्यार्थी इस पाठ को जल्दी आसानी से पढ़ सकते हे ? 

क्या तुम इस विषय पर व्याख्यान आसानी से दे सकते हो ? 

क्या आप इस कार को आसानी से खरीद सकते हे ? 


14. What do you know about Hindi ? 


Here is a quiz of ten questions of wrong Hindi construction 
with correct English Translation. Each sentence has one or 
Mote mistakes. Every student is required to correct all these 
mistakes within ten minutes. Compare your answers with the co- 


rrect list with your instructor. 
1- आज रविवार थी । 


2- कई वर्ष बीत चुका, सिनेमा 
नहीं देखा । 


3- दुल्हा अलग से चमकता हे । 


4- QW लोग बरात में जाता है । 


5- राष्ट्रीयंगान के समय सभी को 
खड़ा होना पड़ता है । 


यहाँ तो हम थक कर 


होता जाता हूँ । 
मुझे पाठ थाद करनो होगी । 
ARMA बहुत ही अच्छी है । 


में आपको विचार से सहमत 
नहीं हूँ । 


लडकी घर जाता रहा हैं । 


चूर-चूर 


© 0 + 
JE d ` l 


10— 


To-day is Sunday. 


Many years have passed, we have 
not seen a picture. 


The bridegroom shines 
among us, 


apart 


We go in the marriage-party. 


All havetostand at the time of 
National Anthem. 


We are terribly tired and exhaus- 
ted. 


I have to learn the lesson. 
The proposal is very nice. 


I do not agree with your views. 


The girl is going home. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy. 


449 
प्रयोग 


क-गण तंत्र दिवस 
अ--गणतंत्र दिवस कव मनाया जाता &? 
ब--गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है । 
अ--गणतंत्र दिवस कव से हम लोग मनाते आ We? 
घ--26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं । 
अ--क्या गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण होता है ? 
ब--झंडारोहण होता है, खुशी में सभायें भी होती हे । 
अ-- क्या राजघाट ओर शान्तिवन भी गये हो ? 
ब--हेमने राजघाट में गांधी समाधि पर तथा शान्तिवन में पुष्प चढ़ाये थे । 


अ--क्या रात को राष्ट्रपति भवन पर रोशनी होती है? £ 
B E Fu भवन के साथ ही अन्य सभी इमारतों पर भी रोशनी की 
l 


अ---तब तो दीवाली- सी लगती होगी ? 
ब--तो आप को मिठाई मिली होगी । 

ख-आशु उत्तर 
अ--कया आप प्रदर्शनी स्थल घूमे हे ? 
आ~--कया आप किसी बरात में गये थे ? 
इ--क्या आपने लड़की को लड़के को माला पहनाते हुए देखा है ? 
ई--क्या दुल्हा-दु&हिन की भाँवरें पड़ते हुए देखी हें ? 
उ--क्या आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड देखी है ? 
उ--क्या आपने लाल किले पर प्रघात मंत्री जी का भाषण सुना है ? 
ए--कया आपने सजी हुई झाँकियाँ भी देखी हे ? 
ऐ--क्या आप हम लोगों को भी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली ले चलेंगे ? 
ओ--क्या आपने प्रदर्शनी में प्रतिरक्षा मंडप' देखा था ? 
औ--'समाज कल्याण” का मंडप आपको केसा लगा ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





450 


z-What will you say when somebody asks you ? 


(a) Have you visited Delhi on the Republic day ? 
(b) Have you seen the Rajghat and the Shanti Van ? 


(c) Did your cousin accompany you on the eve of Independence 
day ? 
(d) How did you reach Delhi—by bus or by railway train ? 


(e) Did you get opportunity to goto the marriage party with your 
parents ? 


-(f) Do you like to visit cinema houses ? 
(g) Which films do you prefer—social, romantic or historical ? 
(h) Did you visit the exhibition held at exhibition ground? 


(i) Are you interested in visiting ‘Social Welfare camp’ of the 
exhibition ? 


(j) Are you satisfied with the progress made bz India after her 
Independence ? 


च-रिक्त स्थानों की निम्नांकित शब्दों से पूर्ति कौजिथे-- 


रहा, रही, रहे 

1- लड़का पुस्तक पढ़----है । 
2- लड़की तस्वीर काढ------ & 1 
3- हम प्रंदशंनो देख------हे । 
4- ज्योति चाय पी------है | 
5- पंडित जो टाइप कर------है । 
6- रश्मि हिन्दी पढ------है | 

7- qu क्रिकेट खल------हो | 
8- हेम साइकिल चला------थे | 
9- पिता जी रेडियो ga— थे | 





10- हम लोग सिनेमा देख------थे | 


t 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


APPENDIX 


The correct list of the Revisional Lesson No. 1 
अभ्यास 15 

1- लड़का घर गया था | 

2- दो लड़के पुस्तक पढ़ रहे थे । 

3- एक आदमी ने पुस्तक चुराई। 

4- हेम शुद्ध हिन्दी बोलते a 

5- हम खेल खेलने गई थी । 

6- आज dq आपको दावत खिलाएँगे | 

7- राहुल ने ज्योति को मारा । 

8- ज्योति आज कक्षा में उपस्थित है । 

9- लड़कों ने कुछ पुस्तकों खरीदीं । 

10- हम गंगा स्नान करने गये थे । 

11- प्राध्यापक कक्षा में अच्छा पढ़ाते हूँ । 

12- हम ने बस से यात्रा नहीं की । 

13- विद्यार्थी गुरु जी से प्रार्थना करता है 1 

14- qu सभी सच वोलते हे । 

15- मेने कुछ काम किया | 








प्रयोग आ 





1- को 

2- ने 

3- कौन, रहे 
4- आप 

5- कौन, को 


CC-0. In Public Domain. Digtized by fl dthulakshmi Research Academy 





452 


6— आप, को 
7- आप, साथ 
8- द्वारा 

9- ने 
10- से 


The correct list of the Revisional Lesson No. 2 


अभ्यास 15 
1- मेंने धूम्रपान नहीं किया । 
2- कया लड़की खो गयी है ? 
3- आपका क्या विचार है ? 
4- जयपुर नगर गुलाबी रंग का है | 
5- में आपसे लम्बे समय से न मिल सका | 
6- पानी की चार शोशियाँ ले चलना । 
7- बच्चा पुस्तक चुराता है | 
8- क्या में आपसे निवेदन कर सकता ह? 
9- सूर्यं saat है | 
10- हम लोग 'बुंआघार' पहुँच चुके है | 


अभ्यास अ 


7- क्या, है 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


453 
8- क्या 
9- है 


10— क्या, था 





The correct list of the Revisional Lesson No. 3 


अभ्यास 14 

1— आज रविवार Š । 

2- कई वर्ष बीत गये हैं, सिनेमा नहीं देखा है । 
3- दूल्हा अलग से चमकता है । 

4- हेम लोग वरात में जाते हुँ । 

5- राष्ट्रीय गाने के समय सभी को खड़ा होना पड़ता है | 
6- यहाँ तो हम थक कर चूर-चूर हो गये हे । 
7- मुझे पाठ याद करना होगा | 

8- प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है | 

9- में आपके विचार से सहमत नहीं हूँ । 
10- लड़की घर जा रही है | 


प्रयोग घ 
1- रहा 
2- रही 
3- रहे 
4- रहा 
5- रहे 
6- रहा 
7- रहे 
8- रहा 
9- रहे 
10- <Š 





———— 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
/ D 





GLOSSARY 


BOOK I 


HINDI-ENGLISH GLOSSARY 


Word Grammatical category Lesson no. 


ab 

ab bhi 
१ tak 
accha 
adad 
adhik 
adhik 
Adhiktar 
adib 


adtts 

a£ 

agsa 

agla 

Agréji 
ajayabghar 
Akhrot 

alag 

aminabad park 
amrud 

andar 

anda 

ang 

angur 
antardéshiy patr 
agr 

a9r 

aorat 

apna 

arbi 


(Adv.) 3 
(Adv.) 9 
(Adv.) 10 
(4) 2 
(M. 2) 5 
(Adv-) 8 
(4.2) 7 
(Ad.) 12 

(M. 2) 9 

(A. 2) 12 w.s. 
(Part) . 5 
(A. 1) 8 
(4.1) 6 
(F.1) 10 ०. s. 
(M. 2) 3 

(M. 2) 4 

(A. 2) 6 

(M. 2) 9 

(M. 2) 4 
(Adv.) 10 

(M. 1) 1 w.s 
(M: 2) 8 

(M. 2) 4 w.s 
(A.M. 2) 6 
(Conj.) 1 

(A. 2) 11 

(F. 2) 9 
(4.1) 5 
(F.1) . 10 w.s. 

454 


Meaning 
Now 
Even now 
Till now, even now 
Good, nice 
Item 
Frequently 
Much, very 
Mostly 


Adib (name ofa 
person) 


Thirty-eight 

O, Oh 

Like ‘this 

Next 

English 
Museum 
Walnut 
Separate 
Aminabad Park 
Guava 

Inside 

Egg 

Part (of body) 
Grape 

Inland letter 
And 


Other, additional. 
(else) 


Lady 
One's own 
Arabic language 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


455 








are (Part) 8 Oh 
ashok hotal (M. 2) 1 Ashoka Hotel 
atthais (A. 2) 9 w. s. Twentyeight 
attharah (A. 2) 2 w. s. Eighteen 
avashya (4dv.) 2 Certainly 
adab arj (M. 2) 9 A form of greeting 
adha (4. 1) 4 Half 
adhirat (८.2) IUS Mid-night 
admi (M. 2) 8 Man 
agya (F. 2) 4 Order 
aie (V.) 2 Please come 
aj (Adv.) 2) To-day 
aj-kal (Adv.) 9 Now-a-days 
à jana (V) 8 To come 
akh (F. 2) 8 w. s. Eye 
am (M. 2) 4 w. S. Mango 
ana (V.) 2 To come 
ap (Pro.) 2 You 
à rahi hae (V.) 5 Is coming 
&to riksha (M. 2) y Auto rickshaw 
ath (A. 2) lw.s Eight 
aya (F. 2) 12 Income 
aye (V.) D Came 
aye hag (V.) 9 Have come 
bacca (M.1) 8 Baby, child 
bada (A. 1) 6 Head, big, great 
badhat (M. 2) 12 Carpenter 
bael gadt (F. 1) 5 w.s Bullock cart 
ieee (M. 1) 1 Bearer, attendant 
Uca (7.) 2 Tosit 
baethié (V-) 2 Please sit down 
bangla (F. 2) 10 w.s Bangali language 
bahut | (4.2) 2 Very 
bajna (V-) 2 EUM 
QE has a 4 Cloth merchant 
bakri (F. 1) 2 w. 5. Shetgoat 

(V. T.) 11 To make, to prepare 


b 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
31—5 CHD/70 








batti 
battis 
bas 
bad 
badam 
badhna 
bahar 
bats 
bajar 
bal 
bar 
barah 
basi 
bat 
bat-cit 
bat karna 
bathrüm 
batna 
baya 
bécna 
becté hag 
bhavan 
bharat 
phartiy 
bhart 
bhéjna 
bhitar 
bhojan 
bidla mandir 
biskut 
bis 
bolna 
brhaspativar/ 
guruvar 
budhvar 
bulana 
bulata hu 
bura 
burka 


(77. 1) 
(4. 2) 
(7. 2) 
(Adv.) 
(M. 2) 
(V. T.) 
(Adv.) 
(4.2) 
(M. 2) 
(M.2) 
(F. 2) 
(4.2) 
(4.2) 
(F. 2) 
(F. 2) 
(V.) 
(M. 2) 
(V. T.) 
(A. 1) 
(V. T.) 
(V.)- 
(M. 2) 
(M.2) 
(A. 2) 
(A. 1) 
(V. T) 
(Adv.) 
(M. 2) 
(M.2) 
(M2) 
(4.2) 
(V.T.) 
(M2) 


(M) 
(V.T.) 
(V.) 
(4.1) 
(M) 


456 


_ 


tQ o AR Oo UI 
8 
ह 


8 
z 


०० 
8 
~ 


ल 


2 w.s. 
3 zo. s. 


8 
z 


8 
s 


C ७० tS — AYN ७० ९० > L. ADH ONN 
8 
C> 


2 w.s. 
4 w.s. 
6 ७.5. 


6 w.s. 

2 

2 

3 w,s. 
` 9 


Light, lamp 
Thirty-two 
Bus 

After 
Almond 

To pack (tie) 
Out, outside 
Twenty-two 
Market, Bazar 
Hair 

Time 
Twelve 
Stale 

Talk 

Talk, conversation 
To talk 
Bathroom 
To distribute 
Left 

To sell 

Sell 

House 

India 

An Indian 
Heavy 

To send 
Inside 

Food (Meal) 
Birla Mandir 
Biscuit 
Twenty 
To tell 
Thursday 


Wednesday 
To call 

(I) Call 
Bad 

A veil. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











cadhna 
calégé 
caliega 
calna 


cagbis 
cagdah 
caoda 
caoraha 
caotha 
cagtis 
catak 
cahié 
cahna 
cáhtà hù 
calis 
calu rahna 
car 
cay 
chabbis 
chah 
chappar 
chatha 
chattis 
chatr 
chot& 
chutti 
cikitsalay 
cini 
cittbi 
colr 
cot 
cudi 
cudidar 
darjan 


das 
dashahara 


ayat (F. 
d 46-0. In Public Domain. Digtized by M 


457 


(V.) 6 w.s. 
(V.) 3 
(V.) 1 
VV.) 1 
(4.2) 8 w.s. 
(A.2) 2 w.s. 
(A.1) 7? 
(M.1) 6 
(A.1) 5 w.s. 
(4.2) 12 w.s. 
(4.2) 4 
(V) 11 
(V.T.) 1 
(V.) 6 
(A.2) 5 
(V.) 7 
(A.2) 1 w.s. 
(F.2) 1 
(A.2) 9 w.s. 
(A.2) 1 w.s. 
(M.2) 12 
(4.1) 5 w.s. 
(4.2) 12 w.s. 
(F1) 8 w.s. 
(4.1) 6 
(E1) 6 
(M.2) 8 
(F.1) 10 w.s. 
(F.1) 6 
(F.1) 9 
(F.2) 8 
(F.1) 9 
(A.1) 9 
(77.2) 4 
(4.2) 1 w.s. 
(MA) 11 u.s. 


4 w.s. 


To climb 
Willgo 
Willyou please go 


To go, to move, 
to walk 


Twenty-four 
Fourteen 
Wide 

Crossing 

Fourth 

Thirty-four 

Bright 

Is needed, is wanted 

To want 

(1) want 

Forty 

To continue 

Four 

Tea 

Twenty-six 

Six 

Thatch 

Sixth 

Thirty-six 

Chest 

Small, little 

Holiday 

Hospital 

Chinese (language) 
Letter 
Bodice, blouse 
Injury, hurt 
Bangle 


Of the formof rings, 
of crampled plaits 


A dozen 
Ten 
Dashahara 
Ink-pot 


s 


uthulakshmi Research Academy 


dat 
dahina 
dam 
dakghar 
dakghar-mé 
dakiya 
dalna 
dibba 
dékhna 
dekhége 
dena 
dhanyavad 
dharmyug 
dharidar 
dhobr 
dhona 
dhoti 
dillr 
din 
dikhana 
divali 
divane-am 
divané-khas 
divar 
do 
dopahar 
dukan 
dukandar 
durghatna 
du 
dudh 
dur 
dusra 
dvarikadhish 
Sk 
ek sath 
faunten pen 
gadha 


(M.2) 
(4.1) 

(22.2) 
(2४.2) 


(M.1) 
V.T.) 
(M.1) 
(V.T.) 
(V-) 
(V.T-) 
(M.2) 
(M.2) 
(4.2) 
(M.2) 
(V.T.) 
(F.1) 
(F.1) 
(M.2) 
V.T) 
(E1) 
(M.2) 
(M.2) 
(F.2) 
(4.2) 
(F.2) 
(F.2) 
(M.2) 
(F.2) 
(V.) 
(M.2) 
(A.2) 
(4.1) 
(M.2) 
(4.2) 
(4d.) 
(M.2) 
(M.1) 


458 


= — 


- 


5 w.s, 
5 
1 ws. 
4 


4 
12 


Tooth 
Right 
Price 


Post Office 


At the Post Office 


Postman 

To post, putin 
Box 

To see, to visit 
Shall see 

To give, to pay 
Thanks 
Dharamyug 
Lined, striped 
Washerman 
To wash 
Dhoti 

Delhi (a city) 
Day 

To show 
Diwali 
Diwan-i-am 
Diwan-i-khas 
Wall 

Two 
Mid-day 
Shop 
Shopkeeper 
Accident 

(I) should pay 
Milk 
Distant, away 
Second 
Dwarikadhish 
One 

Together 
Fountain-pen 
Donkey 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











« gale milna 
ganj 
gardan 
garib 
garm 
gàv 
gav-mé 
gadr 
gaid 
gana 
ghanta 
ghanti 
ghar 
ghumna 


ginna 

gomtr 

gram 

gram pradhan 
grámin 

gulabr 

gulal 


gujarna 
gyarah 
hasna 

hafta 

hajrat ganj 
halka 

halki 

ham 

har 

har (samay) 


hara 
hava 
havar dak 


(V.) 
(M2) 
(8.2) 
(4.2) 
(4.2) 
(M.2) 


(F.1) 
(M2) 
(V.T.) 
(M.1) 
(FA) 
(M.2) 
(V.) 


(V.T.) 
(F.1) 

(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 
(4.2) 

(M.2) 


(V.) 
(4.2) 
(V.) 
(M.1) 
(M.2) 
(4.1) 
(4.1) 
(Pro.) 
(A.2) 


(A.1) 
(F.2) 
(F.2) 


459 
11 


ON UU 


7 w.s. 


10 
10 
11 


7 w.s. 


11 


To embrace 
Market place 
Neck 

Poor 

Hot 

Village 

At the village 
Train 

Guide 

To sing 
Hour 

Bell 

Home, house 


To wander, to walk 
or to go round 


To count 
Gomati 
Village 
Village head 
A villager 
Rosy 


The red powder which 
the Hindus sprinkle 
on one another’s face 
during Holi 


To move, to pass 
Eleven 

‘To laugh 

Week 

Hazrat Ganj 

Light 

Light (in weight) 
We 

Each, every 


Twenty-four 
always 


Green 
Air, wind 
Air mail 


hours, 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





ha (Adv.) 
hath (2४.2) 
hat (F.2) 
hae (V.A.) 
hae (V.A.) 
hind? (F.1) 
hindu (M.2) 
hindustanr (4.2) 
hr (part) 
holr (F.1) 
hotal (M.2) 
idhar (Adv.) 
ikkis (4.2) 
iktis (4.2) 
imarate (F.2) 
in (Pro.) 
in-ka (Pro.) 
in-mé kuch 
is (Pro.) 
itvar (M.2) 
ityadi (Adv.) 
5d-ul-fitar (F.2) 
* Gd-ul-juha (F.2) 
jalna (V.) 
janane (4.1) 
janmbhumi (F.1) 
javahar phuhar (M.2) 
1558 (V.) 
jan smith (M.2) 
jana (V.) 
ja rahe haé 
jhagda (M1) 
jhopdi (F.1) 
ji (part.) 
jular (F.1) 
kab (Adu.) 
kacca (A.2) 
kaesa (A.2) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulak: 


460 


6 w.s. 


11 w.s. 
11 ७.5. 


wre ४ Q + 3 


= — 
७) ०0०0 — ० OU. 


Yes 

Hand, side 

A mart, A forum 
Are 

is 

Hindi 

Hindu 

Indian 
Emphatic particle 
Holi 

Hotel 


Here (in this direction) 


Twentyone 
Thirtyone 
Zuildings 
These 
Of these (their) 
Some of these 
This 
- Sunday 
And others, etcetra 
Id-ul-fitar 
Id-ul-zuha 
To burn, to light 
Ladies 
Birth place 


. Jawahar Phuhar 


Will you please go 
Mr. John Smith 
(name of a person) 


To go 

Are going 
quarrel, conflict 
Hut 

Yes (honorific) 
July 

When 

Clay built, raw 


Hi Research कपा, 











kaha 

kabf 
kahnà 

kal 

kal 

kam 
kamla 
kamra 
kamré (plu) 
kandaktar 
kaon 
karna 
karté hag 
kast 


—ka 

kafr 

kafi" 

kafi haus 
kagaj 

kar ` 

kaju 

kala 
karyalay 
katna 

ke lie 

—ké sath 
kéla 

kéval 
kharca 
khada hona 
khadé hag 
kharab 
kharab hona 


kharabi 
kharidari 
khatta 
khali 


(Adv.) 
(Adv.) 
(V.) 
(Adv.) 
(Adv.) 
(4.2) 
(F2) 
(M.1) 
(M.1) 
(M.2) 
(Pro.) 
(V.T.) 
(V.) 
(M.2) 


(P.) 
(4.2) 
(F.1) 
(१2) 
(M.2) 
(4.2) 
(M.2) 
(4.1) 
(M.2) 
(V.T.) 
(P.) 
(Pre.) 
(M.1) 
(Adv.) 
(M-1) 
(V. 


(4.2) 
(V.) 


(F.1) 
(F.1) 
(4.1) 
(4.2) 


461 


= 
ÑO ०७ ३- O 3 ७० ७ FO e 


1 w.s. 
4 

6 
10 
10 

8 

8 


8 
4 
3 w.s. 


Where 
Anywhere, somewhere 
To tell 
To-morrow 
Yesterday 

Less 

Kamla (a lady) 
Room 

Rooms 
Conductor 
Who 

To do 

(They) do 


Trouble, inconvenien- 
ce 


Of 

Very, enough 
Coffee 

Coffee house 
Paper 

Many 
Cashew nut 
Black 

Office 


To cut (sting, bite) 


For 

With 

Banana 

Only 

Expense, charges 
To stand 

(Are) standing 
Bad, defective 
To be defective, to be 
spoiled 

Defect 

Shopping 

Sour 

Vacant 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


khana (V.T.) 
khat (F.2) 
khetf (F.1) 
khidki (FA) 
khir (F.2) 
khula (V.) 
khulti hae 4 
khurpa (24.2) 
kilo gram (M.2) 
kilomitar (M.2) 
kiraya (m.1) 
kis (Pro.) 
kis-k6 (Pro.) 
kisan (M.2) 
kitna (4.1) 
kitnë (A.1) 
ki 
kijiega 
klark (M.2) 
—kó (Part.) 
kor (Pro.) 
krpaya (Adv.) 
kuch (4.1) 
kulf (M.2) 
kursi (F.1) 
kurta (M.1) 
kutub minar (F.2) 
kya (Pro.) 
kyo (Adv.) 
ladka (M.1) 
ladki (F.2) 
lagbhag (Adv) 
lagana (V.T.) 
lakdr (F.2) 
lakhnau (M.2) 
lal (4.2) 
lal kila (M.1) 


462 


2 w.s. 


= — 
No 


_ 


= 
७ > -- + ७.० oq) Qon C ७०९०-८० २ > ०७ ८ 


§ 
5 


12 
9 
7 


To eat 
Bed, cot, charpoy 
Agriculture 
Window 
Khir 
Open 
Opens 
Weeding instrument 
Kilogram 
Kilometer 
Rent, fare 
Which, what 
to whom 
Farmer 
How much 
How many 
Or 
please do (take) 
Clerk 
To 
Any 
Please 
Some 
Porter 
Chair 
Tunic Jumper ( for 
girls ) 
Kutub Minar 
What 
Why (for what) 
Boy, son 
Girl, daughter 
Nearly, approximate- 
ly 
To paste, to affix 
Wood, stick 
Lucknow 
Red 
ed Fort 


3 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research AR: my 











—=——heV— 


| 





lana 
laü 

16 jana 
lēnā 
let . 
létna 
lifafa 
lift 
likhna 
log 
luhar 
liga 
mig 
maedan 
mahatma gandhi 
mahina 
makan 
manana 


mandir 
mangalvar 
maniardar 
manoj 


marathi 
mathura 
magna 
magta tha 
matha 

më 

mej 

mëm sahab 


mera 
mére yogy 
meva 
milna 


minat 
mistar Pottar 


(V.T.) 


(V.T.) 
(V.T.) 
(Adv.) 
(V.) 
(24.1) 
(F.2) 
(V.T.) 
(M.2) 
(M.2) 


(Pro.) 
(M.2) 
(2४.2) 
(M.1) 
(M.2) 
(V.T.) 


(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 


(F.1) 
(M.2) 
(V.T.) 


(M.1) 
(Part.) 
(F.2) 
(F.2) 


(Pro.) 


(F.2) 
(V.) 


(F.2) 
(M.2) 


463 
1 


oo A o N 


5 
10 


To bring 

(I) should bring 
To take, to carry 
To take 

Late 

To lie 

Envelope 

Lift 

To write 

People 

Black smith 

(I) shall take 

I, myself 
Ground, plain 
Mahatma Gandhi 
Month 

House 


To celebrate, to ob- 
serve 


Temple 
Tuesday 
Money Order 


Manoj (name of a 
person) 


Marathi 

Mathura (a city.) 

To demand, to ask for 
Demanded 

Forehead 

in 

Table 

Married English or 
European lady 

My 

To my ability 

Dry fruits 


To meet, to be avai- 
Jable 


Minute 
Mister Potter (name 
ofa person) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


misej pottar 
mitr 

mithat 
mitar 

mitha 

mod 

motar 
motar kar 
muh 

mudna 
mugal gardan 
muharram 
mujhe 
musalman 


nad 
nagar 
nahi 

c 
nahi 
namaskar 
namaste 
nambar 
narésh 


navab 
nacna 
nagarik 
nai 
nak 
nam 
nag 
nakar 
napna 
nikalna 
mbü 
nica 
nice 
nila 
nyu agra 


(F.2) 
(M.2) 
(F.1) 
(M.2) 
(4.1) 
(M.2) 
(7.2) 
(7.2) 
(M.2) 
(V.) 
(M.2) 
(M.2) 
(Pro.) 
(M.2) 


(F.1) 
(M.2) 
(Adv.) 


(M.2) 
(F.2) 

(M.2) 
(M.2) 


(M.2) 
(V.) 
(M.2) 
(M.2) 
(F.2) 
(M.2) 
(4.2) 
(24.2) 
(7.) 
(7.) 
(M.2) 
(4.1) 

(Adu.) 
(4.1) 
(M.1) 


464 


Q Q > ७ NY 3० ४० 


© 


17 


8 w.s. 


1 ws. 


4 w.s. 
3 w.s. 
1 w.s. 
7 w.s. 


Mrs. Potter 
Friend 
Sweetmeat 
Meter 
Sweet 
Turn 
Motor 
Motor Car 
Mouth, face 
To turn 
Moghal Garden 
Muharram 
To me 
Muslim, Mohamma- 
dan 
River 
City 
Negative 
No, not 
A word of salutation 
A word of salutation 
Number 


Naresh (name of a 
person) 


Nawab 

To dance 
Citizen 
Barber 
Nose 

Name 

Nine 
Servant 

To measure 
To come out 
Lemon 

Low 
Below, down stairs 
Blue 

New Agra 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





odhna 

or 

pac 

pacva 
paccis 
pacpan 
padhkar 
padhna 
paésath 
0३४0७ 
paedal 
paer 

paesa 
passe (plu) 
pahla 
pahle 
pahanna 
pahane hae 
pakvan 
panc 


pancayat 
pandrah 
panjabr 

par 

paricit 

paricit bharafiy 
parso 


£ 
parso 


pasand 

pasand karnà |, 
pasand karta hu 
patr 

pajama 

pant 

par karna 

park 

pas ka 


(V. T.) 
(F.2) 
(4.2) 
(4.1) 
(4.2) 
(4.2) 
12 
(V.T.) 
(4.2) 
(4.2) 
(Adv.) 
(M.2) 
(M.1) 
(M.3) 
(A.1) 
(Adv.) 
(V.T.) 


(M.2) 
(M.2) 


(F.2) 
(A.2) 
(F.1) 
(Post P.) 
(4.2) 
(M.2) 
(Adu.) 


(Adu.) 


(F.2) 
(V.) 


(M.2) 
(M.1) 
(M.2) 
(V.T.) 
(M.2) 
(Adv.) 


465 


2 w.s. 


10 w.s. 


en 


11 w.s. 


11 w.s. 


= 
On vo ० 2 ७ tS 


a 


To cover 

Direction 

Five 

Fifth 

Twenty-five 
Fifty-five 

Having read 

To read 

Sixty-five 
Thirty-five 

On foot 

Foot 

Paisa, money 

Paise, money 
First 

Before, Firstly 

To put on, wear 
Has put on 

Fried food 

panch (member of the 
village committee) 
Village committee 
Fifteen 

Panjabi (a language) 
At, on 

Acquainted 
Acquainted Indian 


The day-after-to- 
morrow 


The day-before-yester= 
day 


Liking 
To like 
(I) like 
Letter 
Trousers 
Water 
To cross 
Park 
Close by 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


path 
pensil 
pet 
phalvala 
phavda 
phekna 
phika 
phuhar 
phul 
pichla 
pickari 
pita 

pila 

pina 
pletfarm 
post kard 
prabandh 
pradhan 
prakar 
prasannata 


prasiddh 
pratham 
prapti-svikrti 
pratah 

pul 

pulav 
purana 
purus 
pustak 

purr 

puja 

rahna 

rahté hae’ 
rajistri 
rakshabandhan 
rakt 


rang 


(M.2) 
(F.2) 
(M.2) 
(M.1) 
(M.1) 
(V.T.) 
(4.1) 
(F.2) 
(M.2) 
(A.2) 
(F.1) 
(M.2) 
(A.1) 
(V.T.) 
(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 
(F.2) 


(A.2) 
(4.2) 
(F1) 
(Adv.) 
(M.2) 
(M.2) 
(4.1) 
(M.2) 
(F.2) 
(F.1) 
(F.2) 
(Y) 


(F.1) 

(28.2) 
(2४.2) 
(M.2) 


466 
1 


4 w.s. 
8 w.s. 


12 
11 
10 


11 w.s. 


= 
UO o) ७० t9 Jy — ७ t9 IN AUD 


m 
aono 


Ë 
2 


Lesson 

Pencil 

Stomach, abdoman 
Fruit Seller 

Spade 

To throw, to Sprinkle 
Without sugar 
Fountain, shower 
Flower 

Last 

Syringe 

Father 

Yellow 

To drink 

Platform 

Posi card 
Arrangement 
Head 

Type, kind 


Happiness, plea- 
sure 


Famous 

First 
Acknowledgement due 
Morning 

Bridge 

Pulav 

Old 

Male, man 

Book 

Puries 

Worship 

To live 

Live 

Registered letter 
Rakshabandhan 
Blood 


Colour 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





467 
rajdhant (F.1) 9 Capital 
SY (१४.2) 3 Rajghat 
z ajay. (A.2) 8 (Of) Government 
ram-rám (F.2) 12 Good Morning (a 
3 form of greeting) 
ramlila magdan (M.2) 7 Ramlila Ground 
rastr ` (M.2) 3 Nation 
rastrpati (M.2) 3 President 
rat (F.2) 2 w.s. Night 
rabart (M.2) 9 Robert (name of a 
=n person) 
| rayata (M.1) 2 Rayata 
relgaqr (F.1) 5 Railway train 
riksha (M.1) 5 w.s Rickshaw 
riti (F.1) 6 System 
rot (F.1) 2 ८७.३. Bread 
rukna (V.) 2 To stay 
rukegé 2 Will stay 
rukuga 2 (I) shall stay 
rupya (M.1) 1 Rupee 
Tupyé (plu.) (M.1) 1 Rupees, money 
sabhal liga 5 Shall arrange 
sabhalna (V.T.) 5 To be careful, to ma- 
nage 
sakra (A.1) 6 Narrow 
sab (A.2) 4 All 
sabhT (4.2) 11 All (emphatic) 
sabjr (F.1) 2 Vegetable 
sadak (M.2) 7 Road 
sagtis (4.2) 12 ws. Thirty-seven 
Sackand (M.2) 11 w.s. Second 
saféd (A.2) 7 w.s. White 
sakna (V.A.) 7 Can, may 
salam (22.2) 12 ७.5. Salam (a form of 
greeting) 
salan AlE A (M.2) 12 w.s. Greeting (used among 
muslims) 
salim (M.2) 9 (name (९0 ७ 
samay (04.2) 5 n 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





samajhna (V.T.) 
samadhi (F.1) 
sanskrt (F.2) 
santara (M.1) 
sao (4.2) 
saptah (M.2) 
sasta (A.1) 
satrah (A.2) 
sattais (A.2) 
sadhan (M.2) 
sadharan (4.2) 
sadr (F.1) 
sahab (M.2) 
saikil (F.2) 
saikilvala (M.1) 
saman (M.2) 
samne (4d.) 
saptahik (A.2) 
sat Í (A.2) 
sath (Adv.) 
se (Post P.) 
sa» (M.2) 
seva (F.2) 
shanivar (22.2) 
sham (F.2) 
shan :(F.2) 
shandar (4.2) 
shanti (F.1) 
shantivan (M.2) 
shréni (F.1) 
shrikrsn (M2) 
shrimàn (M.2) 
Shriprémchandj? (44.2) 
shubh (A.2) 
shukravar (M:2) 
Shulk ( M.2) 


468 


10 


10 w.s. 
1 w.s. 


11 u.s. 


2 w.s. 
9 w.s. 


7 m. 


U^ oo co — VO oo 


6 w.s. 


To understand 
Samadhi 
Sanskrit 
Orange 
Hundred 
Week 

Cheap 
Seventeen 
Twenty-seven 
Means 
Ordinary 
Saree 

Sir 

Cycle 
Cycleman 


Baggages, things, ar- 
ticles 


In front (of) 
Weekly 

Seven 

With 

With, from, by 
Apple 

Service 
Saturday 
Evening 


Grace, pomp and 
show 


Grand, beautiful 
Peace 

Shantivan (a name) 
Class 


Shri Krishna (Name 
of a Hindu God) 


Sir 

Shri Prem Chand 
Good 

Friday 


6 F 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Kk 








sipahi 
sir 
solah 
sOmvar 
sona 
stap 
stéshan 
sthan 
sundar 
sunna 
suresh 


sucna 

sut 

sutr 

tagyar 

tagyar hojana 
tagyar hona 
taeyar hī 
tak 

taklīf 

tamil 

taolna 
tashrif 
tashrif rakhna 


tay 
tay karna 
tiga 
taja 
tar 
tarif 
ters 
telugu 
térah 
tetis 
tin 
tirth 
tis 


(2४.2) 
(M.2) 
(4.2) 
(M.2) 
(V.) 
(M.2) 
(M.2) 
(M.2) 
(4.2) 
(V.) 
(M2) 


(F2) 
(M.2) 
(4.2) 
(4.2) 
(V.) 
(V.) 


(pos P.) 
(F2) 
(F2) 
(V.) 
(F.2) 
(V.T.) 


(A.) 
(V.T.) 
(M.1) 
(4.1) 
(M2) 
(7.2) 
(4.2) 
(F.2) 
(4.2) 
(4.2) 
(4.2) 
(M.2) 
(4.2) 


469 


-3 0 €) Q ९) p p OO 


N 
8 
= 


10 w.s. 


10 
10 


3 ws. 


9 %.5. 
10 w.s. 
2 ८०.५. 


12 ws. 


1 ws. 


5 
1 


Policeman 
Head 
Sixteen 
Monday 
Tosleep 
Stop 
Station 
place 
Beautiful 
To hear 


Suresh (name of a 
person) 


Report 

Suit 

Cotton 

Ready 

To be ready 
To be ready 
(I) am ready 
Upto 
Inconvenience 
Tamil (a language) 
To weigh 
Graciousness 


Totake one’s seat 
(polite) 


Decided 

To decide,to settle 
Tonga 

Fresh 

Wire, telegram 
Praise 

Twenty-three 
Telugu (a language) 
Thirteen 
Thirty-three 

Three 

Place of pilgrimage 
Thirty 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





tīsrā 

tīsrē pahar 
to 

tum 

tagkst 

taeksi draivar 
tagkst vala 
tag 

taga 


telifon 
thana 
thanda 
thanedar 
thant-me 
thoda 
tikat 


tufanekspres 
tyohar 
udhar 


dm oam 
ugli 
un 


un-kt 
unnis 


(4.1) 
(M.2) 
(Part.) 
(Pro.) 
(F.1) 
(M.2) 
(M.1) 
(F.2) 
(MA) 


(M.2) 
(M.1) 
(4.1) 
(M.2) 


(4.1) 
(M.2) 
(F.A) 
(F.2) 
(F.2) 
V.T) 


(F.2) 
(M.2) 
(Adu.) 


(F.1) 
(Pro.) 


(A.2) 


unnts sag pagsath (4.2) 


untalis 
untis 
upanyas 
urdü 
us-ka 
us-kë 


(4.2) 


(4.2) 
(M.2) 
(F.2) 


- (Pro.) 


(Pro.) 


470 


5 w.s. 
2 w.s. 
8 
12 
1 
1 
7 
8 w.s. 
5 w.s. 


— 


०० J — ७ ० + ON OLSA 


1 w.s. 


8 w.s. 
12 


12 
2 w.s. 


12 ७.5. 
9 0.5. 
4 
10 w.s. 
8 


8 


Third 
Afternoon 
Such 

You 

Taxi 

Taxi driver 
Taxi man 
Leg 


A carriage run by 
one horse 


Telephone 

Police station 

Cold 

Police Inspector 

At the police station 


Little 

Ticket 

Cap 

Tram 

Train 

To be broken, to be: 
dislodged 

Toofan Express 
Festival 


There, in that direc- 
tion 

Finger 

Oblique form of‘ve’ 
(they) 

Of them (their) 
Nineteen 

Nineteen hundred 
and sixtyfive 


Thirty nine 
Twenty nine 
Novel 

Urdu (a language) 
His (her, its) 

His (her, its) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





471 


utarna (V.) 7 
uthana (V.t.) 5 
uttar pradésh (22.2) 9 
ica (4.1) 3 ws 
ücr (4.1) 3 
Upar (Adv.) 1 
vah (Pro.) 3 
vah (Per. Pro.) 5 
vaha (Ado.) 7 
van (M.2) 3 
vars. (M.2) 11 w.s. 
vastu (F.2) 2 
vala (Part.) 4 
vë (Pro.) 6 
vidésh (M.2) 6 
videsht (M.2) 1 
vidyartht (M.2) 12 
vivah (M.2) 10 
yah (Pro ) 1 
yah (Per.) (Pro.) 9 
yaha ( Ado.) 2 
yahi (Pro.) 3 
yamuna (F.2) 7 
yi (Corjs.) 1 
yatayat (M.2) 7 
yé (Pro.) 2 
ye (Per.) © (Pro.) 10 

= 8 
-yogy (4.2) 


To get down 
To lift 
Uttar Pradesh 
High, lofty 
Tall 
Above, upstairs 
That 
It (he, she) 
There 
Forest 
Year 
Thing 
Doer (man, woman) 
They 


Abroad, Foreign 
country 


Foreigner 
Student 
Marriage 

This 

He, she, it 

Here 

This (emphatic) 
Yamuna (a river) 


Or 
Conveyance 
These 

They 

Able 


i i igti thulakshmi Research Academy 
८७०५ legic Domain. Digtized by Mu 


अंकन 
अकड़ना 


अक्टूबर 
अगस्त 
अग्नि बोट 
अच्छा अवसर 
अच्छी-सी 
अजीब 
अट्ठानबे 
अठठावन 
अट्ठासी 
अठत्तर 
अडतालीस 
अड़सठ 
अति 
अतिथि 
अत्याचार 
अदा करना 
अधिकतर 
अधिकारी 
अध्ययन 
अध्यापक 
अध्यापन 
अनावश्यक 
अनुमान 


पुस्तक २ 


शब्दाथ-सूची 
पु०2 12 depiction 
fo 6 to become  destorted, to 
cramped 

पु०2 श-1 October 
Go 2 y-1 ‘August 

स्त्री०2 श्‌-4 steamer 
पु०2 10 proper time 
स्त्री०2वि० 6 somewhat good 
वि०2 ` 11 surprising, strange 
वि०2 श-9 ninety-eight 

fao2 श-2 fifty-eight 

वि०2 W-8 cighty-eight 

वि०2 3-7 seventy-eight 
वि०2 श-1 forty-eight 

वि०2 श-4 sixty-eight 

fao 2 3 very much 

qo2 1 guest 

qo2 10 tyranny 

fo 8 to play, to act 

Ho 3 mostly . 

{o2 2 officer 

पु०2 - 5 study 

पु०2 श-2 teacher 

पु०2 2 teaching 

वि०2 श-12 non-essential, unnecessary 
io 2 11 guess 

472 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


be 





473 
x अनुमानतः Ho 31-11 probably 
| अनुसंधान-अधिका री पु०2 श-2 Research Officer 
| अनुसंधान-सहायक पु०2 31-2 Research Assistant 
| अनुसार Ho 4 according to 
! अन्तर्देशीय वि०2 12 ‘inland 
अन्त्याक्षरी स्त्री०1 8 antyakshari (a type of poetry 
| recitation) 
अपराध पु०2 श-11 crime, offence 
अप्रैल पु०2 श-1 April 
अब तक Ho 2 till now 
अबला स्त्री०2 10 helpless woman 
अभिभावक पु०2 8 guardian 
अयोध्या स्त्री०2 श-3 Ayodhya (name of a city) 
अरे वि" 5 ho! 
अलग Ho 9 apart 
अलवटं हाल qo 5 Albert Hall 
अवश्य Bo श-9 certainly 
अवसर पु०2 10 opportunity 
अशद्ध वि०2 श-3 impure 
उः वि०2 श-6 impossible 
असली firo2 श-6 pure, original 
असहनीय वि०2 10 intolerable 
असुविधाजनक वि०2 श-12 uncomfortable 
अस्वस्थ वि०2 6 ill, sick 
अस्सी वि०2 श-8 cighty 
आँकड़ा पु०1 12 Statistical data 
आकाश पु०2 TO SY i 
आगे ato 5 in future 
आचार्य पु०2 श-2 Professor 
आदर्शं वि०2 G en 


T idealism 
SAMT dU In Public SEO Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





आतिशबाजी स्त्री०1 
आबोह्वा स्त्री०2 
आयु, स्त्री०2 


आरम्भ करना क्रि० 
आरम्भ होना fao 
आराम पु०2 
आराम करना क्रि० 


आयात पु०1 
आवश्यक वि०2 
आवश्यकता स्त्री०2 
आशारानी स्त्री०2 
इंजन पु०2 
इकतालीस वि०2 
इक्यानवे fao2 
इक्यावन fao2 
इक्यासी वि०2 
इकलौता पुत्र पु०2 
इकसठ पु०2 
इकहत्तर fao2 
इच्छा स्त्री०2 
इतिहास पु०2 
इनाम Gol 
इरादा पु०1 
इश्वर पु०2 . 
Seat की कृपा से 

ईसाई पु०2 
STAT fio 
उचित वि०2 
उच्चारण पु०2 


474 


9 
श-6 
श-6 
श-8 
श-8 


12 


12 
10 
श-4 
श-1 
श-9 
श-1 
श-8 


श-4 
श-7 

11 
श-2 


4 


fireworks 

climate 

age 

to start 

to start (in transitive use) 
rest 

to take rest 

import 

necessary 

necessity 

Asharani (name of a girl) 
engine 
forty-one 
ninety-one 
fifty-one 

eighty-one 
only son 

sixty-one 

seventy-one 

will, wish, desire 

history 

prize, reward 

intention, idea 

God 

by God's grace 
Christian 

to grow 

reasonable, correct, proper, 


right 


pronunciation 


ü o. A he - j 
BSAC. In Public oan Digtized Wy Muthu Sida Research Academy 


I 





उठाना 
उड़ना 
उत्तर 
उत्तरी 
उत्पादन 
उत्सव 
उद्योग 
उनासी 
उनचास 
उन्नति 
उनसठ 
उनहत्तर 
उपस्थिति 
उपस्थिति होगी 
उबालना 
उम्र 
उलटना 
ऊंची 
ऊनी 
एक बार 
एम० Yo 
एलन 
एवम्‌ 
एतिहासिक 
ओजपूर्ण 
कंघी 
कंघी करना 
कच्चा 
कठिन 


कठिनाई 


fito 
fio 
पु०2 
fao2 
पु०2 
पु०2 
102 
वि०2 
वि०2 
स्त्री० 
fao 2 
fao2 
Tato 1 


वि०2 
वि०2 


Tato 1 
fito 


fao1 
fao2 
स्त्री०1 


475 


5 
श-1 
श-7 
श-12 


to raise, lift up 

to fly 

north 

northern 

production 

function, celebration 
industry 

seventy-nine 
forty-nine 

progress 

fifty-nine 

sixty-nine 

attendance 
attendance will be taken 
to boil 

age 

To capsize (of a boat) 
high, tall 

woollen 

once 

M.A. 

Allen (name of a person) 
and 

historical 

inspiring 

comb 


to comb (hair) 
Taw, unripe 
hard, difficult 
difficulty 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


कठोर 
कड़ाके की सर्दी 
कढती हं 
कनाट सकेस 
कमल 
कमाल 
कमाल करना 
कमीज 
करोड़ 
कर्मचारी 
कलम 

कला 
कल्याण 
कविता 
कविता पाठ 
कहते है 

कह्‌ देना 
काढ्ना 
कानून 

काम 
कारखाना 
कायं 
कार्यक्रम 
काल 

काशी 

कि 

किनारा 
किराया 
कुआँ 

कुछ न कुछ 
कुंभ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


476 


10 
6 
3 
11 
7 
5 
5 
श-9 
श-10 
10 
श-5 
31-2 


0 = 
N 


N ee Mw ७७ WwW ९० 
y © 


श-2 


hard, stiff 
severe cold 
are embroidered 


Connaught Circus 


Kamal (name of a male Person) 


wonderful 

to do wonder 
shirt 

ten million 
employee, worker 
pen 

art 

welfare 

poetry, poem 
recitation of poem 
it is said 

to tell 

to embroider 

law 

work, task 
factory, workshop 
work 

programme 


time 


Kashi (name of a city) 


that 
shore, bank 


rent, hire, charges 
well 


something or the other 


Kumbh (a festival) 


कुरुक्षेत्र 
केन्द्रीय 
कोई 

कोट 
कोमल 
कोयला 
कौन-सी 
क्योंकि 
कृषि 
क्रीडास्थल 
क्रीम 
खड़ाऊं 
खड़ा होना 
खनन 
खण्ड 

खच 

खर्च करना 
खरीदना 
खाई 
खाना-पी ना 
खा-पीकर 
खूब 

खेत. 

खेल 
खेलकूद 
खेर 

खोना 
गंदा 
गणित 
गप्प 


302 
fao2 
वि०4 
पु०2 
स्त्रो० 2 
Tol 
fio 1 
संयो० 
tato] 
पु०2 
स्त्री०2 
स्त्री०2 1 To 
fo 
पु०2 
पु०2 
पु०1 
क्रि० 
fio 
स्त्री०1 


fao 


fao2 
पु०2 
पु०2 
पु०2 
Ho 
fo 
fao1 
पु०2 
स्त्री०2 


477 


श-3 
श-12 


श-9 
10 
12 


12 
श-8 
श-9 


11 
श-5 


०० 0 o o O A A 


श-3 
श-2 
9 


Kurukshetra (name of a place) 
central 

nearly 

coat 

soft, delicate 

coal 

which one 
because 
agriculture 
play-ground 
cream 

wooden sandles 

to stand 

mining 

part 

expenses, expenditure 
to spend 

to buy, purchase 
trench 

to have a meal 
after taking meals 
excellent 

field, farm 

play, game 
games and sports 
well, leave it 

to lose, to miss 
dirty . 


mathematics 


gossip 


\CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


गप्पें हाँकना 
गये हुए थे 
गर्मी 

गली 

गहरा 

गान 
गाना-बजाना 
गिलास 

ज्ञात ` 
ज्ञात होता है 
Te 
ग्रीष्मकालीन 
घटना 

घड़ी 
घड़ीसाज 
घाट 

घाटी 

घी 

घूमना 
चटकीली | 
चट्टान 
चढ़ाना (फूल) 
"EX 

चन्दन 
चन्द्रमा 
चपत 
चपतखायेगा 
चप्पलें 
चमकना 
चमकीली 


क्रि 


स्त्री०2 
स्त्री०1 
वि०2 
Gol 
Tol 
पु०2 
वि०2 


पु०2 
fao2 
Tato 2 
स्त्री०1 
पु०2 
पु०2 
स्त्री०1 
पु०2 
क्रि 
वि०1 
स्त्रो०1 
fao 
स्त्रो०2 
Tez 
पु०2 
192 


स्त्री०2 
० 
वि०2 


478 


e oa. M © 


श-4 
11 
12 

3-5 


श-4 
श-9 


4 
6 
9 
9 
3 
6 
3 


to gossip 

had gone 

heat (warmth) 
lane 

deep 

song, anthem 
singing 

glass ,tumbler 
known 

it appears 
house 

of summer 
incident, event 
clock, watch 
watch-maker 

a ghat 

valley 

ghee 

to wander, to whirl, to visit 
dazzling, bright, gaudy 
rock 

to offer 
bed-sheet 
sandal 

moon 


slap 

will receive a slap 
sandals 

to shine 


bright 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





चमड़ा 
चर्चा 
चर्चा होना 
चलचित्र 
चलचित्र गृह 
चलना 
चल सकना 
चला जाना 
चवालीस 
चाँदनी 
चाँदी 
चादर 
चित्र 
चिल्लाना 
चीखना 
चुनना 
चुपचाप 
चुस्ती 
चोर 
चोरी 
चौड़ा 
चौरानवे 
चौरासी 
चौवन 
चौसठ 
चौहत्तर 
छतरी 
-छपना 
छप्पन 
छाता 
छात्र 


tol 
Tato 2 
fito 
पु०2 
पु०2 
क्रि० 
क्रि० 
fo 
fao2 
Tato 2 
Tato 2 
Fol 
Tol 
fiio 
fao 
क्रि० 
Ho 
dto 1 
पु०2 
vdto 1 
वि०2 
वि०2 
fao2 
fao2 
fao2 
वि०2 
ato 1 
क्रि० 
fao2 
qo 
qo2 


479 


3 

11 
11 
10 
10 
11 


W-1 


श-3 


10 


श-7 
श-7 


` श-11 


10 
श-11 
श-11 


श-9 
श-8 
श-2 
श-4 
3-7 
श-5 
श-3 
श-2 
श-5 
8 


leather 

talk 

to be talked about 
cinema 

cinema house 

to walk 

to be able to move 
to go away 
forty-four 
moon-light 

silver 

sheet, carpet 
picture 

to cry 

to shout 

to elect, to select 
silently, without any show 
smartness 

thief 

theft 

broad 

ninety-four 
eighty-four 
fifty-four 
sixty-four 
seventy-four 
umbrella 

to be printed 
fifty-six 

umbrella 


a boy student 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


छात्रा 
छाया 
छिपना 
छियानवे 
छियालिस 
छियासठ 
छियासी 
छिहेत्तर 
छीनना 
ge 
छ्टना 
छेड़ना 


छोटा 
छोड़ना 
जगन्नाथपुरी 
जगाना 
जनवरी 
जब तक 
जमघट 
जरा 

जल्दी 
जलपान 
-जलयान 
जलवायु 
जवाँमर्दी 
जहाज़ 
जहाज-रानी 
जाड़ा 
जानकारी 
जानना 
जुलाई 


ली०2 
स्रो०2 
क्रि० 
वि०2 
वि०2 
वि०2 
वि०2 
वि०2 
क्रि०2 


पु०1 
ato 1 
क्रि 
स्री०2 


480 


3t-2 


31-9 

3-1 
श-4 
श-8 
श-7 
श-8 
10 


श-3 
श-3 


श-4 


श-6 
12 
6 
10 
3-4 
12 
6 
12 
7 
श-1 


a girl student 
shadow 

to set in 
ninety-six 
forty-six 
sixty-six 
eighty-six 
seventy-six 

to snatch 
holiday; leave 


to leave (train, ship, etc.) 


totease, to start (a talk; a war 


etc.) 


younger, smaller 
to leave 

name of a holy place 
to wake up 
January 

till 

crowd 

some what 
hurry; early 
break-fast 

ship 

climate 

manly courage 
aeroplane or ship 
shipping 

cold, winter 
knowledge 

to know 

July 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ` 


जूता 
जून 


e 


जेब 


` 


जेल 
TAT 


a 


J 


3, 4 


जोड़ना 
। ज्योतिष 
झंडा 
झंडारोहण 
| झरना 


डर लगना 

। डायलाग 
डायलाग होगा 
डालना 


| डी०ए०वी० कालेज 


डीज़ल सेट 
ड्बना 

ड्राइ afta? 
ढंग 

eo 

तंग 


Gol 
पु०2 
स्री०2 
पु०2 
वि०2 
So 
qo 
fo 
R2 
ol 
Te2 
पु०1 
स्रो०2 
स्री०2 
स्री०2 
fao 
fio 
fiio 
R92 
क्रि 
qo2 


fio 
पु०2 
पु०2 
क्रि० 
पु०2 
पु०2 
fo 
fao2 


481 


श-4 
श-1 
श-9 
श-11 


श-11 


11 
11 


10 


8-4 


Q vc 


= o= t 000 IY I ०१ 


shoe 

June 

pocket 

prison 

as, like 

as, for example 

who, which, what 

to add 

astronomy 

flag 

flag-hoisting 

water-fall 
Jhansi (name ofa place) 
train 

cold 

right 

firmly, seriously 

to stand firmly 

fear 

to be afraid, to fear 
dialogue 

dialogue will be presented 
to put in 

name of a college 
diesel set 

to sink, to set (as sun) 
dry-cleaner 


manner 
to find out 


narrow 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


तकिया 

तब 

तब तक 

ताँबा 

तार 

तार की लाइने 
तारा 

तालाब 

ताश 

तिरानव 
तिरासी 
तिरपन 
तिरसठ 
त्रिवेणी 

तिल 

तिलभर 
तिहत्तर 
तुरन्त 
तेतालीस 

तेल 

तैयारी 
तैयारी करना 
qu 

तो 

तोड़ना 

तो फिर 
तौलिया 
थककर चूर-चूर 
थकना 

थल सेना 


स्त्री०2 


पु०1 
पु०2 
पु०2 
वि०2 
fao2 
fao 2 
fao2 
wto1 
192 


fao2 
Ho 
वि०2 
पु०2 
ato 1 
क्रि 
क्रि 
संयो० 
क्रि०्स० 
संयो०. 
Gol 


fo ` 
स्री०2 


482 


श-9 


12 
12 
श-6 
श-6 
श-8 
श-9 
श-8 
श-2 


श-4 


12 


pillow 

then 
till then 

copper 

wire 

telegraph lines 

star 

tank 

(game of) playing cards 
ninety-three 
eighty-three 
fifty-three 

sixty-three 
confluence of three rivers 
sesamum seeds 

only a little quantity 
seventy-three 

soon, quickly 
forty-three 

oil 

readiness 

to prepare 

to swim, Swimming 
then 

to break 


then 

towel 

terribly tired 
to get fatigued 


army, infantry, land-force 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


i 
| 
| 





थोड़ी दर 
दक्षिण 
दक्षिणा 


दक्षिणी 
दम घुटना 
दर्जी 

दर्शन 
दर्शनीय 
दस लाख 
दस हजार 
दादी 
दिखाना 
दिग्दर्शक 
दिनांक 
दिनेश 
दिलचस्पी 
दिवस 
दिसम्बर 
दीख पड़ना 


द्ल्हा 
देखना 
देखभाल करता 
देवी 


दो-चार 


दोस्त 
दौड़ 


दौड़ना 


हि 
स्री०2 
वि०2 
fo 
12 
Toz 
वि०2 


ato 1 
क्रि 
पु०2 
पट 
पु०2 
ato 1 
12 
(52 
क्रि 
ato 1 
qol 
fo 
क्रि० 
स्नी०2 


192 
Tato 2 
fo 


483 


3-7 


श-12 
11 


11 


श-10 
श-10 
श-4 


श-9 


श-8 


sometime 
south 


present given toa Brahman or 
priest 


southern 

to get suffocated 
tailor 

seeing, meeting 
worth-seeing 
million 


ten thousand 


grand-mother 
to show 

guide 

date 


Dinesh (name of a male person) 


interest 

day 

December 

to seem, to appear 
distance 
bride-groom 

to look , to see 

to look after 


goddess, but here it is a call-word 
for one’s wife 

a few 

friend 


race, dash 


to run 


SCENE . 
दृश्य CC-0.1n Public Kein. Digtized®y Muthulakshmi Research Academy 
< 


द्वारा 
द्वारिका 
धर्म 

धारा 

ध्‌प 

धूपगढ़ 
धूमधाम 
धूम्रपान 
धोना 
ध्यान 
ध्यान देना 
न जाने 
नमक 
नमस्ते 
नवम्बर 
नवासी 
नवीन 

नब्बे 
नाटक 
नाचना 
नाती 
नाम्‌.मकिन 
नारी 

नाव 

नाव वाला 
नाविक 
निकालना 
निदेशक 
निन्दा 
निन्दाजनक 


पर० 
ato 2 
पु०1 

स्री०2 
स्री०2 
पु०2 

स्री०2 


fo 
पु०2 
क्रि 
Ho 
पु०2 


प्‌०2 
वि०2 
वि०2 
वि०2 
पु०2 
fio 
402 
fao 
to 1 
ato 2 
Gol 
Gol 
कि०्स० 
पु०2 
ato 2 
fao2 


484 


श-3 
श-5 


श-8 
श-3 


_ श-9 


श-2 
6 
10 
7 
7 
7 
5 
3-2 
10 
10 


by 

Dwarika (name of a city) 
religion 

current 

sun-light, sun shine 
Dhupgarh (name of a hillock) 
celebration with pomp 
smoking 

to wash 

attention 

to pay attention 

not known 

salt 
Namaste (a form of salutation) 
November 

eighty-nine 

new 

ninety 

play, drama 

to dance 

grand-son 

impossible ~ 

woman 

boat 

boat-man 

boat-man 

to turn out 

Director 

condemnation, slander 


condemnable 


faeaTaee-0. In Public omin. Digtize@OMuthulakstiyi-Research Academy 


485 


निर्मल qo2 6 Nirmal (name of a male person) 
| निर्मल वि०2 6 clean, serene 
निर्माण पु०2 12 construction 
| निर्माण करना fio 11 to manufacture, to construct 
| निर्यात Tol 12 export 
I निरस्त्रीकरण पु०2 3-12. disarmament 
निवेदन पु ०2 6 request 
d निश्चित fto2 uS 
| नींबू-पानी qo2 5 lemon water 
| नीरजा स्री० 9 Nirja (name of a girl or lady) 
| Y पर० 2 sign of agentive Post-position 
। नोट पृ०2 श-5 currency note 
| नौकर प्‌० 2 2 servant 
| नौका स्री०2 7 boat 
i नौकाविहार पु०2 7 boating 
नौसेना स्री०2 12 navy, naval force 
Í न्यायाधीश पु०2 श-11 judge 
| पंक्ति स्री०1 10 line, queue . 
| पकड़ना क्रि श-7 to catch 
, पकाना क्रि० श-6 tocook 
पचास वि०2 श-1 fifty 
पचासी वि०2 श-8 — cighty-five 
| पचपन वि०2 श-2 fifty-five 
i पछत्तर वि०2 3-7 seventy-five 
| ER ato 1 W-5 stripe 
| पड़ना fixo 4 to fall down 
पंचानवि वि०2 श-9 ninety-five 
पंचवर्षीय (योजना) 12 Five Year (Plan) 
पंजाब q02 6 Punjab (a State of India) 
पंडा . qo] x-3 Panda 
पंडाल पु०2 12 pandal, stall 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





486 


learned person 


पडि प्‌०2 3 i 
a = s G Pachmari (name of a hill station) | 
o 
TE प०1 4 address 
पता U | 
पति qo2 श-4 husband | 
> 5 stone | 
पत्थर पु०2 र | 
पत्नी स्नी०1 : श-9 wile | 
qo2 12 paper, letter । 
पत्र t | 
qz qo2 1 post | 
प्यास स्री०2 5 thirst 
परन्तु संयो० Dd | 
F > acquaintance | 
परिचय पु०2 10 | 
t | 
परिवहन वि०2 nae | 
परेशान वि०2 8. cored | 
पर्यटन qo2 5 tour, trip | 
पर्वत ai ०2 6 mountain . | 
पश्चात्‌ Ho 8 after 
> ! 
q fs पु०2 श-7 west 
| 
पश्चिमी वि०2 q-12 western | 
पसन्द स्री०2 3 liking, choice | 
पहचानना (xo ढ़ to recognise 
पहाड़ qo2 g-5 hill, mountain 
पहाड़ी ato 1 6 hillock | 
qg c चुके š 7 have reached | 
पहुँचना fao 7 to reach, to arrive 
पाउडर पु०2 श-9 powder 
पाठ पु०2 8 recitation, lesson 
पाठशाला स्री०2 श-5 school 
पानी का जहाज १०2 श-4 ship 
` पारितोषिक , १०2 8 prize 
पार्ट qo2 8 part , role 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





— i TT 








> 


पास 

पिक्चर स्री०2 
पिता पु०2 
पीण्टी० 

पीएच०डी ० स्री०2 ` 
पीतल ato 2 
पीसना क्रि०वि० 
पुकार स्री०2 
पुकारना fto 
पुजारी 192 
पुत्र Pu 
पुत्री स्री०1 
पुरस्कार पु०2 
पुरातत्व पु०2 
पुराने विचारवाला पु०1 
पुल Rod 
पुस्तिका स्त्री०2 
पूछना faato 
पूरा fao1 
पूर्ण वि०1 
पूर्व 3s 
qd 

पूर्वी वि०2 
पेड़ > 
पैतालिस faoz 
dus fao2 
पैदल 

प्रकार स्त्री०2 
प्रकाश NEP 
प्रकाशन yoz 


487 


11 
10 


श-3 
श-3 


श-7 
श-4 
श-4 
श-4 
श-8 
श-2 


12 
12 
श-8 


श-7 
श-12 


शे-1 
श-4 
11 
8 
6 


12 


pass 
picture 

father द 
physical training 
Ph.D. 

brass 

to grind 

call 

to call 

priest 

son 

daughter 


prize, award 


archaeology 
conservative 
bridge 
booklet 
to ask 
whole 
whole, full 
ago, before 
east 
eastern 
tree 
forty-five 
sixty-five 
on foot 
type, kinds 


Prakash (name of a person) 


publication 


: ` t 
CC-Q,In&yplig Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


488 


प्रकाशित लिया UO 0. 
प्रकृति tdlo1 $ 6 nature 
. प्रगति ` &dlol 12 progress 
प्रचार qo2 ID ge 
प्रतियोगिता स्त्री०2 8 competition, contest 
प्रतिरक्षा स defence 
प्रतीक्षा स्त्री० 2 4 waiting’ 
प्रत्यक्ष वि०2 11 direct, before the eye 
प्रथम स्थान q ०2 5 first position 
प्रथा स्त्री०2 9 custom, tradition 
प्रदर्शक पु०2 12 guide 
प्रदर्शन प्‌०2 8 show, demonstration 
प्रदर्शनी स्त्री०1 12 exhibition, show 
प्रधानाचार्य qo2 8 Principal 
प्रधानमंत्री To2 11 Prime Minister 
प्रभाव पु०2 ` 6 effect 
प्रबंध प्‌०2 11 arrangement, management 
प्रयाग पु०2 श-3 Prayag (name of a holy place) 
प्रवक्ता पु०2 श-2 lecturer 
प्रशंसनीय वि०2 12 commendable, good 
प्रसंग qo2 11 context 
ANd fao2 8. happy 
प्रसन्तचित्त बि०2 11 cheerful 
प्रस्ताव पु०2 11 proposal 
प्रागू- एः तिहासिक वि०2 5 pre-historic 
प्राचीन वि०2 3 ancient, old 
. IST करना fio 12 to receive 
प्राथना करना क्रि० श-6 to pray 
फतेहपुर सीकरी स्त्री०1 1 Fatehpur Sikri (name of a place) 
फरवरी ` tol श-1 February 


? CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





फाड़ना 
फ़िजूल 
फ़िजूलखर्ची 
फिरना 
फुर्ती 
फेंकना 
फोड़ना 
बच्चा 
बटुआ 
बँटेगी 
बढ़िया 
बताना 
बदलना 
बद्रीनाथ 
बधाई 
बनती हैं 
बनवाना 
बनाना 
बनारस 
बयालीस 
बरफ़ 
बरफ गिरना 
बरसना 
बरात 
बराती 
बर्बाद 
बल 

बल्ब 

बस 

बस चलना 
वसाना 


वि०2 
स्त्री०2 
क्रि 
स्री०1 
क्रिण्स० 
क्रिग्स० 
Tol 
Tor 
fo 
वि०2 
fo 
fogo 
पु०2 
स्त्री०1 


froto 
fo 
पु०2 
बि०2 
स्त्री०2 
fao 
fo 
Tato 2 
पु०2 
fao2 
192 
पु०2 
Tol 
क्रि 
क्रिन्स० 


श-5 


12 
श-4 
श-3 


POD O Q o 


श-3 


uuw Om 


श-3 
श्‌-1 


श-6 
3-6 


ao ७०७० 9 ९५ t Oo 


to tear off 

useless 
extra-vagancy 

to walk about 

smartness 

to throw 

to break 

child 

purse 
will be distributed 
of good quality 

to say, to call, to tell 

to change, to replace 

Badrinath (name of a holy place) 
congratulation 

are made 

cause (someone) to erect 

to make, to chalk out 
Banaras (name of a place) Varanasi 
forty-two 

ice, snow 

to snow 

to rain 

marriage party 

the people of the marriage party 
wasted 
stress, emphasis 

bulb 

power 
to be in power 


to inhabit, to build 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


बहकना 
बहत्तर 
बहन 
बहनोई 
बहादुर 
बहादुरी 
बहुमुखी 
बाँटना 
बाजा 
बात 
बात-चीत 
बादल 
बानवे 
बावन 
बासठ 
बाबा 
बाबू 
बारे में 
बाल 
बिजली 
बिटिया 
बिल 
बिलकुल 
बिस्तर 
बीमारी 
qué 
बेटी 
बोली 
भजन 
भहा 
भय 


fo 
fao 
Sato 2 
192 
fao2 
पु०2 
वि०2 
fio 
पु० 1 
स्त्री०2 
स्त्री०2 
पु०2 
वि०2 
fao2 


पु०2 
स्त्री०1 
स्त्री०2 
qoq . 
अ० 
पु०1 


स्त्री० 1 


स्त्री०2 


स्त्री० 1 


स्त्री०1 
पु०2 
वि०1 
पु०2 


6 
श-7 
श-4 

4 

10 
10 
12 
8 
6 
11 
11 
श-6 
श-9 
श-2 
श-4 
श-4 


6 
श-9 
9 
3 
12 
श-3 
7 


490 


to go astray 
seventy-two 
sister 

brother-in-law (sister’s husband) 
brave 

bravery, gallantry 
multi-purpose 

to distribute 

band, musical instrument 
proposal, matter 

talk, conversation (colloquial) 
cloud 

ninety-two 

fifty-two 

sixty-two 

grand-father 

gentleman (a callword) 
about (with regard to) 
hair 

electricity 

daughter 

bill 

all, quite 

bedding 

illness 

bush-shirt 

daughter 

language, dialect 
devotional songs 

ugly 

fear 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


| 491 
| : 
| 


भरपुर 10 plentiful 
भला füo2 श-4 good 
भावर स्त्री०2 9 bhavaren (to go round the auspici- 


ous fire) at the time of marriage 
| भाइयो प०2 


+ 7 brothers (vocative) 

| भाई पु०2 4 brother 
भाग पु०2 6 part, participation 
भाग लेना fiio 8 to participate, to take part 
भाग्य पु०2 11 luck, fortune 
भाग्यशाली वि०2 11 fortunate 
भाभी Tato 1 6 elder brother’s wife 
भार पु०2 7 responsibility 

भारतमाता Tato 2 8 mother India 

भारतीय faoz 10 Indian 
भारतीय मित्र पु०2 4 Indian friend 
भाषण पु०2 11 speech, lecture 
भाषाविज्ञान पु०2 6 linguistics 
भीड़ tdlo2^ 9 _ crowd 
भूख स्त्री०2 9 hunger 
भूगोल पु०2 श-2 geography 
भूलना (oso 5 to forget 
भेंट स्त्री०2 2 meeting 
भेजना fito 8 to send 
भौतिक fao2 12 physical 
मई स्त्री?! श-1 May 
मखमल q2 9 velvet 
मजा Jot 1 pleasure, fun 
मथुरा स्त्री०2 श-3 Mathura (name of a city) 
मधु Tato 2 8 Madhu (name of a girl), 
मधुबाला wíto2 11 Madhubala (name of a girl) 
aa विर 7 middle 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





मन 

मंच 

मंडप 

मंत्र 

मंत्री 
मंत्रोच्चारण 
मनमोहक 
मसाला 
महान 
महाशय 

माँ 

माँ की पुकार 
माता 

मानसिक 

माचे 

मारना 

. मिठाई 
मित्रवर 
मिलजाए 
मिलाना 

. मुख्य 
मुलाकात 
मुसकराना 


पु०2 
पु०2 
पु०2 
पु०2 
पु०2 
पु०2 
fao2 
Niort 
वि०2 
पु०2 
स्त्री०2 
स्त्री०2 
Tato 2 
वि०2 
पु०2 
क्रि० 
स्त्री०1 

पु०2 


क्रि० 
fao2 
स्त्री०2 
fmo 


मेरी पसन्दगी । 


` मेला 

मॅन 
मेटिनी शो 
मोटा 
मोर 


मोजा 
मोसी 


पु०1 
aa 
ao 
वि०1 
पु०2 
पु०2 
स्त्री०1 


-CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


10 


11, 


12 


श-3 


12 


11 


श-4 


श-1 


श-8 
8 


4 
2 


3-11 


8 
श-2 
श-6 
3 
4 
2 
10 
श-3 
9 
श-9 

7 


mind 

stage, pulpit 

stall 

hymn 

minister 

recitation of hymns 
charming, attractive 
spices 

great 

sir 

mother 

call of the mother 
mother 

mental 

March 

to beat, to kill 
sweets 

good friend 


in case (it) is secured 


' to mix 


chief 

meeting, interview 
to smile 

my liking 

fair 

I 

matinee show 

fat, thick 

peacock 

socks 


aunt, mother’s sister 


493 








यमद्वितीया स्त्नी०1 4 the second day of the bright half 
| of the month of Kartik 
| यहीं-कहीं 5 somewhere here 
| यात्री qo2 4 pilgrim 
याद स्त्री०2 11 remembrance 
याद करना fo 11 to remember 
युग पु०2 5 age 
Ts पु०2 8 war, battle 
| यूनिवर्सिटी Tayo 1 ‘2 University 
| योजना स्त्री०2 12 plan, project 
| रंगना fRoqo श-1 to colour 
| रकाबी स्त्री०2 5 plate 
| रक्षा करना fo श-8 to protect 
| रमन पु०2 श-8 Raman (name of a person) 
रमेश पु०2 9 Ramesh (name of a person) 
रसीद स्त्री०2 श-10 receipt, money receipt 
राकेश पु०2 7 Rakesh (name of a person) 
| राजकीय बि०2 12 governmental 
| राजा पु०1 5 king 
ü राज्य qo 2 10 kingdom (state); rule 
| रानी Tato 1 10 queen 
| रामप्रकाश पु०2 10 Ram Prakash (name of a person) 
| राय स्त्री०2 6 opinion 
राष्ट्रीय ' दि०2 11 national 
| राष्ट्रीय गान E national anthem 
| रास्ता Jol 5 path, way 
राह स्त्री०2 11 Path 
राह लेता idc a ED 
रीति स्त्नी०1 5 method 
रुचि स्त्री०1 5 interest 
रेडियो पx०2 श-4 radio 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





494 


रेशमी वि०2 10 silken 

रोना क्रि० wee CPN CY 

रोशनी स्त्री० 1 11 light, illumination 

लकड़ी स्त्री० 1 3 wood 

लगता है 3,4 it appears 

लगना {Fo 7 to look, to appear, to seem 
लगाना क्रि०्सं० 7 to apply, to rub 

लटकना fo 3-7 to be suspended, to hang 
लट्ठा पु०1 श-3 log. 

लड़ना fo श-8 to fight 

लम्बा वि०1 श-3,10 long 

p RS i शहद s B 
लहरदार fao2 9 flickering 
लाख füo2 श-10 hundred thousand 
लाभप्रद fao2 श-12 useful 

लुटिया Tato 2 3 small jug 

ले जाने वाली fao1 4 one who carries 

लेटना क्रि श-11 to lie down 

लेमन qo2 5 lemon 

at M look (lit. take) 

लोहा पु०2 ५ श-3 1707 

लौटना क्रि 1 to return 

वकील qo2 3-11 advocate 

बयासी fao2 श-8 eighty-two 

वर ; वि०2 | 4 excellent 

वर्तमान fao2 12 modern 

वातावरण. -* 402 6 ल 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





| 495 
वादविवाद पु०2 28 debate 
वापस 7 back 
| Sr *dlo2 . 6 air, wind 
| वायुयान qo2 12 aeroplane 
वायुसेना स्त्री०2 12 airforce 
वार्तालाप प्‌०2 8 dialogue 
वाषिक वि०2 8 annual 
वाषिक उत्सव पु०2 8 annual day celebration 
| वास्तव में 10 really 
| वाह विस्म० 5 wonderful ! 
| विकास पु० 2 12 development 
| विज्ञान प्‌०2 श-2 science 
| विज्ञापन . qo 2 12 advertisement 
| विचार qo 2 1 intention 
| बिछाना क्रि 9 to spread 
| बिजली उत्पादन 12 generation of electricity 
| विदित होना fo 7 to be known 
| विद्यापीठ qo 2 6 Institute 
| विद्यार्थी To 2 8 student 
| विद्यालय To 2 8 school 
| विद्युत्‌ feo 2 9 electric 
| ` विद्य॒तधारा स्त्री० 2 9 electric current 
| aaa qo 2 5 learned, scholar 
| विधवा स्त्रो०2 8 widow 
विभाग To 2 2 department 
विवरण Go 2 12 - discription, details 
विवाह q ०2 31-7 wedding, marriage 
विवाह करना fo श-6 to marry 
विशेष fao 2 8 special 
विशेषतः , 11 specially 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





496 


विश्वनाथ qo 2 3 a name of a god 
विश्वविद्यालय प्‌०2 2 University 
विस्तार fto 2 12 expension, extention 
विषय To 2 2 subject 

विषय में : 11 reference to 
वीरता स्त्री० 2 10 bravery, heroism 
वीरेन्द्र qo 2 9 name of a person 
वेतन पु० 2 श-10 salary 

वेदना स्त्री० 2 6 pain 

वेधशाला स्त्री० 2 5 observatory 
व्यक्ति Jo 2 4 person 

व्यथं में 9 vainly 

व्यस्त fao 2 5 busy 

व्याख्याता To 2 श-2 lecturer 

व्यायाम To 2 श-8 physical exercises 
शतरंज To 2 श-8 (game of ) chess 
शत्रु पु० 2 10 enemy 

शक्ति tdto 1 12 power 

शहर पु० 2 श-7 city 

शादी dto 1  श-॥ marriage 

शान्त वि० 2 6 : calm and quite 
शाम स्त्री० 2 12 evening 
शारीरिक वि० 2 8 physical 

शाला tdlo 2 5 house 

शिकार खेलना fito X-10 -to go for hunting 
झिक्षा स्त्री 2 श-2 education 
शिक्षामंत्री To 1 8 education minister 
RICE To 2 8 title, heading 
शीशा ON OE on 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








497 


शीशी dto 1 6 bottle 

शुद्ध fao 2 3 pure 

शुल्क पु०2 श-10 fees 

शूरवीर प्‌ ०2 10 brave 

शैल पु०2 6 bill 

Tax प्‌०2 6 name of a person 
शोधसहायक प्‌०2 श-2 Research Assistant 

शौक से 10 happily - 

SUTH qo2 3 name of a person 
श्रम प्‌०2 12 labour 

श्रीमती स्त्री०1 11 Mistress 

श्रेणी Tato 1 10 class 

सँकरा विशेष०1 श-3 narrow 

संकेत T02 6 gesture, point 
संयन्त्र च o2 श-12 Plant (in industries) 
संचार पु० 2 9 transmission 
संख्या स्त्री०2 श-5 number 

संगीत qo2 8 music 

संग्रहालय' q ०2 5 museum 

सच्ची वि०1 10 true 

सड़क पु०1 12 road 

सड़ना frogo श-4 GOO: 

सडसठ बि०2 श-4 sixty-seven ° 
सतासी वि०2 श-8 eighty-seven 
सत्तर वि०2 श-4 seventy 

सत्तानवे faoz श-9 ninety-seven 
सत्तावन' वि०2 श-2 fifty-seven 
सत्यतः श-11 really 

सत्र प०2 6 session 

सत्रह सौ अट्ठाइस fato 5 S hundred and twenty 
सतहत्तर fato2 श-7 seventy-seven 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


संतोष 
संतोषजनक 
संसार 
संस्कृति 
सम 
समकोण 
समक्ष 

समझ 
समझना 


समझ में आना 

समय 

समाज 

समाज कल्पाण 

समारोह 

समुद्र 

सम्पूर्णं 

सम्भव 
समवयस्क 
समवेदना 
सराहनीय 
सर्दी 

qd 

सवाई जयसिह 
सहभोज 
सहमत होना 
सहायता 
सहायता करना 
सहाय साहब 
साँप 
सायंकाल 


पु०2 
वि०2 
पु०2 
स्त्री०1 
fao2 
Gol 


स्त्री०2 
frogo 


fo 
पु०2 
पु०2 


पु०2 
पु०2 
वि०2 
fao2 
X92 
Tato 2 


12 
12 
3 
10 
5 
5 
8 
10 
1 


10 
8 
12 
12 
11 
श-5 
3 
श-6 
6 
6 


11 


498 


satisfaction 
satisfactory 
world 

culture 

equal 

right angle 
before 
understanding 


to think, to consider, to 
stand 
to understand 


time 

society 

social welfare 
function, celebration 
sea 

whole 

possible 

of the same age 


sympathy 


under- 


commendable, praise-worthy 


cold 

snake, serpent 
name of a person 
feast 

to agree 

help 

to help 

name of a person 


serpent 


evening 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











साग 
साठ 

साड़ी 
साढ़ेसात 
साथ देना 
साथी 

साथ ही 
साथीगण 
साधारणतः 
साफ करना 
साफ-सुथरी 
सावन 
सामना 
सामना करना 
सामाजिक सेवा 
सामान 
सारगभित 
साला 
सालाना 
सिचाई 
सिगरेट 
सितम्बर 
सिनेमा 
सिरका 
सिलकर 
सीकर 
सीधा 

सीना 
सीमान्त 
gra 
सुगन्धित 


पु०2 
वि०2 
स्त्रौ०1 
वि०2 
क्रि०2 
192 


वि०2 
पु० 2 


क्रि० 


पु०2 
वि०2 
पु०1 
वि०2 
स्त्री०1 
स्त्री०2 


A ¿a 
° 
to 


वि०1 


क्रि 
पु०2 


स्त्री०2 


वि०2 


श-5 
श-2 
श-2 


श-10 


श-9 


12 
11 
11 

श-4 
श-8 
12 
5 
श-1 
श-4 
5 
9 
9 
11 
9 
12 

6 

6 


vegetable 

sixty 3 

Sari (a garment) 
seven and a half 

to accompany, to give company 
companion 
alongwith, in addition to 
friends, companions 
generally, normally 
to clean, 

neat and clean 
soap 

face 

to face 

social service 
articles 

meaningful 
brother-in-law 
annual 

irrigation 

cigarette 
September 

cinema 

vinegar 

after having sewn 
after having sewn 
straight 

to sew 

border 

fragrance 


fragrant 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सुझाव 
सुनना 

सुनो 
सुरेन्द्रकुमार 
सुरेश 
सुलगाना 
सुविधाजनक 
सुषमा 
सुषमा 
सुचना 
सुचना विभाग 
सुचित 

qå 
सेतालीस 
सेवक 

सेवा 

सोंपना 
सोचना 
सोचा 

सोना 

सौ 

स्टेशनरी 
स्टोव 

स्थल 

स्थान 
स्वतंत्रता 
स्वतंत्रता दिवस 


स्वस्थ 
स्वागत 
स्वागतम्‌ 


पु०2 6 
fo 7 
7 

qo 2 4 
7 

क्रि० 5 
वि०2 12 
स्त्री०2 6 
vdlo2 6 
पु० 2 12 
पु ०2 2 
11 

पु ०2 6 
fao2 श-1 
Gol 3-3 
स्त्री०2 12 
क्रि 7 
fo 1 
fao 10 
qo2 श-3 
वि०2 श-9 
Ho 11 
पु०2 6 
पु०2 5 
पु०2 2 
dto 11 
q0o2 श-4 
fao2 6 
पु०2 9 
9 


suggestion 

to listen 

(you) listen 

name of a person 
name of a person 

to light, to inflame 
convenient 

beauty 

name of a lady 
information 
department of information 
informed 

sun 

forty-seven 

servant 

service 

to entrust 

to think, to consider 
thought 

gold 

hundred 

stationery 

stove 

place 

post, designation 
independence, freedom 


Independence day 
hale and hearty 
welcome 


welcome (Swagatam) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








स्वामी 
स्वास्थ्य 
षड्यन्त्र 
हँसना 
हजार 
हड़पना 
हत्या 
हमने 
awe 
हरा 
हरीश 
हरे-हरे 
EXEC 
हवाई जहाज़ 
हवाखोरी 
हवाभहल 
हाजिर 
हाजिर करना 
हानिप्रद 
हाल 
हालचाल 
हिलना 
हैरिमेन 
हृदय 


A ¿a ¿a 
o o o 
ton 


fio 
वि०2 
fo 
Tato 2 
qdo 
12 
fao1 
12 


श-3 


10 
श-6 
श-10 


ce 


श-3 

श-4 

5 

5 

5 

5 
श-12 


master, lord 
health 
conspiracy 

to laugh 
thousand 

to take, to snatch 
murder 

we 

name of a person 
green 


name of a person 


green 

name of a place 
aeroplane 

walking, strolling 
Hava Mahal (Wind Palace) 
present 

to present 

injurious 

Condition, health 
condition (colloquial) 
to move 

name of a person 


heart 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





os. iocis 
| हिन्दी पाठमाला i 
| (भाग 3) 
HINDI PRIMER z 


(BOOK 3) n 











भूमिका 
भाग 3 
हिन्दी पाठमाला के खण्ड -1 तथा खण्ड -2 में संवाद-पाठों द्वारा हिन्दी 
भाषा का पर्याप्त ज्ञान करवा दिया गया है और उक्त दोनों खण्डो की समाप्ति पर 
यह आशा की जाती है कि शिक्षाथियों को भाषा के चारों कौशलों पर आवश्यक 
अधिकार हो जाएगा। इस तीसरे खण्ड में 20 छोटे-छोटे गद्य-पाठों को रखा 
गया है । प्रत्येक गद्य पाठ में व्याकरणिक टिप्पणियाँ दी गई & ताकि भाषा के 
व्याकरणिक पक्षों का भी शिक्षार्थी को ज्ञान हो जाए | पाठों में नयी शब्दावली 
को सीमित रखा गया है 1 जो नये शब्द आए हैं उनको प्रथम सात पाठों में वाक्यों 
मे प्रयुक्त करके और उन वाक्यों के अंग्रेजी रूपान्तर देकर समझाया गया है; 
अगले सात पाठों में इन नये शब्दों के अथे पाठ के अन्त में दी शब्दार्थ-सुची से 
स्पष्ट किए गए हे और अन्तिम छह पाठों की सम्मिलित शब्दार्थं-सूची पुस्तक 
के अन्त में दी गयी है । 


प्रत्येक पाठ के अन्त में प्रश्‍नमाला दी गई है जिससे विषय-बोध का परीक्षण हो 
सके । प्रत्येक पाठ में व्याकरणिक-अभ्यास भी दिये गये Š जिससे शिक्षार्थी के 
व्याकरणिक ज्ञान का परीक्षण हो सके । 

यह खण्ड भाषा ज्ञान को और गहरा करने के लिए है, अतएव साहित्य की 
दृष्टि से टिप्पणियाँ नहीं दी गई हे । साहित्य में प्रवेश कराने के लिए खण्ड -4 
है जिसमें 10 गद्य के और 10 कविता के पाठ ë । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








पाठ 1 


पराक्रम का रहस्य 
एक बार एक व्यापारी बहुत-सी वेलगा ड़ियों में सामान भर कर व्यापार के लिए 

जा रहा था रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था जहाँ डाकू व्यापारियों को लूट लेते 

थे । जंगल के पास एक गाँव था जहाँ के रहने वालों का यह व्यवसाय था कि वे उचित 

पारिश्रमिक लेकर व्यापारियों को सामान सहित सकुशल उस पार पहुँचा देते थे । 

उनका मुखिया बड़ा वीर था और उसके कहने पर अवसर पड़ने पर गाँव वाले अपनी 

जान की बाजी लगाकर डाकुओं से लड़ जाते थे 1 जब व्यापारी ने यह बात जानी तो 
वह उस गाँव के मुखिया के पास गया । उसने बिना माँगे वहुत-सा रुपया मुखिया के 
सामने रख दिया और प्रार्थना की कि वह उसे जंगल के उस पार पहुँचा दे । मुखिया 

और उसके दल के लोगों के संरक्षण में बेलगा ड़ियाँ जंगल में घुसीं । वे लोग जंगल 

के बीच घने भाग में पहुँचे ही थे कि डाकुओं के एक दल ने उन्हे चारों ओर से घेर 
लिया और आक्रमण कर दिया । डाकू संख्या में कई सौ थे । उन्हें देखकर व्यापारी 
और उसके साथी मारे डर के वहीं रह गए । किन्तु गाँव के मुखिया ने अपने साथियों 

से कहा “बहादुरो ! क्या सोच रहे हो 1 आगे बढो” | बस, उसके थोड़े-से साथी उन 

असंख्य डाकुओं से बुरी तरह भिड़ ग़ए। अन्त में डाकू भाग खड़े हुए । मुखियान 
व्यापारी की बहुमूल्य सामान से लदी हुई बेलगाड़ियों को जंगल के पार पहुँचा दिया । 
जब वे विदा लेने लगे तो व्यापारी ने उस मुखिया से पूछा, “हम लोगों की तो डाकुओं 
को देखते ही जान निकल-सी गई थी। आप लोगों को थोड़े होने पर भी 
उनसे क्यों नहीं डर लगा ?” मुखिया ने उत्तर दिया , “जिस व्यक्ति को अपने 
प्राणों से मोह है, वह कमी भी पराक्रम नहीं fear सकता । हथियारों से तो वह 
डरता है जिसे अपने जीवन की चिन्ता है । हम तो मर मिटने की ही सोचकर हाथ 
में काम लेते हैं।” व्यापारी ते उस मुखिया और उन थोड़े-से साथियों की वीरता 
की बहुत प्रशंसा की, और उन्हें बहुत पुरस्कार देकर विदा किया । 

505 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


10. 


506 


प्रारंभिक वाक्य 


. अन्त से विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया । 


At last the student gave the right answer. 


. अध्यापक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की । 


The teacher praised the student. 


. पराक्रम का यही रहस्य Š | 


This is the secret of valour. 

आगरे में बहुत से व्यापारो जूतों का व्यापार करते हे । 

Many businessmen at Agra deal in business of footwears, 
घने जंगल में डाकू व्यापारियों को लूट लेते हे । 

Robbers rob the traders in the dense forest. 


. तब मुखिया ने डाकुओं पर आक्रमण किया । 


Then the chieftain attacked the robbers. 


. आगे बढो और शत्रुओं से भिड़ जाओ । 


Move ahead and encounter the enemies. 


. वीर अपने प्राणों की चिन्ता नहीं करते । | 


The valiant persons don't care for their lives. 


. वीर मर मिटते के लिए सदा तेयार रहते हे । 


The valiant persons remain always ready for sacrificing their 
lives. 


विद्याथियों का दल पुलिस के संरक्षण में सकुशल दिल्ली पहुँच गया । 


The party of students reached Delhi safely under the protection 
of police. z 


अर्थ संबंधी टिप्पणियाँ 


(1) व्यापारी लोग सदा एक स्थान से दुसरे स्थान व्यापार के लिए घूमते 


रहते थे । लमान अधिकतर बँलों से चलाई जाने वाली गाड़ियों (= 
बँलगाड़ियों) में होता था । सामान्यतया उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती 
थी, किन्तु देश के कुछ भागों में जंगल आदि होते थे । जंगलों में कभी-कभी 
डाकू लोग m जो व्यापारियों का माल लूट लेते थे । व्यापारी ऐसे 
अवसरों पर वहीं के निवासियों की सहायता ले लिया करते थे । 


(2) पारिश्रमिक--परिश्रम (मेहनत) से कमाया धन । मेहनताना (उदू) । 
(3) जान की बाजी लगाना--जान देने तक में न डरना । — 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
í 
s 








507 
(4) भाग खड़े होना--डर कर भाग जाना । 


(5) जान निकल-सी गई---ऐसा लगा कि जान निकल रही है । 
(6) मर मिटना--मर कर समाप्त हो जाना । 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) व्यापारी “व्यापार के लिए' जा रहा था | 
यहां व्यापार उस का प्रयोजन ( ) है । हिन्दी में अधिकत 
l : AMT (purpose) है | हिन्दी में अधिकतर प्रयोजन 
बताते समय के लिए लगता हे । नीचे लिखे उदाहरणों पर ध्यान दीजिए : 

में लाभ के लिए काम करता हूँ । 

वह अध्ययन के लिए यहाँ आया है । 

वे लड़ने के लिए सामने आ गये । 

हम पढ़ने के लिए विदेश जाएँगे । 

इन से ag स्पष्ट होता है कि के लिए' के पहले या तो (क) कोई साधारण संज्ञा 
(noun) आती है, या (ख) 'क्रिया--ने! वाला रूप। 

(2) 3 'डाकओं से' लड़ जाते थे । 

"qu मोहन से' लड़ता है”, “तुम 'मुझसे' क्यों लड़ते हो” आदि इसी प्रकार के 
उदाहरण Q । 'लड़ना' क्रिया (verb) का जब प्रयोग होता है तो, जिससे 
लड़ा जाता है, उस (संज्ञा) के बाद से' लगता है । यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि dur 
प्रयोगों में कभी को” नहीं लगता है। “वह मोहन को लड़ता है” अतएव एक 
अशुद्ध वाक्य है । 

एक दूसरा तरीका के साथ' लगाना है, जसे 'वह मोहन के साथ लड़ता है! । 
किन्तु इस तरीके को बहुत कम काम में लाना चाहिए । 

(3) उसने “बिना att’ बहुत-सा रुपया <a दिया । 


नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए : 


वह खाना खाकर जाएगा | वह बिन! खान! खाए जाएगा | 
वह पढ़ कर सोएगा | वह बिना पढ़े सोएगा | 
वह मदान में खेल कर .खाएगा । वह बिना मेंदान में खेले खाएगा । 


पहले स्तम्भ (column) के वाक्यों में दो क्रियाएं हैं, mm क्रिया जब हो 
जाती है तो दुसरी शुरू होती है। वह खाना खाकर जाएगा में पहले खाना खाएगा 
फिर वह जाएगा । वह पढ़कर सोएगा H पहले वह पढ़ेगा फिर वह सोएगा । वह 
मैदान में खेलकर खाएगा' में पहले वह मैदान में खेलेगा और फिर खाना खाएगा। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


508 


दूसरे स्तम्भ (column) के वाक्यों में यह पहली क्रिया किसी कारण 
उसने पूरी नहीं की या किसी कारण पूरी नहीं हो सकी । किन्तु, दूसरी क्रिया पूरी 
की गयी या की जाएगी । यह बताने के लिए कि पहली क्रिया पूरी नहीं हो पाई है, 
एक विशेष प्रकार की रचना काम में आती है। यह एक प्रकार का नकार 
(negation) है । इस रचना में -- 


(क) पहले बिना आता है, 
(ख) क्रिया का 'ए' में अन्त होने वाला रूप आता है । 


3) (6 


जैसे खाना क्रिया से (बिना are’, ear क्रिया से “बिना पढ़े”, खेलना क्रिया से 
“बिना खेले' । | 

(4) उसके साथी 'मारे डर के” वहीं रह गये । 

'कारण' (cause, reason ) बताने की एक रीति मारे,....... के? 
रचना को काम में लाती है । जसे नीचे के उदाहरण देखिए : 

वह मारे लज्जा के कुछ बोल न सका | (लज्जा के कारण) 

वह मारे चिन्ता के बीमार हो गया । (चिन्ता के कारण) 

वह मार क्रोध के काँप रहा है । (क्रोध के कारण) 

वह मारे ठंड के सिकुड गया । (ठंड के कारण) 


इस रचना में 'मार' और 'के' के बीच में संज्ञा (भाववाचक abstract 
संज्ञा) होती है । 


व्याकरंणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान (खाली स्थान) भरिए : 


ES D ec. के लिए जा रहा हूँ । ( स्नान, पढ़ने, अध्ययन, सुन्दर) 
2० दत्त रात मल , - - लड़ता है । (को, से, साथ, के साथ) 
3. वहामारे . . a nt oe के कुछ कह न सका । (क्रोध, व्यापार, चिन्ता) 
MN... 2 -. ..ठंड के घर में सोता रहा । (बिना, मारे) 
(ख) निम्नलिखित वाक्यों का नकार रूप (negation) बिना” द्वारा 
बनाइए : 
1. व्यापारी ने उसे पुरस्कार देकर विदा किया । 
2. हम सोच समझ कर कार्य करते है । 
3. उसने मुखिया को धन देकर प्राथना की । 
` 4. में हिन्दी सीख कर भारत जाऊंगा । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


(ग) निम्नलिखित वाक्यों के 'मारे . . . ... के' द्वारा दुसर वाक्य बनाइए 
) वह दर्द के कारण चिल्ला रहा है । 
2) पेड़ गर्मी के कारण सूख गये । 
) मे कोध के कारण काँप रहा हूँ । 
) स्त्री लज्जा के कारण कुछ भी बोल न सकी । 
| (घ) निम्नलिखित वाक्यों को, यदि अशुद्ध हों तो, शुद्ध कर दीजिए : 
(1) मे बिना पढ़कर सो जाऊंगा । 
(2) वह मोहन को लड़ेगा । 
(3) हम पढ़ने के लिए आए हुँ । 
(4) 
(5) 


( 
| ( 
( 
( 


ag मारे डर से चुप हो गया । 
में खाना नहीं खाकर जाऊँगा । 


प्रश्‍नमाला 1 

. वेलगाडियों में सामान भर-कर व्यापारी कहाँ जा रहा था ? 
डाकू व्यापारियों को कहाँ लूटते थे ? 

. जंगल के पास के गाँव वालों का क्‍या व्यवसाय था ? 

. मुखिया के कहने पर गाँव वाले क्‍या करते थे ? 

व्यापारी गाँव के मुखिया के पास क्यों गया ? 

. व्यापारी ने गाँव के मुखिया से क्या प्रार्थना की ? 

. घने जंगल के बीच में व्यापारी के साथ क्या घटना हुई ? 

. डाकुओं को देखकर मुखिया ने साथियों से क्या कहा ? 

. अन्त में डाकुओं ने क्या किया ? 

10. डाकुओं के भाग जाने के बाद व्यापारी ने मुखिया से क्या पूछा ? 
11. तब मुखिया ने व्यापारी को क्या उत्तर दिया ? 

12. व्यापारी ने मुखिया से कंसे विदा ली ? 


O N 0 oc cg to m 


e 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ 2 
शील की परीक्षा 


प्राचीन काल में एक आचार्य थे । आचार्य के कोई पुत्र न था केवल एक कन्या 
थी । वे उसे बहुत प्यार करते थे | जब वह बड़ी हुई तो आचार्य को उसके विवाह की 
चिन्ता हुई । उनके आश्रम में कोई पाँच सौ विद्यार्थी पढ़ते थे। आचार्य ने 
यह सोचा कि चुनाव करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं 
ë । अपने पाँच सौ शिष्यों में से सबसे अधिक सुशील युवक को वे अपनी कन्या दे देंगे 
कौन सबसे अधिक सुशील है इसकी परीक्षा लेने के लिए सबको अपने पास बुलाया । 
उन्होंने शिष्यों से कहा कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। शीघ्र ही उसका विवाह 
मुझे करना है । मेरे पास उसके विवाह के दहेज के लिए कुछ भी नहीं है । तुम लोग 
कभी-कभी अपने-अपने घर से गहने चुरा-चुरा कर ले आया करो | पर इतना ध्यान 
रखना कि जब तुम चोरी कर रहे हो उस समय कोई देख न ले, नहीं तो में स्वीकार 
नहीं करूँगा । आचाये के कथनानुसार सभी युवक अपने-अपने घरों से कुछ-न-कुछ 
चुरा-चुरा कर लाने लगे । पर एक युवक कभी भी कोई वस्तु नहीं लाया d 


आचाय ने उससे कहा, “अन्य सभी छात्र कभी-न-कभी वस्तुएँ चुराकर लाए 
हे । तुम क्यों नहीं लाए हो?” उसने उत्तर दिया, “मुझे कभी ऐसा अवसर ही नहीं 
मिला जब कोई देख न रहा हो।” आचारय ने उसे डाँटते हुए कहा, “तुम बहाना 
बना रहे हो | कभी-न-कभी तो घर अकेला होता होगा, तभी चुपके से कोई वस्तु 
उठा लाते | ” युवक ने विनय पूर्वक कहा, “गुरुवर, जब घर में कोई भी नहीं 
रहता तो तब भी मे तो वहाँ होता ही हूँ । कोई और भले ही न देखे, में अपने 
से इस चोरी को कंसे छिपा सकता हूँ ?” आचार्य युवक का यह उत्तर सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुए | कम-से-कम एक युवक तो उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण 
gemi उन्होंने उसके शील की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद आचार्य ने 
सभी विद्यार्थियों को उनकी चुराई वस्तुएँ लौटा दीं और अपनी उस कन्या का 
विवाह उत शीलवान युवक के साथ कर दिया | * P 


510 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





10. 


( 


511 


प्रारंभिक वाक्य 


* अनेक सुशील पुवक आश्रम में रहते हे । 


Many good-natured Jouths reside in the hermitage. 


गुरु शिष्यों की परीक्षा ले रहा है । 
The teacher is taking test of the pupils. 


* तुम चुपके से वह किताब उठा लाना । 


You just fetch that book stealthily. ` 
* वह शोल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया । 
He passed the test of good conduct. 
* उसने विनयपूर्वक गुरु को गहने दिए । 
He humbly gave ornaments to the teacher. 


- Sat यह बहाना बनाया कि वह घरपर अकेला है । 
He pretended that he was alone at his home. 


पिता कन्या के विवाह के अवसर पर दहेज देता है । 
The father gives dowry on the occasion of his daughter's marriage, 


विद्यार्थी ने शीघ्र गलती स्वीकार कर ली, फिर भी गुरुने उसे डाँटा । 


The student hastily accepted the mistake, still his teacher 
admonished him, , 


. आपके कथनानुसार मेंने विषय का चुनाव कर लिया है । 


According to your advice I have selected my topic. 


वह भले ही इतना मूर्ख हो, पर मे कसे कह सकता हूँ । 
He may be so ignorant, but how can I express it. 


अर्थ सम्बन्धी टिप्पणियाँ 


1) पहले आजकल की तरह ae के भीतर स्कूल-कालेज नहीं होते थे। 
नगर से दूर शान्त वातावरण में पाठशालाएँ होती थीं । प्रायः विद्वान 
आचार्य एक 'आश्रम' बना लेते थे, वहीं लड़के पढ़त आया करते थे । 


(2) भारत में कुछ लोगों में पुत्री के विवाह में दहेज ( dowry) देने 


की रीति है । दहेज में पुत्री का पिता, अपनी लड़की के पति तथा पति के 
पिता को खूब धन वस्त्र आदि देता है 1 अध्यापकों के पास प्राय: इतना 


धन नहीं होता है कि खूब दहेज दें । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


512 


(3) आचार्य ने अच्छे शील का पता इस तरह लगाया कि युवक को सच्चा ज्ञान 
था । जव व्यक्ति अकेले हो तब भी उसे बुरा कार्य नहीं करना चाहिए 
(समाज के डर से व्यक्ति बुरा कार्य करने में हिचकता है, किन्तु 
अकेले बुरा कार्य करने लगता है), क्योंकि अकेले में वह व्यक्ति तो 
रहता ही हे और उसकी अन्तरात्मा (8००० self, conscience) तो उसे 
देखती ही है । 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


(1) युवक ने 'विनयपूर्वक' कहा । 

यहाँ 'विनयपूर्वक' यह बताता है कि कहने की क्रिया किस रीति 
(manner) से हुई थी । यूवक कहने की क्रिया विनय के साथ कर E था। 
इस प्रकार 'विनयपूर्वक' रीतिं को बताता है। अव नीचे लिखे वाक्यों को 
देखिए : 


वह्‌ चुपके से वस्तु उठा लाता है । 

घोड़ा इस समय धीरे चल रहा Š | 

मेरी वात ध्यान से सुनिए । 

वह्‌ ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन रहा है । 
इन से पता लगता है कि सामान्यत : 'रीति' तीन तरह से, बनाई जाती है: 
(60) कल्क RRS पूर्वक! लगा कर (पहले भाववाचक संज्ञा 


(ख) “W लगा कर (पहले भाववाचक संज्ञा या अन्य शब्द होते हैँ), 


(ग) कुछ विशेषणों (adjective) को उनके तिर्यक्‌ कारक (oblique case) 
में रख कर । 


इनके afa oy कभी-कभी “क्रिया+-ते हुए' रूप मिलते हे, जैसे : 
॥र्य ने डाँटते हुए कहा । 
edt ने रोते हुए कहा । 
(2) तुम लोग 'अपने-अपने' घरसे गहने चुरा लाया करो । 


हिन्दी में शब्दों की पुनरुक्ति (फिर से कहना repetiti ication) 

1 petition, reduplication 
पर्याप्त मिलती है । यह पद्धति (method) अंग्रेजी में नहीं है अतएव अंग्रेजी 
जानने वालों को इसे समझने में बड़ी कठिनाई होती है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





513 


í (क) संज्ञा की पुनरुक्ति प्राय: 'प्रत्येक' के अर्थ में होती है, (partitive sense) 


, 


घर-घर में रोशनी हो रही है 
=प्रत्येक घर में रोशनी हो रही है । 

गाँव-गाँव में स्कूल खुल गये हे 
=s गाँव में स्कूल खुल गये हे । 


(ख) कुछ सर्वनामों (pronoun) का एक वचन (singular 
बहुवचन (plural) एक-सा होता है, जसे, (ines) यार 
कौन आया है? कौन आये हें ? 
कोई आया है। कोई आये हैं। 


इन का बहुवचन बताते समय या तो सर्वनाम की पुनरुक्ति की जाती है, या 
'लोग' जसे शब्द लगाए जाते हे । नीचे के उदाहरण देखिए : 


कौन जाएगा ? (केवल एक आदमी जाने वाला है) 
कौन-कौन जाएँगे ? (कई आदमी जाने वाले ë) 
क्या चाहिए ? (एक वस्तु चाहिए) 

क्या-क्या चाहिए? (अनेक वस्तुएँ चाहिए) 
इसके अतिरिक्त 


किसने लड़के को पीटा है ? (एक आदमी ने पीटा है) 
किस-किस ने लड़के को पीटा है ? (एक से अधिक आदभियों ने पीटा है ) 
(ग) कुछ क्रियाविशेषणों (adverbs) की पुनरुक्त भी देखने योग्य हो : 
जब when जब-जब whenever 
जहाँ where जहाँ-जहाँ wherever 
(घ) नीचे लिखे रूपों पर भी ध्यान दीजिए : 
कभी sometime (indefinite) कभी-कभी occasionally 
कुछ little कुछ-कुछ a very little 
कोई anybody (indefinite) कोई-कोई someone 
(3) सभी छात्र कभी-त-कभो चुरा कर लाए हैं 
कुछ पुनरुक्ति वाले edi के बीच -न- लगा रहता है । इन पर ध्यान दीजिए : 
कोई-न- कोई someone or other 
कुछ-न -कुछ something or other 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research.Academy 


514 


कभी-न-कभी sometime or other 
कहीं-त-कहीं at some place or other 


कोई-न-कोई आएगा--इस का अर्थ यह है कि कौन आएगा यह मालूम नहीं 
है किन्तु आएगा अवश्य ऐसा निश्चित है । 
कहीं-न-कहीं मिलेंगे--इसका अर्थ यह है कि कहाँ मिलेंगे यह निश्चित नहीं है, 
किन्तु मिलेंगे अवश्य यह निश्चित है । 
(4) 4 चुरा-चुरा कर लाने लगे! । 


क्रिया में जब पुनरुक्ति होती है तो बार-बार क्रिया होने का अर्थ स्पष्ट होता 
है।' वे चुरा-चुरा कर लाने लगे' का अय यह होता है कि वे बार-बार चुरा कर 


NE. 


लाते थे । 


व्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्तलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए 
(1) तुम लोग कभी-कभी. . . . . घर से गहने चुरा-चुराकर लाया करो । . 
(2) सभी युवक अपने-अपने घरों से, . .......चुरा कर लाने लगे I 
(3) जब अकेले हो तो कोई वस्तु उठा लाना | 
(4) युवक ने आचार्य को....... उत्तर दिया । 
(ख) निम्नलिखित का वाक्यों में प्रयोग कीजिए 
1. कभी-न-कभी, 2. कभी-कभी, 3. कुछ-न-कुछ, 4. कुछ-कुछ, 5, 
कहीं-न-कहीं, 6. कहीं-कहीं, 7. कोई-न-कोई, 8. कोई-कोई | 
(ग) निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण का 'पूर्वक' वाला या से' वाला रूप 
बदलिए 
1. मैं ध्यान से आपकी बात FATT । 
2. तुम शान्ति पूर्वक यहाँ बैठे रहो । 
3. वह सरलता से यह काम कर सकता है | 
4. गाँव वाले वीरता से डाकुओं से लड़े । 


IMAAT २ 
1. आचार्य के कितने लड़के थे ? 


2. लड़की के बड़े होने पर आचायं को किस बात की चिन्ता हुई ? 


3. आश्रम में कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








515 
विवाह के सम्बन्ध में आचार्य ने कया सोचा ? 


5. आचार्य ने शिष्यों को बुलाकर क्‍या कहा ? 
6. लड़की के विवाह में दहेज के लिए आचार्य के पास क्या था ? 


x 


8 


10. 
11. 
12. 
13. 
14. 


आचार्य ने शिष्यो को चोरी करने के लिए क्यों कहा ? 
एक युवक कोई वस्तु चुराकर adi नहीं लाया ? 


- आचार्य ने चुराकर वस्तु न लाने वाले युवक से क्‍या पूछा ? 


आचार्य ने उस युवक को क्यों डाँटा ? 

डाँट मिलने पंर युवक ने विनयापुवेक sar कहा ? 

वह्‌ युवक परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हुआ ? 

क्या आचाय ने चुराई-वस्तुएँ शिष्यों को लौटा दी थीं ? 


आचार्य ने अपनी कन्या का विवाह किससे किया ? 
* * * 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 3 
यात्रा का साथी 


एक नगर में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था । एक बार उसे किसी काम से 
नगर के बाहर जाना पड़ा। चलते समय ब्रह्मदत्त की माँ ने कहा, “बटा अकेले 
मत जाओ । किसी साथी को अपने साथ लेते जाओ QU ब्रह्मदत्त को माँ की यह बात 
महत्त्वहीन जान पड़ी । उसने माँ के प्रस्ताव को ठुकराते हुए उत्तर दिया- माँ, डरो 
नहीं । रास्ते में कोई डर नहीं है। में अकेला ही चला जाऊंगा | “माँ ने फिर भी ga- 
gaan कपूर की डिबिया में एक केकड़ा बन्द करके दे दिया। माँ ने कहा- इसे त्‌ 
अपने साथ ले जा, यही तेरी यात्रा का साथी है । ” 


ब्रह्मदत्त माँ की आज्ञा से उस डिबिया को साथ लेकर चल पड़ा । मार्ग में कड़- 
कड़ाती धूप से व्याकुल होकर वह वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया । थोड़ी ही देर बाद 
उसे लेटे-लेटे नींद आ गयी। तभी वृक्ष के खोखले से निकल कर एक साँप 
उसके पास आया । सोता हुआ ब्रह्मदत्त अपने निकट आए हुए साँप को न 
जान सका । साँप जसे ही आग बढ़कर ब्रह्मदत्त को काटने वाला था, dd ही उसे 
ब्रह्मदत्त कें निकट रखी कपुर की डिबिया की सुगन्धि ने आकर्षित किया । साँप न 
ब्रह्मदत्त को छोड़ दिया और कपूर खाने के लिए कपर की डिबिया को किसी 
प्रकार से खोल लिया। जसे ही साँप कपूर खाने लंगा उसी डिविया में 22 केकडे ने 


साँप का मुंह जोर से पकड़ कर काट लिया। साँप कपूर की डिबिया के पास ही मर 
गया | 


ब्रह्मदत्त ने आँख खुलने पर देखा कि पास ही केंकड़े ने 
वह सोचने लगा कि आज यदि केंकड़ा न होता तो उसके प्राण 
माता की आज्ञा मानकर केवल केंकड़े को अपनी यात्रा का 
उचित ही कहा है- मार्ग में निबल का साथ 


है। “ 


सांप को मार दिया है। 
चले जाते। इस प्रकार 
साथी बनाना ठीक रहा । 


CC-0. In Public Domain. Digtigea-by Muthulakshmi Research Academy 





भी कल्याणकारी होता ग 





517 


प्रारंभिक वाक्य 
1. माँ के निकट चारों बेटे बेठे हुए है । 
All the four sons are sitting near their mother. 
2. इस वृक्ष में एक खोखला है । 
There is a hoilow in this tree. 


3. कपूर से सुगन्धि निकलती है 1 
A good smell comes from the camphor. 


4. निर्बल आदमी को अधिक नींद आती है । 
A weak person sleeps much. 


5. बड़ों की महत्वहीन आज्ञा को भी ठुकराना नहीं चाहिए । 


It is not proper to ignore an order of elders even if it is insigni- 
ficant. 


6. उस सुन्दर डिबिया ने सभी को आकर्षित किया है । 


That beautiful small case has attracted all persons. 


7. कड़कड़ाती धूप में सभी प्राणी व्याकुल हो जाते है । 
All living beings feel discomfort in the scorching heat. 


8. यात्रा में एक साथी का रहना कल्याणकारी होता Š | 


Presence of a companion in a journey is always beneficial. 


9. कॅकड़ा प्रत्येक वस्तु को MT से पकडता है | 
A crab grabs every thing tightly. 


10. बच्चे ने ह॒ठपुर्वंक द्वार खोल दिया । 
The baby opened the door obstinately. 


अर्थसंबंधी टिप्पणियाँ 
1. ऐसा कहा जाता है कि साँप को कपुर बहुत पसन्द है । जब साँप कपूर खाने 
लगा तो पास में उसी डिबिया में बैठे केकड़े ने उसे काट डाला | 


2. माँ का यह कहता था कि बिल्कुल अकेले नहीं जाना चाहिए । साथ में कोई 
प्राणी अवश्य हो, वह छोटा ही क्‍यों न हो । 


35-50 HOG: In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


518 
व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


1. एक नगर में ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण' रहता था । 

ब्राह्मण का नाम ब्रह्मदत्त था । यदि नाम को विशेषण के रूप में लगाया जाता 
है तो दो तरीके होते है | 

(क) पहले 'नाम' और बाद में नाम का लगा होता है l जैसे इस उदाहरण 
में है--ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण' । अन्य उदाहरण हो सकते हे--दशरथ नाम के 
राजा का राम नाम का पुत्र था | दशरथ अयोध्या नाम की नगरी में रहते थे । 

(ख) इसमें 'नाम' के बाद में 'नामक' लगा देते हे । TA, ब्रह्मदत्त नामक 
ब्राह्मण रहता था | दशरथ नामक राजा के राम नामक पुत्र था । 


2. एक बार उसे काम से' बाहर जाना पड़ा d 

यहाँ काम A से यह मालूम होता है कि बाहर जाने का' कारण (हेतु) काम 
है । इसे कह सकते हे कि एक बार उसे काम के कारण बाहर जाना पडा । इस 
प्रकार यह कारण (reason, cause ) बताता है । 


कारण वाले अंश में अधिकतर ‘A’ लगता है । इसी पाठ के अन्य उदाहरण 
देखिए : 


ब्रह्मदत्त माँ की आज्ञा से उस डिबिया को साथ लेकर चल पडा | 
वह कड़कड़ाती धूप से व्याकुल हो गया । 


3. साँप ब्रह्मदत्त को 'काटते वाला! था । 


यहाँ 'काटनेवाला' का अर्थ यह है कि वह 'काटने जा रहा था। यह आगे होने 
वाले कायं (पवत में आता Š । 'वाला' में अन्त होने वाले कुछ अन्य रूपों से इसका 
अन्तर (difference) स्पष्ट रहता चाहिए । i 


सामान्यतया वाला में अन्त होने वाले रूप कई प्रकार के होते हे -- 


a 


(क) संज्ञा--वाला : जसे, 'टोपीवाला' आदमी प्र होता है 
LA ; S का अथं होता है 
कि वह*आदमी जो टोपी पहने हो । दुध वाला' आदमी का अर्थ होता है कि वह 
आदमी se ल ह (ह सबंध रखता हो) । अखबार वाला? जो अखबार 
qaar हो (व्यवस्‌ न प्रायः 'वाला' लगता है --कपडें 
आदि) । | है --कपड़े वाला, फलवाला, 
*मकानवाला' का अर्थ है मकान रखने वाला! | 


(ख) “विशेषण-|-वाला': Q 'कालावाला कलम) यहाँ कर 
में सुचना 'काला' से ही मिल जाती है | 'वाला” यहा कलम के रंग के संबंध 
7 8 š CAN लगने से कोई अर्थ नहीं: अनवर él 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthula 








519 


इसका प्रयोग तब किया जाएगा, जब कई रंग के कलम हो, तब कहेंगे काला वाला 
कलम ले आओ' | यदि एक ही कलम होगा तो प्राय: कहेंगे 'काला कलम कहां है', 
यद्यपि कुछ लोग यह कह्‌ सकते हे 'कालावाला कलम कहाँ Š । 


(ग) 'क्रिया--ने-+वाला' : पढ़ने वाला। इसका विशेषण के रूप में संज्ञा से 
पहले प्रयोग होता है । पढ़ने वाला ' का अर्थ होगा कि वह व्यक्ति जो 'पढ़ना' 
क्रिया को किया करता हे 1 'काटनेवाला' का अर्थ होगा वह वस्तु जो काटती है 1 


(घ) क्रिया-ने--वाला' : 'पढ़ने वाला' । यदि यह क्रिया के पूर्व हो तो 
इसका अर्थ = होगा कि व्यक्ति उस क्रिया को करने जा रहा Š 1 अन्य 
उदाहरण होंगे 


गाड़ी लखनऊ जाने वाली है । 
साँप काटने वाला है । 
इस प्रकार के प्रयोग में वाला' और 'क्रिया--ने' के बीच 'ही' आ सकता है, 
जैसे 'साँप काटने ही वाला है । ऐसा 'ही' तब नहीं लगेगा जब (ग) में बताया 
तात्पर्य होगा | 
4, ‘fa’ : नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए 
ब्रह्मदत्त ने देखा कि केकड़े ने साँप मार दिया है । 
वह सोचने लगा कि केंकड़े को साथ रखना उचित ही था 1 
यहाँ fæ के बाद क्रिया का कर्म (object) आता है । अर्थात्‌ यदि ug पूछे 
कि ‘Teed ने क्या देखा' तो उत्तर मिलेगा “HHS ने साँप मार दिया है-यह देखा । 
यदि यह पूछे कि ‘ag क्या सोचने लगा' तो उत्तर होगा 'केंकड़े को साथ रखना उचित 
था-यह सोचने लगा' । 
'कहना' और इसी अर्थवाली क्रिया के बाद ‘fa’ अधिकतर मिलता ë । जंसे- 
उसने कहा कि में वहाँ जाऊंगा | 
आचार्य ने शिष्यों से कहा कि मरी बेटी बड़ी हो गई है | 
यहाँ यह देखिए कि अंग्रेजी में fæ (that) के बाद अप्रत्यक्ष कथन 
e e ता A न्दी में "किर 
(indirect speech) आता ह्‌ किन्तु eral मे एसा नहीं है | हिन्दी में 'कि' के 


बाद प्रत्यक्ष कथन (direct speech) आता A इस लिए अंग्रेजी की तरह 'कि' 
के बाद के कथन को अप्रत्यक्ष (indirect) नहीं करना चाहिए । 


He said that he would go there. 
A. n x Y, t 9 
CC-0. In Puls RT bes rm वह ) Sal जाऊगा (नकि जाएगा )। 


by Muthulakshmi Research Academy. 


520 
व्याकरणिक अम्यास 


(क) निम्नलिखित रिक्‍त स्थानों को भरिए : 
) इस समय गाड़ी स्टेशन से ............ है । 


(1 

(८) ब्रह्मदत्तामांकी ...........- डिबिया लेकर चल पड़ा । 
(3) दशरथ राजा का राम ............ पुत्र था । 

(4) वहाँ कई कलमें हे, उनमें ......... « कलम उठा दीजिए । 


(ख) निम्नलिखित वाक्यों को बिना अर्थ बदले बदलिए : 
1) एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण था । 
2) उसे काम के कारण बाहर जाना पड़ा | 
3) साँप ब्रह्मदत्त को काटने जा रहा था। 
4) काली कलम को ले आओ । 
5) उसने कहा, “में वहाँ जाऊंगा”। ('कि' का प्रयोग कीजिए) 
6) वह्‌ व्यक्ति दूध बेचता हे । ('वाला' का प्रयोग कीजिए) 
(ग) निम्तलिखित वाक्यों को, यदि अशुद्ध हों तो, शुद्ध कीजिए : 
(1) उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा । 
(2) साँप उसको काटने ही वाला था । 
(3) यह्‌ काटने ही वाला साँप Š | 
(4) आचायं ने शिष्यों से कहा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है । 


(घ) 'क्रियात-ने+-वाला' दोनों प्रकार के प्रयोगों के दो-दो उदाहरण 


दीजिए । 


प्रश्‍नमाला 3 
1. नगर में रहने वाले ब्राह्मण का क्या नाम था? 
2. ब्रह्मदत्त को नगर से बाहर क्यों जाना पडा ? 
3. चलते समय ब्रह्मदत्त की माँ ने क्या ज ? 


4. ब्रह्मदत्त ने अपनी माँ को क्या 
CC-0. In Public Domain. a उत्तर दिया, Research Academy 





5. 


521 
माँ ने हठपूर्वक क्या किया ? 
माँ ने डिबिया में क्या रखा था ? 


* माँ ने ब्रह्मदत्त की यात्रा का साथी किसे बनाया ? 
. ब्रह्मदत्त वृक्ष के नीचे क्‍यों लेटा ? 

. ब्रह्मदत्त के पास साँप कहाँ से आया ? 

. साँप ने क्या किया ? 

. साँप ने ब्रह्मदत्त को क्यों छोड़ दिया । 

. केंकड़े ने साँप के साथ कया किया ? 

. आँख खुलने पर ब्रह्मदत्त ने क्या देखा ? 


ब्रह्मदत्त ने साँप को मरा हुआ देखकर क्या सोचा ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 4 
(अ) 
चूहे की लड़की का विवाह 

एक चूहे के एक बहुत सुन्दर लड़की थी | उसे उसकी सुन्दरता पर बड़ा अभिमान 
था । चूहा कहा करता था कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी बहुत शक्तिशाली 
व्यक्ति से ही करेगा । एक दिन वह सूरज के पास प्रस्ताव लेकर पहुँचा । सूरज ने 
कहा, “मुझ में बहुत गर्मी है, तुम्हारी लड़की झुलस जाएगी । चाँद से पूछ लो | 
चूहा चाँद के पास गया | चाँद ने कहा, “मे सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूँ । बादल 
मुझे ढक लेता ë ।” चूहा बादल के पास पहुँचा । बादल ने कहा, में सर्व शक्तिशाली 
नहीं हूँ । पहाड़ के सामने मेरा कोई बस नहीं चलता ।” चूहा पहाड़ के पास गया | 
पहाड़ ने प्रस्ताव सुनकर अपनी असमर्थता प्रकट की और बोला, पृथ्वी के साथ 
अपनी पुत्री का विवाह कर दो, उसी पर सब बसे हे ”। चूहे ने पृथ्वी से प्रार्थना की । 
पृथ्वी ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र वृक्ष से विवाह कर दो ।” जब चूहा वृक्ष के पास 
पहुँचा तो वृक्ष ने कहा, “में सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझ से बड़ा तो चूहा 

है जो कि मेरी जड़ें काटकर गिरा देता ë |” 


अब चूहे की बुद्धि में आया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तो उसी के सगे संबंधी 
ही हैं । वह cud में बाहर दू रहा था । अतएव उसने अपनी लड़की का विवाह एक 
स्वस्थ एवं सुन्दर चूहे से कर दिया | 


(ब) 


“गाड़ी छूटने में केवल बीस मिनट है, तुरन्त स्टेशन ले चलो” कह कर एक 
प्रोफेसर साहब कनाट प्लेस में टॅक्सी में बेठ गये और फिर अखबार पढ़ने में तल्लीन 
हो गये | पन्द्रह मिनट बाद उन्होंने टॅक्सी के बाहर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि कनाट- 
प्लेस में वे उसी स्थान पर हैं । 


पता लगा कि टॅक्सी में कोई ड्राइवर था ही नहीं । 
CC-0. In Public Domain. ०५०९४७ Muthulakshmi Research Academy 








523 


प्रारंभिक वाक्य 


1. आकाश में दिन में सूरज और रात में चन्द्रमा दिखाई देता है | 
One sees sun during the day and moon during the night in the sky, 


2. पृथ्वी पर हम सब बसे Š | 
We all are inhabited on this earth. 


3. वह शक्तिशाली एवं स्वस्थ आदमी है । 
He is a powerful and healthy man. 


4. चूहा पेड़ की जड़ें काटता है और गिरा देता है । 
The mouse cuts roots ofthe tree and makesit fall, 


5. वह व्यक्ति अपनी सुन्दरता पर अभिमान करता 
That person is proud of his beauty, 


6. उसके सगे-संबंधियों ने अपनी असमर्थता प्रकट की । 
His near relations expressed their inability (to help him). 


7. तुम व्यर्थ में अखबार पढ़ने में तल्लीन हो । 
In vain you are busy in readingthe newspapers. 


8. गर्मी से पेड़ झुलस जाते हें । 
The trees get scorched by excessive heat. 


9. तुम्हें यह कब बुद्धि में आएगा ? 
When will you be able to understand this fact ? 


10. उस पर दृष्टि न दौड़ाओ, उसने अपने चेहरे को ढक लिया ë । 
Don’t look at that person, he has covered his face. 
अर्य-संबंधी टिप्पणियाँ 


(1) maas में माता-पिता ही योग्य वर को ढूढ़ कर अपनी पुत्री का विवाह 
करते हुँ । प्रत्येक माता-पिता चाहते हे कि अच्छे से अच्छा वर उन्हें 
मिले । 


(2) बुद्धि में आना : समझना । 


(3) प्रोफेसर लोग इस बात के लिए प्रसिद्ध होते हैं कि वे अपने विचारों में अधिक 
लीन रहते qEO Ç lic Domain. Rigsby भू Research Academy 


524 
व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) चूहे के 'बहुत सुन्दर' लड़की थी à 
यहाँ लड़की संज्ञा है, सुन्दर उसका विशेषण (adjective) dg š क्योंकि 
बह्‌ लड़की की विशेषता ( quality ) बताता है । ' बहुत इस F सुन्दर? 
की भी विशेषता बताता है | यहाँ यह ध्यान रखिए कि ‘aga’ विशेषण की qug 
यहाँ नहीं है, बल्कि विशेषण का विशेषण है । 
विशेषण के कुछ अन्य विशेषण हे-अधिक, कम, बहुत ही, अत्यधिक, थोडी, 
पर्याप्त आदि | 
ये ही शब्द क्रिया के पूर्व आ सकते हे । 
ag बहुत खेलता हे । 
वह कम पढ़ता है । 
में पर्याप्त सोता Od 
(2) में 'सब से अधिक' शक्तिशाली हूँ । 
इसका अर्थ यह है कि बहुत से शक्तिशाली व्यक्ति ë । उनमें से कहने वाला 
जितना शक्तिशाली है उतना और कोई नहीं है । इस भाव को व्यक्त करने (बताने) 
के लिए शक्तिशाली के पहले सबसे अधिक' लगेगा । ऐसा प्रयोग तभी होता है जब 
चयन (selection) हो | रचना इस प्रकार होगी — 
सबसें अधिक (विशेषण) 
सबसे कम (विशेषण ) 


अन्य उदाहरण है -- 


आचार्य ने सोचा कि वे सबसे अधिक सुशील युवक को कन्या देंगे V 


आचार्य के सामने अनेक सुशील युवक थे, उन में S 
अधिक हो उसको वह कन्या देना चाहते थे । में जो सुशीलता में सब से 


s इसी अर्थं में एक समस्त शब्द 'सर्वाधिक' चलता है, 
ज — 
में सर्वाधिक शक्तिशाली Ë । 
वह सर्वाधिक सुशील है । 
कभी-कभी अधिक का लोप ( deletion ) दते है 
eti भी कर दते है — 
सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तो उसके सगे संबंधी है : 
वह्‌ सब से सुशील है । | 
में स्वशक्तिशाली नहीं BI 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








525 
(3) “मुझ से बड़ा” तो चूहा है । 
व्यक्तियों के बीच में किसी गुण के सम्बन्ध में 
दुसरे व्यक्ति के बाद 'से' लगाते हे । ae 
वह लड़का मोहन से बड़ा है । 
वह तुम से छोटा है । 
(4) प्रार्थना करना, विवाह करना 
इन क्रियाओं के साथ कमं ( object ) के बाद A आता है, 'को' नहीं आता 
। 
चूहे ने पृथ्वी से प्रार्थना की । में आप से प्रार्थना करता हूँ । 
तुम मेरे पुत वृक्ष सेविवाहकरदो । रामने सीता से विवाह किया । 


प्रश्‍नमाला 4 
(अ) 
. लड़की की किस वात पर चूहे को अभिमान था ? 
- पुत्री के विवाह के संबंध में चूहे ने क्या सोचा ? 
- चूहा सूरज के पास क्यों पहुँचा ? 
. सुरज ने क्या उत्तर दिया ? 
. चाँद ने चूहे को क्या उत्तर दिया ? 
. वादल ने चूहे को क्या उत्तर दिया ? 
. पहाड़ ने चूहे को क्या उत्तर दिया ? 
- पृथ्वी ने चूहे को क्या उत्तर दिया ? 
. वृक्ष ने चूहे को क्या उत्तर दिया ? 
- चूहे ने अपनी लड़की का विवाह किस से किया ? 


2 wo o l0 oc FF G t5 n 


[en 


(a) 
. टेक्सी में बैठने पर प्रोफेसर साहब ने क्या कहा ? 
2. टैक्सी में बैठकर प्रोफेसर साहब क्या करने लगे ? 
3. पन्द्रह मिनट बाद प्रोफेसर साहब ने कया देखा ? 


m 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 5 


सिन्धु की राजकुमारी 


पुराने समय की बात ë । सिन्धु देश में एक राजा था जिसे मोटे लोग बहुत अच्छे 
लगते थे । उसे दुबल आदमियों से इतनी Fae थी की जिसे दुबला देखता उसे फाँसी 
पर लटका देता | फलस्वरूप सभी लोग दिन-प्रतिदिन मोटे होने लगे | राजा के एक 
राजकुमारी थी । वह भी मोटी होती गई | उसके मोटापे के कारण कोई राजकुमार 
उससे विवाह का प्रस्ताव न रखता | तब राजा को अपनी ASAT का पता चला | 
उसने एक घोषणा कराई, “जो कोई मेरी राजकुमारी का मोटापा कम करेगा में उसके 
साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दूँगा और आधा राज्य भी उसे दूँगा। किन्त यदि 
राजकुमारी का मोटापा दूर न कर सका तो उसे फाँसी पर चढ़ना होगा Ta 
के डर से कोई भी चिकित्सा करने नहीं आया । सिन्धु का राजा इसी चिन्ता में मर 
गया । राजकुमारी ने जब राज्य सम्भाला तो उसने भी घोषणा की कि जो कोई उसका 
मोटापा दुर कर देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी और उसे सारे राज्य का स्वामी 
भी बना देगी । कुछ दिनों बाद एक नवयुवक एक वैद्य बनकर राजकुमारी की चिकित्सा 
करने आया | उसने यह भी प्रसिद्ध कर दिया कि वह वेद्य होने के साथ-साथ एक 
अच्छा ज्योतिषी भी है। राजकुमारी को वह दवा के नाम पर तो पानी देता पर बहुत 
देर तक 48-48 गणता किया करता था | राजकुमारी ने यह देख कर एक दिन 
रछा, आप 48-48 क्या गणना किया करते हे ?” | उस नवयुवक ने बताया कि 
EIE SI NGG NU बाद सूर्योदय होते ही राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी ! 
aah enr qd E Jh बड़ी चिन्तित त रहने लगी । वह अपने मोटापे की 

S ICT का आशका से व्याकुल रहती | 


" फलस्वरूप वह दिन-प्रतिदिन दुबली होने लगी | गिनते-गिनते एक सौ आठवाँ दिन 

आया तब तक उसका मोटापा बिलकूल समाप्त हो गया था और करवट लेने की 

बात तो ॥ अब वह अपने सारे काम भी अपने आप कर लेती थी | फिर एक at 

M EM eg RI eU अगले दिन उसने वंद्य जी को बुलाकर डाँटा, 
= Am. आज > iy n Sos 

Oa sol निकली । देखिए, में आज भी जीवित हूँ ।” वैद्य जी 


ने उत्तर दिया, “हाँ, ज्योतिष तो झू X 
EDR & [टी निकली पर मोटापा तो आपका दुर हो 


राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई । उस नवयवक ete S 
Ë वक का 
हो गया और पूरा राज्य भी उसे मिल गया । विवाह उस राजकुमारी के साथ 


CC-0. In Public Domain. Digtises-by Muthulakshmi Research Academy 








527 


प्रारंभिक वाक्य 
1. यह राजकुमार ज्योतिषी भी हे । 


This princeis an astrologer too. 
2. राजकुमारी को मृत्यु का बड़ा डर था | 
The princess was much afraid of death. 
3. aa बीमारी की चिकित्सा दवा देकर करता है । 
The doctor cures the illness by giving medicines. 
4. फाँसी की आशंका से लोग बुरे कार्य नहीं करते । 
People don’t commit crimes due to dread of execution. 
5. आज उस ज्योतिषी की गणना झूठी निकली । 
Today the prediction of that astrologer went wrong. 
6. शिक्षा से ada समाप्त होती है । 
Education puts an end to ignorance. 
7. वह दिन प्रतिदिन मोटा हो रहा है । 
He is growing bulky day by day. 
8. मू्खंता दूर करने का सबसे अच्छा उपाय पढ़ना है, फलस्वरूप आप खूब पढे | 


The best way to dispel ignorance is reading, hence you must read 
extensively, 


9. उस नवयुवक की मृत्यु एक सौ आठ दिन बाद होगी । 
That youngman will die after one hundred and eight days. 


10. वह दुबला-पतला नवयुवक राजा की घोषणा पढ़ रहा Ç | 
That lean and thin youngman is reading the proclamation of 
the king. 


अर्थसम्बन्धी टिप्पणियाँ 


। मुत्यु की चिन्ता के सामने खाना-पीना कुछ 
मी मारे चिन्ता के दुबला हो जाता है । इसी तथ्य 
का-मोटापा कम करने में किया 


(1) यह एक लोक-कथा है 
भी अच्छा नहीं लगता है, और आद 
की जानकारी का प्रयोग राजकुमार ने राजकुमारी 


I 
( 2) दवा के नाम पर पानी--राजकुमारी à कहता था कि यह दवा है, किन्तु 


वास्तव में वह पानी होता था । 
तो वह ले ही सकती थी, इस के 


( ) कप ले ने की a P izeg.by Muthulakshmi Rt rch Academ 
k ; u 
अरि f हिल ig em X Imi Researci cademy 


> 


528 
व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


(1) राजा को मोटे लोग अच्छे लगते थे । 

यह एक विशेष वाक्य संरचना है । जब 'लगना' क्रिया का प्रयोग होता है जिसका 
अर्थं look, appear, seem, like, dislike us होता है, तो जो वस्तु 
अच्छी लगती है वह कर्ता (subject) में होती है, वह व्यक्ति जिसे 
अच्छा लगता है-'को' लगा कर आता है | 


राजा को मोटे लोग अच्छे लगते थे 
लड़के को मिठाई अच्छी लगती है 
मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है 
तुमको मेरी बात बुरी लगेगी 
उसे तुम qd लगते et 


(2) में राजकुमारी का 'मोटापा' कम करूंगा । 

'मोटापा' का अर्थं 'मोटा होता या बना रहना! । 'मोटा' विशेषण ( adjective) है 
ओर मोटापा” ( abstract-noun ) (अंग्रेजी में एसे अवसर पर ness 
लगता है, ४००१ : goodness आदि) | हिन्दी में इस प्रकार की रचना में 
कई प्रत्यय (—ness की तरह अंत्य suffix) लगते ë -- 


(क) संस्कृत के विशेषणों के साथ : 


जता : सुन्दर सुन्दरता 
beautiful beauty (beautifulness) 
कठिन कठिनता 
dificult difficulty (= difficul tness) 
दुर्बल ' दुबेलता 
weak weakness 

(ख) हिन्दी के विशेषणों के साथ : 

-पन : बच्चा बचपन 
child childhood 

च्या 8 दला बुढ़ापा 
oldman old-age 

-आई : अच्छा अच्छाई 
good good-ness 
लम्बा लम्बाई 


long 1 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muth Athi Research Academy 








529 
(3) राजकुमारी ने पूछा 'कोई उपाय! i 
_ बातचीत में प्रायः पूरे-पूरे वाक्य नहीं बोलते । वाक्य का जो अंश संदर्भ (context) 
से स्पष्ट होता है उसका प्रयोग नहीं करते। 
(क) प्रश्नों के उत्तर में तो यह प्राय: होता है : 

कहाँ जाओगे ?' 

'स्कूल' (स्कूल जाऊँगा ) । 

‘att आया था ? ! 

मोहन” (मोहन आया था) । 


(ख) प्रश्न, यदि किसी पहले कथन पर किया गया है, तो अपूर्ण हो सकता 


हम सब वहाँ जा रहे है । 
‘wet?’ (कहाँ जा रहे हं?) 
“पिक्चर पैलेस” (पिक्चर पैलेस जा रहे है )| 
(ग) चूँकि बातचीत में कहने वाला तथा सुनने वाला संदर्भ से स्पष्ट ही 
रहता है, अतएव UU या 'तुम' वाक्य में अप्रयुक्त रहते Š | 
'कहाँ जाओगे ? (तुम कहाँ जाओगे?” ) 
'घर जाऊंगा' (में घर जाऊंगा । ) 
. (घ) “है” का प्रायः लोप रहता है यदि कथन में केवल एक ही वाक्य है और 
उसकी क्रिया š हे । 
कोई उपाय? (कोई उपाय है ) 
कोई उपाय नहीं (कोई उपाय नहीं है )) 


व्याकरणिक अस्यास 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थात की पूर्ति कीजिए : 


(10 राजा o oco rs oc मोटे आदमी अच्छे लगते थे । 
(2) राजकुमारी के ......... के कारण विवाह नहीं हो रहा था। 
(Sane tiv. DM क्या गणना किया करते हैं? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muth; pane Research Acade, 
(4) नवयुवक का विवाह उस राजकमारी ......... ही mr 


530 
(ख) निम्तलिखित शब्दों Q भाववाचक संज्ञा (abstract noun) बनाइए : 
सुन्दर 
मोटा 
दुबला 


) 
) 
) लम्बा 
) 
) 


So DO = 


सरल 
स्वतंत्र 


ठ OC 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


(ग) निम्नलिखित वाक्य यदि बातचीत में कहे गये होते तो किस प्रकार छोटे 
होते । जैसे कोई उपाय नहीं है का उपाय नहीं । 

1) क्या तुम घर चलोगे ? 

2) (कहाँ जाओगे! के उत्तर में) में लखनऊ जा रहा 

3) (मै वहाँ जा रहा हूँ' सुन कर प्रश्‍न रूप में) तुम कहाँ जा रहे ही ? 
4) क्‍या इसका कोई उपाय है ? 


। 
( 
( 
( 
( 


प्रश्‍नमाला 5 
. सिन्धु देश के राजा को क्या अच्छा लगता था ? 
. दुबले आदमी को राजा क्‍या करता था ? 
. राजकुमारी केसी थी ? 
राजकुमारी से विवाह प्रस्ताव राजकुमार क्यों नहीं करते थे ? 
. राजा ने क्या घोषणा की थी? 
. राजा ने आधा राज्य किसे देने की घोषणा की ? 
राजकुमारी का मोटापा दूर करने की क्या शर्त थी ? 
. राजकुमारी ने क्या घोषणा की थी ? 
. 49 क्या दवा देताथा ? 
10 39 ने राजकमारी से क्या कहा ? 
11. राजकुमारी ने वंद्य से क्या पूछा ? 
12. वेध की घोषणा के पश्चात्‌ राजकुमारी कैसे रहने लगी ? 
13. 108 4 दिन राजकुमारी कितनी मोटी थी ? 
14. राजकुमारी ने वेद्य जी से क्या कहा ? 


15. नवयुवक का विवाह राजकुमारी से कैसे हुआ ?. ; 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshtmi Research Academy 





0o 9१७ o m > c t$ a 


eo 





पाठ 6 


मित्र सम्प्राप्ति 


दक्षिण भारत में एक घने जंगल में एक बरगद का वृक्ष था, जिस पर बहुत- 
सी चिड़ियाँ रहती थीं । वहीं एक कीवा भी रहता था । एक दिन कोवे ने एक शिकारी 
को अपने हाथ में जाल लिए उधर आते देखा । कौवे ने बरगद के वक्ष पर रहने वाली 
चिड़ियों को शिकारी के आने की सूचना तुरन्त दे दी । शिकारी ने आकर बरगद के 
वृक्ष के नीचे जाल फं ला दिया । किन्तु कोई भी चिड़िया जाल के नीचे पड़े चावल के 
दानों के पास नहीं आई | ° 


तभी कबूतरों का एक झुण्ड उधर आ निकला । सभी कबूतर चावल के दानों 
पर टूट पड़े और जाल में HA गए । तब कबूतरों के मुखिया ने एक उपाय सोचा | ag 
दूसरे कबूतरों से बोला, शिकारी के पकड़ने से पहले हमें जाल सहित उड़ जाना 
चाहिए” 1 सभी कबूतर जाल के साथ उड़ गए | शिकारी कुछ दूर तक उनका पीछा 
करने के बाद रुक गया | सभी कबूतर उड़कर अपने मित्र चूहे के पास पहुँचे और उससे 
जाल कटवाकर मुक्‍त हो गए | 


कौवे को, जो कबूतरों के साथ उड़ रहा था, कबूतरों और चूहे की मित्रता पर बहुत 
आश्चर्य हुआ। उसने भी उस चूहे से मित्रता की और उससे मिलने प्रतिदिन जाने लगा। 
एक दिन कोवे ने चूहे को बतलाया कि अब दुभिक्ष के कारण उस स्थान में खाने के लिए 
कुछ भी नहीं है । अतएव उसे पास के देश में अपने मित्र कछुए के पास जाना पड़ेगा | 
चूहा भी कोवे के साथ कछुए के पास एक तालाब के किनारे पहुँचा | इस प्रकार 
चूहा, कौवा और कछुआ तीनों परस्पर मित्र हो गए । 


एक दिन एक हिरन घबड़ाया हुआ तालाब की ओर दौड़ता हुआ आया | कछए 
के पूछने पर हिरन ने बताया कि कुछ शिकारी उसका पीछा कर रहे हैँ । कछुए 
ने हिरन को भी अपना मित्र बना लिया और अब वे चार मित्र हो गए । जब एक 
दिन हिरन सायंकाल को जंगल से वापसन आया तो कोवे ने उसे जंगल में 
ठ ढ़ा और उसे एक जाल में फंसा पाया | कोवा चूहे को बुला ले गया और चूहेने जाल 
काट दिया और हिरन मुक्त हो गया | चूहा भी पास के बिल में भाग गया | जब शिकारी 
लौटा तो उसने फंदा कटा हुआ पाया पर पास ही एक कछुए को देखा । वह 
HOU को ही बांध कर ले चला | यह देखकर हिरत कुछ दूर आगे जाकर मरे हुए की 
तरह लेट गया और कौवा भी चूहे को लेकर वहाँ पहुँच गया | शिकारी जब वहाँ 
पहुँचा तो उसने एक मरे हुए हिरन को देखा जिसके सिर पर एक कौवा बेठा है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy : 
531 


532 


शिकारी ने हिरन को बाँधने के लिए कछुए को पेड़ के नीचे x दिया । चूहे ने 
तुरन्त वहाँ पहुंचकर बंधन काट दिए और कछुआ पास के तालाब में कूद गया । उधर 
जब शिकारी हिरन के पास पहुँचा तो fier भी भाग गया । कौवा भी उड़कर वृक्ष 
पर जा बैठा । 


इस प्रकार चारों में एक दूसरे के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल देने की 
तत्परता के ही कारण सभी मित्र सकुशल रह सके । सच्ची मित्रता का यही भादर्श है। 


प्रारंभिक वाक्य 


1. तालाब के पास एक बरगद का पेड़ है | 
There is a banyan tree near the fond. 


2. पेड़ पर कोवा रहता है और बिल में चूहा । 
The crow lives onthe treeandthe ratin the burrow. 
3. कबूतर झुंड में. उडते हँ । 
The pigeons fly in flock. 
4. शिकारी ने जंगल में जाल फेलाया । 
‘The hunter spread the net (snare) in the forest. 
5. हिरन जाल में फंस जाते हं । 
The deer get ensnared inthe net. 
6. दुर्भिक्ष में पशुओं पर बड़ा संकट आता है । 
During a famine great calamity falls on the cattles, 
7. कबूतर चावल क दाने खा रहें Š । 
The pigeons are pecking grains of rice, 
8. हिरन संकट से मुक्‍त हो गया । 
The deer got out of the trouble, 
9. WEST तालाब में Har । 
The turtle (tortoise) jumped into the pond, 
10. शिकारी हिरन का पीछा कर रहा है । 
The hunter is chasing the deer. 


11. उसकी वीरता पर सभी को आश्चर्य होता है । 
Everybody wonders at his valour, 


12. देश की रक्षा करना एक ऊंचा आदशं है | 


It isan high idealto defend one’s ¢ 
CC-0. In Public Domain. Digtized by ५114 afin esearch Academy 








533 
अर्थ सम्बन्धी टिप्पणियाँ 


(1) कहानी पंचतंत्र से ली गई Š । पंचतंत्र संस्कृत की एक कहानियों की 


पुस्तक š आर इसका अनुवाद संसार की सभी मुख्य भाषाओं में हो 
चुका है । 
(2) बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है । उसकी लटकती डालें जमीन को छ कर 


जड़े बन जाती Š और-इस प्रकार पेड बढ़ता जाता Š | बरगद के पेड़ 
में संकडो की संख्या में चिडियाँ रहती 


(3) शिकारी जाल बिछा देता है। जंसे ही पक्षी जाल के नीचे पड़े दानों को 
खाने के लिए उतरते हे dà ही वे फॅस जाते हे | 


(4) दानों पर टूट पड़े : बिना कुछ सोचे दानों को खाने लगे | 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


(1) संज्ञा के पहले विशेषण या कुछ और विशेषण के समान कार्य करने वाले 
अंश आते हे और संज्ञा की विशेषता बताते हे 1 इन सबको विशेषक (modifier) 


कहते हूँ । 
विशेषण--संज्ञा, दोनों मिलकर एक पदबन्ध ( phrase ) बनाते है। 
यहाँ अब तक के पाठों में से कुछ ऐसे पदबन्ध निकाले जा रहे है : 


एक घना जंगल कबूतरों का मुखिया 
बरगद का वृक्ष सभी कंबूतर 
agen) चिड़ियाँ कुछ शिकारी 

एक दिन अपना मित्र 

कोई भी चिड़िया चार मित्र 

अपना हाथ उसका विवाह 
सुशील युवक किसी काम से 

मेरी बेटी किसी साथी को 
कोई डर माँ की आज्ञा 


यात्रा का साथी 


वह राजकुमारी 


राजकुमारी की मृत्यु 
(२) ध्यान से यदि देखा जाए तो मालूम होगा कि ये उदाहरण कई वर्गों मे 
até जा सकते हैं -- : 


(क) गुणवाचक विशेषण--संज्ञा सुशील युवक, सच्ची मित्रता, गोल गेंद 
CC-0. In Public Domain. Digtized by MAER An RelA Academy 


36—5 C H D/70 


534 i 
(ख) गिनती --संज्ञा:- एक दिन, चार मित्र, एक नगर 


(ग) मात्रात-संज्ञाः-- बागी विन्या, कुछ लोग, थोडे 
आदमी, सब आदमी, सभी आदमी 


(घ) अनिश्‍चित विशेषण--संज्ञा:- कोई आदमी, किसी काम से, किसी साथी 
को, कोई डर 


(s) 0-का-+संज्ञा:- यावा का साथी, राजकुमारी की मृत्यु, 
बरगद का वृक्ष, कबूतरों का मुखिया, 
उसका विवाह, माँ की आज्ञा 


(टिप्पणी: मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा-'ये भी-का के रूप हैं अर्थात्‌ possessive है) 
: मेरी बेटी, अपना मित्र, अपना हाथ 


(च) वस्तुप्रदर्शश विशेषण+-संज्ञाः- यह आदमी, वह लड़का, (this, that) 
वह राजकुमारी, ये चिड़ियाँ 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्तःस्थानों की पूर्ति कीजिए : 


(1) दक्षिण भारत में एक , . . . .जंगल में एक. . . ... ..... वृक्ष UT । 
(2) शिकारी ने बरगद के वृक्ष ......... नीचे जाल फेला दिया । 

(300 मम co Oa bee oasi faa कछए के पास जाना पड़ेगा | 

(4) कौवा भी उड़कर .......... पर जा बैठा । 


. i ` ` 2 
(ख) निम्तलिखित संज्ञाओं को एक या दो विशेषक लगा कर बढ़ाइए | जसे, वह 
लड़का है, वह अच्छा लड़का Š | ia 


(1) जंगल में बरगद का वृक्ष था. | 

(2) वृक्ष के नीचे शिकारी ने जाल फैला दिया à 
(3) वह मित्र है 1 

(4) आदमी आ रहा है । 

(5) साथी आ रहा है । 


बेटी E 
(6) बेटी का विवाह करना । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by'Muthulakshmi Research Academy 


` 








535 


(ग) निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कीजिए । 


( 


See = ४. = = = = 
Your wb rn o Q 


% uoo 9 Pw 


1) कोई 
2) मेरा 
3) अपना 
) सब 
) कुछ 
) वह 


प्रश्‍नमाला 6 

fafsat कहाँ पर रहती थीं? 

. कौवे ने क्‍या देखा ? 

कौवे ने बरगद के वृक्ष पर रहने वाली चिड़ियों को क्या सूचना दी ? 
. शिकारी ने बरगद के नीचे क्या किया ? 

कबूतरों ने दाने देख कर क्या किया ? 

कबूतरों के मुखिया ने साथियों से क्या कहा ? 

कबूतरों को जाल सहित उड़ता देखकर शिकारी ने क्या किया ? 
जाल सहित उड़कर कबूतर कहाँ पहुँचे ? 

कौवे को आश्चर्य क्यों हुआ ? 

कोवे ने चूहे से क्या बताया? 


. चूहा, कौवा, कछुआ किस प्रकार मित्र बने ? 
. हिरन ने कछुए को कया बताया ? 


. कौवे ने हिरन को कहाँ पाया? 
. कौवे ने हिरन को जाल में फंसा देखकर क्या किया ? 


. शिकारी ने क्या देखा ? 
. शिकारी को हिरन न भिल सका तो क्या किया? 


, सच्ची मित्रता का क्या आदशं है ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


a 


पाठ 7 
दो चुटकुले 
एक देश के राजा को अपने मन्वी का यह कहना झूठ लगता था कि लोग अपनी 
पत्नी के कहने पर ही चलते हे । राजा अभी कुआरा ही था | 
मन्त्री के कथन को जांचने के लिए राजा ने एक दिन राज्य के सभी विवाहित 


पुरुषों को बुलाया और उनसे कहा, “तुम लोगों को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना है | 
उत्तर सही-सही देना । यदि कोई झूठ बोला तो उसे फाँसी दी जाएगी । ” 


प्रशन AS था, FAT तुम अपनी पत्नी के कहने.पर चलते हो ?” जिनका उत्तर 
हाँ में था उन्हे राजा के are हाथ की ओर खड़ा होता था, जिनका 'नहीं' में उन्हें 
ary हाथ की ओर खड़ा होना था । 

सभी मनुष्य ard हाथ की ओर खड़े हो गये । केवल एक मनुष्य दाएँ हाथ की ओर 
आया । राजा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा “मुझ प्रसन्नता है कि मेरे राज्य में एक 
तो ऐसा है जो अपनी बुद्धि से काम करता है । अच्छा अब तुम इन मूर्खो को बताओ 
कि तुम दायें हाथ क्यों खड़े हुए थे । ” 

श्रीमान उस आदमी ने उत्तर दिया, “ जब मैं घर से चला था तब मेरी पत्नी 
ने कहा था कि भीड़ से अलग रहता । ” 


* * * 


पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया । दूसरी ओर से किसी व्यक्ति की घबड़ाई 
ल आयी, इंस्पेक्टर साहब, मेरी कार का स्टीरिग व्हील, ब्रेक, dea डेश 
ats आदि सभी गायब हो गये हैं। मे कनाट प्लेस के 'ए' ब्लाक 


गक ICE | 
Ska 1 हु । कृपया तुरन्त 


पुलिस इंस्पेक्टर जाने को तैयार ही हुआ था कि फोन की घंटी 
ह की घंटी फिर बजी। आवाज 
उसी व्यक्ति की थी क्षमा कीजिए | म गलती से पिछली सीट पर बैठ गया 
था। 


—_—_ SC 


CC-0. In Public Domain. Digi by Muthulakshmi Research Academy 
® 








537 
प्रारंभिक वाक्य 
निम्नलिखित वाक्यों का अभ्यास कीजिए : 


1. वह्‌ अब एक विवाहित पुरुष है, पिछले वर्ष वह कुँआरा था । 


He is a married person now, last year he was a bachelor. 


2. हम लोग मनुष्य है, पशु नहीं । 


We are human beings, not animals. 


3. मूखं अधिकतर ग़लती करते है । 
Fools mostly commit mistakes. 


4. श्रीमान, मे गलती से यहाँ आ गया । 
Sir, I have come here by mistake. 


5. वह मनुष्य सदा भीड़ से अलग रहता है । 
That man always remains away from the crowd. 


6. वह व्यक्ति इस समय बहुत घबड़ाया हुआ है । 
That person is much bewildered at this moment. 


7. कुरसी मेरे ard हाथ पर है, और मेज मेरे बाएं हाथ पर है । 
The chairison my righthand; andthe tableison my left hand. 


8. कृपया प्रश्नों का सही-सही उत्तर दीजिए | 
Please give right (correct) replies tomy questions. 


9. हम तुम्हारे कथन की जाँच करेंगे । 
We shall examine your statement. 


10. इस समय वह आवाज्ञ नहीं आ रही है । 
That sound isnot coming atthis moment. 





टिप्पणियाँ 


(1) यहाँ दो चुटकुले दिये जा रहे ë । 
( TYTON AA फेक ias HA Starr RSL के gl 


538 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) समय की सूचना देने के लिए कुछ शब्द होते हे जो वाक्य में क्रिया के 


qd तथा प्राय: कर्ता के बाद आते हैं | ये कई प्रकार के हैं : . 


(क) तब, अब, कब । इतके बलात्मक रूप हैं --तभी, अभी, कभी । 
(ख) समय के विभाजन के शब्द 


साल, वषं 

महीना, मास 

पक्ष, पखवारा 
सप्ताह, हफ्ता 
दिन, दिवस, वासर 


year 
month 
fortnight 
week 


day 


दिनरात के समय के विभाजन : 


उषा 
प्रातःकाल, सुबह 
दोपहर, मध्याहन 
तीसरे पहर, अपराहन 
सायंकाल, शाम 
संध्या 
रात, रात्रि, रजनी, निशा 
आधी रात, अर्धे-रात्ि 
पूर्वाह न 

दिन क्रम के लिए शब्द : 
आज 
कल 
परसों 
कल 
परसों 

सप्ताह के दिन : 


सोमवार, मंगलवार, व 
गलवार, बुधवार, quer 
रविवार | महीनों के नाम प्राय: अँग्रेजी के जनवरी, फ 
समय का माप घंटा, मिनिट, dag होता है I 


dawn 
morning 
noon, midday 
afternoon 
evening 
dusk, twilight 
night 
midnight 
(अंग्रेजी के forenoon š; लिए)! 


today 

tomorrow 

the day-after-tomorrow 
yesterday 

the day-before-yesterday 


तिवार, शुक्रवार, शनिवार और 
खरी आदि चलते हे । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








प्र 


539 

(ग) समय के लिए सामान्य शब्द 'समय' 'काल' आदि zi 

(2) ये समयवाचक शब्द अलग-अलग रचना में आते Š | उनका विचार 
रखना चाहिए । कुछ मुख्य रचनाएँ ये है -- 


(क) ki समय' 'उस समय' “किस समय' तुम काम करोगे। 
इस समय म घरजा ats gd : 
अग्रजा H at thistime की तरह यहाँ इस समय a’ इस समय qc 
आदि का प्रयोग नहीं होता है । 


(ख) इसी प्रकार अव' तब' 'कव' 'इस वर्ष' 'इस ara’ 'इस fea’ आदि 
में भी बाद में कछ लगा नहीं होता है । 


(q) दिन रात के विभाजन में प्राय: 'को' लगाया जाता है । विना को' के 
रूप भी है । 
(रात में) (रात को) मैं जाऊँगा। 
सुबह को' (सुबह) वह जाएगा। 
तुम दोपहर को' दोपहर में' मिलना । 
वह तीसरे पहर आया था । (को' नहीं लगा है ) 
क्या 'शाम को' आओगे? 
आधी रात में (आधी रात को) कहाँ जा रह हो ? 
(घ) घंटा-मिनट में निम्नलिखित रचनाएँ चलती हे । 
(ठीक) तीन बजे' गाड़ी आती है । 
“तीन बज कर दस मिनट पर' गाड़ी आती है । 
“तीन बजने में दस मिनट पर' गाड़ी आती है । 
“सवा तीन ast’ ‘are तीन बज 'पौने चार बज गाड़ी आती हे । 
कुछ लोग 'तीन बज कर दस मिनट' को 'तीन-दस' भी कह देते है । 
(ङः) वह “आज, कल, परसो आएगा Od 
(इन में को' प्रायः नहीं लगता है । ) 
वह 'सोमवार को, मंगलवार को' आएगा | 
(दिनों में 'को' लगता है । ) 
वह जनवरी मे' पैदा हुआ था l 
(महीनों में म' लगता हैं । ) 
मे 'इस सप्ताह, अगले सप्ताह' जाऊंगा | 
cd 5%, मेनका Dia ) Muthulakshmi Research Academy 


540 
(3) समयवाची शब्द के बाद बाद” पहले” लगता है, यदि कालक्रम की 


अभिव्यक्ति करनी हो : 
में 'तीन दिन ate’ जाऊंगा | 
ag चार दिन पहले आया था। 
समय के प्रारंभ में से” और समय समाप्ति में तक' लगता है । 
ag 'कल से सोमवार तक' वहीं रहेगा । 
मै 'परसों तक' यहीं gT । 


(4) कुछ समयवाची शब्द यों हे 


हमेशा, सदा always 

कभी नहीं never 

प्राय: often 
कभी-कभी occasionally 
निरन्तर, लगातार continuously 
तुरन्त, जल्दी very soon 


व्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित वाक्यों में समयवाची शब्द के बाद उचित परसग 'को' में! 
गदि लगता हो तो, ame | quur 'को' ‘A’ आदि, 


(1) प्राचीन काल, ...... . . 5 एक आचार्य थे। 

(2) लेकिन जब चोरी कर रहे हों उस समय... ., , .कोई देख न ले। 
3) दस š 

(63) cut साल ........ .. वह यहाँ नहीं रहेगा । 


(ख) निम्नलिखित समयवाची शब्दों को वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए 


1. कल 2. 
MINE dud मंगलवार ५ aq 1968 fo 
6. जनवरी 7. उस समय 8. कब 1 


(ग) निम्नलिखित परसर्गो क 
T प्रयोग 
1.से 2. तक शोतात शक लगाकर कौजिए 
i SR तक 4. को 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








Bw ७ m 


o uo 99M 


541 


प्रश्‍नसाला 7 


. मंत्री का क्या कहना राजा को बुरा लगता था ? 


राजा ने क्या किया ? 


. राजा ने विवाहितों से क्या प्रश्‍न किया ? 


विवाहितों में से दाएँ हाथ की ओर खड़े लोग कौन से d? 
ara हाथ पर कितने मनुष्य खड़े थे ? 

राजा ने किसकी प्रशंसा की ? 

दाएँ हाथ पर खड़े व्यक्ति ने क्या कारण बताया ? 


. पत्नी ने चलते समय उस व्यक्ति से क्या कहा था ? 


. फ़ोन किसने उठाया ? 


फ़ोन पर पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या सुना ? 


. फ़ोन कहाँ से आया था ? 
. दुबारा फ़ोन पर पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या सुना ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 8 


सिन्धुघाटी की सभ्यता 


पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाइयों से मोहनंजोदडो और हडप्पा तामक 
दो प्राचीन नगरों का पता चला है | इनमें से एक सिन्ध तथा दूसरा पंजाब 
मे स्थित है। इन नगरों से लगभग पाँच हज़ार वर्ष पहले की सभ्यता का 
पता चलता है जो निश्चय ही एक उच्च सभ्यता थी। इस सभ्यता के विषय 
में हम जो कुछ जानते हे वह सब खुदाइयों से प्राप्त हुई वस्तुओं के आधार 
पर लगाए गए अनुमान É | 

ये दोनों नगर बड़े विशाल gi मकान पक्की ईंटों के बने हुए 2 Rw 
मकान दो-मंजिले भी ZU आँगन, पक्के फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, शरोढ़ियाँ, 
नालियाँ और स्नानगृह--ये सब इन मकानों में रहने वाले लोगों की परि- 
ष्कृत रुचि का परिचय देते da जल की व्यवस्था के लिए प्रत्येक घर में 
एक कुआँ भी होता था। रहने के साधारण मकानों के अतिरिक्त कुछ विशाल 
इमारतें भी मिलती हं जिनमें खंभे लगे हुए बड़े-बड़े हाल WT. शायद 
इनका उपयोग सभा-भवन के रूप में किया जाता था । इन नगरों का सव 
से दर्शनीय स्थान वह विशाल स्तान-गृह है, जो 180 फुट लम्बा और 108 


फूट चौड़ा है। इसके चारों ओर बरामदे और कमरे बने ए oda नगरों 
की सड़कें चौड़ी और सीधी du eee 


खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर हुम यह कह सकते हे कि वहाँ 
के निवासी गहूं, जौ, मक्का, मक्खन, माँस, मछली तथा अंडे खाते थे। वस्त्र 
सूती और ऊनी, दोनों ही प्रकार के पहनते थे । पुरुष तथा स्त्रियाँ, दोनों 
आभूषण पहनते थे जो कि सोने, चाँदी, तांबे, हाथो-दाँत और कीमती पत्थरों 
के होते थे। सामान्यतया सिट्टो के ada काम में लाते थे, किन्तु विशेष 
अवसरों पर चाँदी, तांबे आदि के सुन्दर चमकीले बर्तन काम में लाते थे 
. . उस समय के प्राप्त कुछ चित्रों के आ 
m Dun भस, हाथी, बकरी, ऊंट और कृत्ते पालते थे। खदाई से कुछ Age 
र ह्रों s = i ७ ह स्पष्ट होता है कि तब खूब व्यापार होता था। 
eee < लेखन है जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। शिव के समान 
कसी दबता योगासन पर बंठी हुई आकृति भी एक मुहर पर है। 

हेम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हे f. a 

S क्‌ सर 

ललित-कला, वाणिज्य ene EU सिन्धुघाटी की यह मानव-जाति 


। 
धार पर्‌ यह कहा जा सकता है कि 


थी । रेहुन-सहन-सभो दृष्टियों से महान 


CC-0. In Public Domain. Digtiz942, Muthulakshmi Research Academy 








543 


शब्दार्थ सूची 


(मकानों) के अतिरिक्‍त besides पक्की ईट baken brick 
(houses) फर्श oon 
आँगन inner courtyard दरामदा verandah 
आभूषण ornament भस buffalo 
== brick मक्का maize, corn 
उच्च (सभ्यता) high (culture) मछली fish 
उपयोग में होना to serve the माँस meat 
purpose मानव जाति human race 
ऊंट camel मिटटो के ada earthenweares 
ऊनी woollen i 
कीमती पत्थर precious stone मुहर gold coin 
कृत्ता dog योगासन yogic posture 
खंभा pillar रहन-सहन way 
खिड़की window of living 
खुदाई excavation रुचि taste 
ig wheat ललितकला fine-art 
चाँदी silver व्स्त्र clothing, clothes. 
sit barley वाणिज्य commerce 
ताँबा copper विशाल large 
पुरातत्व विभाग department of व्यवस्था arrangement 
archaeology शायद perhaps 
परिष्कृत (रुचि) refined (taste) सभाभवन assembly hall 
प्रत्यक (घर) every (house) शिल्प crafts 
दरवाजा door साधारण (मकान) ordinary(house) 
देवता male deity सीढी stair-case 
दो मंजिला double storeyed सोना gold 
नाली drain, ५९४०" स्थित होना to be located 
निवासी resident स्तानगृह bath-house 
निश्चयपूर्वक certainly स्पष्ट होना to become clear 
NR CC-0. In Pu टि मिव Gigi पणती... काता 


544 
अर्थ संबंधी टिप्पणियाँ 
(1) मोहनजोदड़ो और हडप्पा सिन्धुघाटी सभ्यता के नगर थे। 
पुराने समय में सभ्यताएँ प्रायः नदी घाटियों अथवा द्वीपों में विकसित 


हुई थीं । सिन्धु घाटी सभ्यता कम से कम TR वर्ष पुरानी है 
और मेसोपोटामिया तथा इजिप्ट को सभ्यताओं से ऊँची थी। 


(2) भारत में भारत सरकार का एक Dua विभाग है। उसी ने सन्‌ 
1922 ई० में मोहतजोदड़ो (अर्थात्‌ “मुर्दों का टीला”) की खुदाई 
की थी । 


(3) यह सभ्यता नगर-प्रधान थी अर्थात्‌ इसमें नगर की महत्ता थी। 
बड़े-बड़े मकान थे। सभा भवनों में सभाएँ होती थीं । स्नानगृहों 
मे लोग स्नान करते थे । 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) ये दोनों नगर “बड़े विशाल” हे । 


हिन्दी में भी, अंग्रेजी के tobe की तरह, “है” के साथ एक विशेष 
वाक्य रचना होती है। इन वाक्यों में कमसे कम तीन खण्ड होते हे--(1) कर्ता 
( subject ) जिसके सम्बन्ध में कहा जा रहा है। (2) पुरक (complement) 
उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कहा जा रहा है, यह उसकी अवस्था 
( state ) या गुण { quality ) को बताता है, (3) क्रिया “है” का 
कोई रूप (जैस; है, हं, हो, था, थी, थे आदि) । 


यहाँ तीन प्रकार की संरचनाएँ हे : 


(क) लड़का बीमार हूं । 
1 2 3' 
यह किताब बहुत मोटी है । 
ये दोनों नगर बड़े विशाल हैं । 
नगर को सडके चोड़ों और सीधी हे । 


यहाँ do 2 का खण्ड विशेषण (adjecti - 
विशेषत जी में djective) होता है जोकि do! 
eA 1 बताताहै। अंग्रेजी में भी इस प्रकार की सं रचना है जैसे, He is ill 


हिन्दी में इस संरचना में कुछ ऐसे ^ ~ 

S ! ष 

ध्यान दैना चाहिए: 35 एस प्रयोग भी'मिलते हे जिन पर विशे 
(अ) Bis" RTT रूप में हो सकता है, जैसे मेरा, हमारा, 
CC-0. In Public. Doniini ER काता Research Academy 








545 
यह पुस्तक मरी है । 
यह घर अध्यापक जी का ë । 
आभूषण चाँदी के हैं । 
(at) विशेषण भूत कृदन्त ( past participle ) ( हुआ” वाले 
रूप) हो सकते हं: 
लड़का थका हुआ Eg 
मकान Geet set के बने हुए हैं। 
मेरी बेटी बड़ीहोगई ga 
(इ) कुछ विशेषण संस्क्रुत के भूत कृदन्त हें-- 
ag स्पष्ट di 
ag उसके प्रति आकृष्ट हें । 


a 


(ख) सोहन एक लड़का हुं । 
1 2 3 
मेरा भाई डाक्टर है । 
में भारतीय go 
यहाँ do २ का खण्ड संज्ञा (noun) होता है जोकि do 1 के सम्बन्ध 


में कुछ सूचना देता होता है । अंग्रेजी में भी एसी संरचना (Jack is a boy) 
में मिलती है । 


(ग) सोहन घर में हे । 
1 2 3 
मीटिंग दस बजे हैं। 
किताब मोहन के लिए हे । 
इन सब में खण्ड 2 स्थान, समय अथवा प्रयोजन बताता है | 


(2) ऊपर के उदाहरणों में “है” नं० 1 और do 2 को जोड़ता है 
संयुक्त करता है । यह ध्यान रहे कि “है” का एक और प्रयोग भी हे, जिसमें है 
अपने कर्ता (नं० 1) की सत्ता मात्र ( existence ) बताता है । उस संरचना 
में कम-से-कम दो खण्ड होते ë : 


ईश्वर हे । 
1 2 
तब व्यापार होता था 
CC-01In Public2Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


546 
व्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित में रिक्त स्थान्‌ की पुति कीजिए: 


(1) ये दोनों नगर.........- É! 

(2) इन नगरों का सबसे दर्शनीय स्थान......... है। 
(3) आभूषण. ......:. होते थे । 

(4) मुहरों से यह........- होता है । 


(ख) (1) लड़का, डाक्टर, बर्तन, आभूषण, मकान, वह आदमी । 


(2) पक्की Set के, मेरे, आपके, मिट्टी के, चाँदी के, सुन्दर, बीमार, 
स्वस्थ, थका हुआ । 


(3) डाक्टर, यूवक, अध्यापक, भारतीय । 


(4) घर में, नगर मे, आपके-लिए, सब के लिए । 


ऊपर के शब्दों के सहारे ऐसे वाक्य बनाइए जिनमें क्रिया “है” आदि हो । 


(ग) नीचे /कई प्रकार की संरचना के वाक्य दिये गये हे । इन्हें संरचना 
के अनुसार अलग-अलग की जिए : 


(1) लड़की बीमार है । 

(2) किताब मेरी है। 

(3) मीटिंग दस बजे है। 

(4) मकान पक्की ईंटों के बने हे । 
(5) आभूषण चाँदी के है | 

(6) मेरी बेटी बड़ी हो गई है। 
(7) मोहन घर में है । 

(8) नगर में सड़क चौड़ी और 


A, ` 
CC-0. In Public Domain. Digtized S NIN Elmi Research Academy 








547 


प्रश्‍नमाला 8 
* खुदाइयों से पुरातत्व विभाग को किन नये नगरों का पता चला ? 


दोनों नगर कहाँ स्थित हो? 


इन नगरों से कौन सी सभ्यता का पता चलता है ? 
. इन नगरों के मकान केसे बने हुए है ? 


Row ७३ 


* घरों में जल की व्यवस्था किस प्रकार की थी ? 

. बड़े-बड़े हालों का उपयोग किस लिए हुआ करता था ? 

* इन नगरों के मनुष्य क्या-क्या खाते थे ? 

. कौन-कौन से आभूषण पहले जाते थे? 

. विशेष अवसरों पर किस प्रकार के बर्तन काम मे लाए जाते थे ? 
* इन पुराने नगरों में लोग कौन-कौन से पशु पालते थे? 

. मुहरों से क्या स्पष्ट होता है ? 

12. सिन्धुघाटी के सम्बन्ध में हम क्या कह सकते ? 


OO O NAN क OT 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 9 


गौतम बुद्ध 


गौतम ag का जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में ईसा पूर्व सन्‌ 563 
में हुआ ari इनके पिता वहाँ के राजा थे। गोतम बुद्ध का बचपन का नाम 
सिद्धाथे था । गौतम बुद्ध वचपन से ही गंभोर विचारों में डूबे रहते थ, यद्यपि 
इनके पिता ने इतको खुश रखने के लिए मनोरंजन के सभी साधन जुटा दिये 


थे | 


इनके स्वभाव को देखकर इनके पिता राजा शुद्धोदन ने इनका विवाह 
कर दिया ताकि येसंसार छोड़कर जंगलों में न जा सके | इनके एक पुत्र भी हुआ, 
किन्त्‌ गौतम बुद्ध राजमहल के सभी सुखों को छोड़कर सच्चाई की खोज के 
लिए एक रात चुपके से महल से बाहर चले गये। दो वर्ष तक इन्होंने 
विद्वान ब्राह्मणों से वेद-शाल्लादि पढ़े, परन्तु इनको शान्ति नहीं मिली। फिर 
इन्होंने तपस्या की, फिर भी सच्चा ज्ञान इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तव चिन्तन- 
ध्यान के द्वारां इन्होंने सचाई की खोज की और इस में ये सफल हुए । एक रात 
को पीपल के नीचे ध्यान करते-करते इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया । इन्हें यह मालूम 
हो गया कि मनुष्यों को दुःख क्यों होता है ओर उस दुःख से मोक्ष कैसे मिल 
सकता है। ज्ञान अथवा बुद्धि को प्राप्त करने के कारण इनको बुद्ध कहते 
£ 


EU T पश्चात्‌ इन्होंने स्थान-स्थान पर घूम-घूम कर अपनी बातें 
लोगों को सुनाई उनके व्याख्यान लोगों की बोलचाल की भाषा में होते 
थ, संस्कृत में नहीं। इसलिए छोटे-बड़े, गरीब-अमौर, पढ़े-लिखे और बिना 
पढ़े -लिखे---सभी प्रकार us लोग इनकी बातों को समझ लेते थे। इनकी सीधी- 
सादी और सच्ची बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हुए और इनके बताये 
मार्ग पर चलने लगे। वे इनके शिष्य बन गये। ~ 


लगभग 45 वर्ष तक सत्य का 


EE प्रचार करने के पश्च i 
में इन्होंने शरीर त्याग दिया। इन नात 80 वर्ष की आ 


इन का चलाया धर्म बोद्ध “धम कहा जाता है और 
क Si cent Gl बौद्ध-धर्म का प्रचार लंका, बर्मा, स्याम, 

ES में खूब हुआ था। बुद्ध के सिद्धांतों का आज संघर्ष-रत 
संसार में बड़ा महत्व है। E 


CC-0. In Public Domain. Digtizeg 48 Muthulakshmi Research Academy 








TT SON ह sss 


549 


शब्दार्थ सूची 


अनुयायी follower 

अमीर rich 

ईसा qa B. C. (before Christ) 
~-किन्तु but 

खोज search 

गंभीर serious 

चिन्तन contemplation 

चुपके से stealthily 

ज्‌टा देना to make arrangement for 
ज्ञान knowledge 

तपस्या penance 

ताकि sothat ` 

दुःख suffering 

= (के) द्वारा through, by means of 
ध्यान meditation 

नाम name 

पश्चात्‌ j after 

पीपल a kind of tree, holy fig tree 
पूर्वोत्तर north-eastern 

प्रचार propagation 

प्राप्त करना to get, to attain 

बचपन childhood 

afg insight, mind 

cum प्राप्ति enlightenment 

बोलचाल colloquial 

भाषा language 

मनष्य man 

मनोरंजन entertainment 

महत्व CC-0. In Public Domain. Digtized by Mutlitayeintta Research Academy 


31—5CHDJ70 


550 








महल palace 

मार्ग व) 

मालूम होता है appears 

मोक्ष liberation 

यद्यपि although 

राजमहल palace 

वेद-शास्त्रादि Vedas and other scriptures 

व्याख्यान | lecture 

संघर्षरत engaged in conflict 

सच्चाई truth 

सत्य true 

सफल successful 

सिद्धान्त principle, tenet 

सीधी-सादी ' direct and plain 

सुख pleasure 

स्वभाव temperament 
GEOGRAPHICAL 

लंका Ceylon 

बर्मा Burma 

स्याम $ Siam 

चीन China 

जापान Seven 

उत्तर प्रदेश 


Uttar Pradesh, a state of India 


which Vedas, Scriptures etc 


CC-0. Pre BctBenic insti sese पीप has 





551 
अथे संबंधी टिप्पणियाँ 
(1) बौद्ध धर्मे का प्रारंभ करने वाले गौतम बद्ध थे। ये राजा शुद्धो- 


दन के एक -मात्र पुत्र थे | सभी प्रकार की सुविधाएँ एवं राजसी सामान 
इनके पास थे, किन्तु इनका मन इन सुख की वस्तुओं में नहीं लगता था । 
बे सोचा करते थे कि संसार में जो सब स्थान पर दुःख है, उसे कैसे द्र 
किया जाए । ate धर्म में दु:ख, दुःख के कारण और दुःख दूर करने के 
उपायों पर विचार किया गया है। 


(2) ज्ञान पाने के लिए गौतम बुद्ध ने शास्त्रादि पढ़े, पर कुछ संतोष 
नहीं हुआ। फिर तपस्या की (तपस्या में आदमी अपने शरीर को कष्ट पहुँचाता 
है, भूखा रहता हे, गर्मी में चारों तरफ आग जला कर बैठता है, सर्दियों में रात 
में ठंडे पानी में बिना कपड़े पहने खड़ा रहता है इत्यादि)| किन्तु तपस्या से 
भी कोई दुःख दूर करने का उपाय नहीं मिला। फिर तीसरी रीति अपनाई-- 
यह चिन्तन (meditation) की ffl इससे इन्हें सच्चा ज्ञान मिला। 


(3) गौतम बुद्ध के समय सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत जानते थे । किन्तु 
जनसाधारण संस्कृत नहीं जानताथा। उसकी बोली, स्थान-स्थान पर भिन्न 
थी। कहीं मागधी, कहीं शौरसेनी इत्यादि । गौतम वृद्ध के उपदेश “त्रिपि- 
टक” (ग्रन्थ नाम) में मिलते g, “त्रिपिटकों” की भाषा “पाली” है। 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) 3 इनके शिष्य बन गए। 
इस वाक्य संरचना में तीन खण्ड हें: 
वे इनके शिष्य बन गए । 
JY 3 
यहाँ do 1 के सम्बन्ध में कहा जा रहा Š! बह्‌ कर्ता हैं! नं० 2 
क्रिया का जो do 3 में दी गई है, परिणाम है। do 2 को पूरक complement 


कहा जाता है। जिस प्रकार “वह लड़का है” एक त्रिखण्डी रचना है और 
“है” का 'लड़का ' पुरक है, उसी प्रकार यह सरचना भी है। 


इसी प्रकार की एक संरचना है: 


लड़का बेईमान निकला | 
1 ccion Public Doman Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


552 


(2) छोटे-बड़े सीधे-सादे 

यह पुनरुक्ति का एक भेद है। इसमें दोनों शब्द और से जुड़े होते हे । 
छोटे-बड़े का अर्थ है सव-छोटेभी और बड़े भी। सौध-सादे का अर्थ Ronny 
"और सादे । 

जब इस प्रकार की संरचना होती है तो दो रीतियाँ होती हे-- 

(क) शब्द परस्पर विरोधी हों, जैसे “बड़े” और “छोटे” में विरोध 
है। aigar है सभी लोग। इसी प्रकार प्रयोग है--- 
अमीर-गरीब, पढ़े-लिखे और बेपढ़े-लिखे | 

(ख) शब्द समानार्थी हों, जसे सीध-सादे । यहाँ इन गुणों को और 
तीब्र किया जाता है। वे लोग सीधे भी है और सादे भी 
इसी प्रकार. के प्रयोग हं--अच्छ-भले, पढ़-लिखे । 

(3) पूर्वोत्तर x 

दिशाएँ मुख्यतया चार हं 
उत्तर 


Tee = पूव 


दक्षिण 
यदि इनके वीच की दिशाओं का संकेत देना हो, तो 
पदिचमोत्तर पूर्वोत्तर 
(उत्तरपश्चिम) (उत्तरपूर्वं) 


-><- 
i 
1 v 
j 
1 


In Public Domain. Digtized by Mithulakshmi Research Academy 
दक्षिणपश्चिम 


. दक्षिणपूर्वं 








553 


इन उपदिशाओं के नाम aq 


5 जी के अनुकरण पर Š | 4 भारतीय 
ज्योतिष में इनके अलग नाम थे जो 1 : 


आजकल प्रचलित नहीं हे 


वायवी (उपदिशा) tart (उपदिशा) 


नेऋती (उपदिशा) आग्नेयी (उपदिशा) 


व्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त-स्थान की ufa कीजिए: 

(1) गौतमबुद्ध का जन्म उत्तर प्रदेश के ......... भाग में हुआ था d 
(2) दो av तक इन्होंने ब्राह्मणों से......... पढ़ा । 

(3) इनके व्याख्यान बोलचाल की भाषा में थे,......... में नहीं । 
(4) लोग इनके शिष्य......... I 

(ख) निम्नलिखित में पुनरुक्त रूप पूरा कीजिए: . 

(1) Seah दादी छे १ उपस्थित थे । 

(2) अमीर. 25... सभी देश की उन्नति के लिए प्रयत्न करते š । 
(3) वह qar... u: व्यक्ति ë । 

(4) गांधी जी एक सीधे......... व्यक्ति थे । 

(ग) 6). aden Bast 0 डः वहाळ AR ch RETA 


चार-चार वाक्य बनाइए | 


554 


(घ) नीचे दिए नक्शे को देख कर उत्तर दीजिए: 


०वाजार pu रग 
०होटल 
वा ०मन्दिर 


होटल से स्टेशन किस दिश्या में है ? 

. मन्दिर से हवाई अड्डा किस दिशा में है ? 
. मन्दिर से बाजार किस दिक्षा में है? 

. स्टेशन से हवाई अड्डा किस दिशा में है ? 

. होटल से मन्दिर किस दिशा में है ? 

. स्टेशन से बाजार किस fear में है ? 


o ON Q t m 


प्रश्‍नमाला 9 
- गौतम वुद्ध का जन्म कब हुआ था ? 
- गौतम वुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ? 
- वृद्ध के वचपन का क्या नाम था ? 
- वुद्ध के पिता उन्हे खुश रखने के लिए क्या-क्या करते थे ? 
- वुद्ध के पिता का क्या नाम था ? 
- गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था ? 
गौतम वुद्ध रात को चुपके से महल सें बाहर क्यों चले गए ? 
-Aa ने विद्वान ब्राह्मणों से क्या पढ़ा ? 
- सच्चाई की खोज में बुद्ध किस प्रकार सफल हुए ? 
- गौतम को बुद्ध क्यों कहते ह? 
` वोध प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया ? 
- वुद्ध किस माषा में व्याख्यान देते थे ? 
. किस आयु में बुद्ध ने शरीर त्याग दिया ? 
- बौद्ध धमं का प्रचार कहाँ-कहाँ पर हुआ ? 


oe ७ 3 06? ए ९ 8 - 


हट. ह. pi m = 
Bm NM o 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











पाठ 10 
महात्मा गांधी 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई० को गजरात 
प्रान्त में हुआ था। उनका पुरा नाम था मोहनदास करमचन्द गांधी। जब 
हाई स्कूल मं थे तभी 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तरबा के साथ 
ST! सन्‌ 1888 में गांधी जी बैरिस्टरी उत्तीणं करने इंग्लैंड गये । 


«ay Ay xj 


भारत लौटने पर प्रारम्भ में उन्होंने वकालत कौ। वाद में भारत और 
भारतीयों की सेवा. में अपना शेष जीवन उन्होंने लगा दिया । प्रारम्भ Ñ 
उनका कर्मक्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका रहा और तत्पश्चात्‌ भारतवर्ष | वे भारत 
में रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसके लिए यह आवश्यक था कि 
पहले भारत विदेशी शासन से मुक्‍त हो। उनकी इच्छा थी कि भारत की 
स्वतंत्रता एकता द्वारा और एकता के लिए हो । उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन 
और निर्देशन किया । 15 अगस्त, 1947 को जब वे अपने प्रयत्नो में सफल 
हुए और भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत उनकी इच्छा के विरुद्ध दो 
भागों में बॅट गया। जब एकता का स्वप्न खंडित हो गया तो उनको अत्यधिक 
मानसिक वेदना हुई । साम्प्रदायिक झगड़ों और मारकाट को बन्द कराने के 
लिए उन्होंने अनेक यात्राएँ कीं और 21-21 दिन के अनशन किए। 30 जनवरी 
1948 को नाथूराम गौडसे नेगोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 


महात्मा गांधी की मृत्यु के समय भारत को एसा लगा मानों भारत की 
आत्मा उससे छीन ली गई हो। सारा भारत शोक में डब गया। गांधीजी 
ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में जो कार्य किया है, वह तो महान्‌ है ही, 
भारतीय समाज के पुनरुत्थान के लिए जो प्रयत्न किए हैं, वे भी भुलाए नहीं 
जा सकते। उन्होंने अपने जीवन के कुछ स्वानुभूत सत्यों के आधार पर अपने 
सिद्धांत बनाए थे जिनका उन्होंने जीवन भर पालन feat! वे आहिसा के 
पूजारी थे । पर उनकी अहिसा को कायरता नहीं समझा जा सकता; उनकी 
आहसा शक्तिशाली का प्रबल शस्त्र है। गांधी जी का हर स्वप्न धीरे-धीरे 
साकार हो रहा है। उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मागे- 
पर भारत अटल है। गांधी जी चले गए किन्तु उनकी जगाई हुई ज्योति 


अमर है co. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
555 


556 





शब्दार्थ सूची 

अटल fixed, firm 

अत्यधिक too much 

अनशन fast, hunger strike 
« अमर everlasting, eterna] 

अहिसा nonviolence 

आत्मा soul 

आन्दोलन agitation 

FAA field of activities 

कायरता cowardice 

खंडित होना to get broken 

गोली bullet 

छीन लेना to snatch away 

जगाई (ज्योति) lit (torchlight) 

ज्योति light, torchlight 

तत्पश्चात्‌ then, thereafter 

निर्देशन direction 

युजारी worshipper | 
पुनरुत्थान renaissance, revival | 
अबल powerful 

प्रयत्न effort 

प्रारंभ में in the beginning 

बेरिस्टरी barrister-ship, legal practice 
मानसिक mental 

मारकाट man-slaughter 

मुक्त - liberated 

E ` death 

राष्ट्रीय national 

pu legal practice 

qaar 


agony 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








557 


शोक grief, mourning 
संचालन guidance, supervision 
साकार होना to come into shape 
साम्प्रदायिक communal 

स्थापना establishment 

स्वप्न dream 

स्वानुभूत self experienced 


अथं संबंधी टिप्पणियाँ 
(1) भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही स्वतंत्र हुआ हे इस कारण 
उन्हे राष्ट्र पिता (राष्ट्र के पिता) कहते हे । 


(2) महात्मा गांधी सत्य और अहिसा के पुजारी थे। “सत्याग्रह” 
से व विरोधियों के हृदय को अपने अनुकूल बनाते थे, “अहिसा” से वे विरो- 
धियों की हिसा को कोमल कर देते थे। संसार का यह बहुत बड़ा चमत्कार 
है कि एक राष्ट्र ने, बिना हिसापूर्ण विद्रोह किए और बिना शस्त्र-अस्त्रों की 
सहायता लिए, अपने विदेशी शासकों को दूर भगाया। 

(3) राम-राज्य: राम का शासन साधारण प्रजा के हित के लिए था; 
अतएव राम-राज्य वह शासन कहलाता है जिसमें प्रजा का हित प्रधान रहे | 


व्याकरणिक्र टिप्पणियाँ 
(1) कुछ लोग उनकी अहिंसा को कायरता समझते हें । 
“समझना” क्रिया के साथ एक विशेष वाक्य-रचना आती है | इस में 
चार मुख्य खण्ड हुँ: 
कुछ लोग उनकी अहिंसा को कायरता समझते हैं 
1 2 3 4 


यहाँ “कुछ लोग” वाकय का कर्ता 21 “उनकी अहिंसा इस समझने 
क्रिया का “कमं” ( object ) है। 'कायरता'”' वह गण या अवस्था है 


जो खण्ड (1) खण्ड (2) में देख रहा Ë | इस “कायरता” को HALA ( objec- 
tive complement ) कहते & | 
में उसको विद्वान समझता हूँ । 
वह तुमको ईमानदार समझता हे । 


आदि अन्य, उदा हए है Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


558 
(2) रामराज्य 


रामराज्य में दो शब्द हँ--राम और राज्य | हिन्दी में बहुत से शब्द 
एस मिलते हे जिनके अंश स्वयं शब्द Z (अंग्रेजी में भी ऐसी रचना मिलती है 
bookshop, torchlight आदि) | इस प्रकार की रचनाओं को समास 
( compound ) कहते ë l 


समास कई प्रकार के होते हें : (केवल दो के उदाहरण दे रहे हे) 
(क) बीच में “और” लेने वाले 


“मातापिता”--इसमें दो शब्द माता, पिता Z| समास मातापिता का 
अथ “माता और पिता” होता है। “वेदशास्त्रादि” में दो शब्द ë— 
“qa” menfa; अर्थ है वेद और शास्त्रादि । 


(ख) बीच में “का, के, की” लेने वाले 


ऐसे प्रयोग हिन्दी में खूब होते ZU “रामराज्य” में दो अंश हँ--राम 
और राज्य । पूरे शब्द का अर्थ है “राम का राज्य” | “राजकुमार” का अर्थ हैं 
t, U 1) S t 1 क्मक्षेत्र 
राजा का कुमार (FA) “स्तानगृह” का अर्थ है “स्नान का गृह । “opera” 
का अर्थं है — "कर्म (करने) का क्षेत्र” | 
(3) “भारत लौटने पर” प्रारंभ में उन्होंने वकालत की । 


यहाँ पर दो क्रियाएं हैं। पहले गांधी जी लौटे, फिर उन्होंने वकालत 
की। „इन दो क्रियाओं में समय की दृष्टि से “लौटना” पहले है और “वकालत 
करना बाद में है। इस प्रकार की घटना को इस प्रकार व्यक्त करेंगे : 
(क) सामान्य--दो वाक्यों में : महात्मा गांधी भारत लोटे | (फिर) 
महात्मा गांधीं ने वकालत की । 


(ख) केवल एक वाक्य में : महात्मा गांधी ने भारत लौटने प्र वकालत की । 
(या) भारत लौटने पर महात्मा गांधी ने वकालत की । 


(ग) केवल एक वाक्य में : महात्मा गांधी ने भारत लौटकर वकालत की | 


(या) भारत लौटकर महातमा गांधी ने वकालत की । 


ऊपर “ख” में “लौटने पर” š 
आदि) रचना भी हो सकती है | के स्थान पर “लौटने के बाद (पश्चात्‌ 


CC-0. In Public Domain: Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














559 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्तलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए : 


(1) स्वतंत्रता मिलने पर भारत उनकी इच्छा के. . . . . . दो भागों में az 
गया | 


(2) उनकी अहिसा को...... नहीं समझा जा सकता । 
(3) भारत न o ooo o प्रारंभ में उन्होंने वकालत को । 
(4) व= के पुजारी a 
(ख) “समझना” (to regard, to think )—( न कि ० understand ) 
और “लगना” (to appear, ६०५९०७) के प्रयोग चार-चार वाक्यों में कीजिए d 
ppear, 
(ग) निम्नलिखित समासों को खोलिए : 
(जैसे, रामराज्य-राम का राज्य) 
(1) कर्मक्षेत्र, (2) स्वतंत्रता-दिवस, (3) राष्ट्रपिता, 
(4) मातापिता (5) चिन्तन-ध्यान (6) a-a 
(घ) “मै घर आऊंगा”, उसके बाद “में खाना खाऊँगा | 
इसको कई प्रकार से प्रकट ( express) MAU | 





प्रश्‍नमाला 10 


. गांधी जी का जन्म कब हुआ? 

. गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे? 

. गांधी जी का पूरा नाम क्या था ? 

, गांधी जी की पत्नी काक्या नाम था ? 

. गांधी जी इग्लँड क्यों गये थे ? 

, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया ? 

. राष्ट्रीय आन्दोलन में गांधी जी ने क्या किया ? 
. गांधी जी की एकता का स्वप्न UT था? 

9. गांधी जी की हत्या किसने की थी ! 
10. साम्प्रदायिक झगड़ों को बन्द कराने के लि š 
11. गांधी जी ने अपने सिद्धान्त किस आधार पर बनाए थे ? 


` ? 
12. गांधी जी का अहिंसा से कया मतलब था : 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Mutbulekshmi Research Academy 


oI nar € t m 


ए गांधी जी ने aar किया ? 


पाठ 11 


लोक नायक नेहरू 


To जवाहर लाल नेहरू वास्तव में जन-नेता थे | वे भारत के उन महा- 
पुरुषों में से थे, जिन्हें उनके देशबासियों का सर्वाधिक प्रेम प्राप्त था। स्वयं 
उन्हें भी यहाँ के नदी, वन, पर्वत और समुद्र से असीम प्रेम था, जिनसे भारत 
चारों ओर से घिरा हुआ हे। मानवता उनका धर्म था, कमंठता उनके जीवन 
का आदर्श था और लोकतंत्र उनका विश्वास था। जनता को दुख स उबारने 
के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन देश को अपित किया | 


जवाहरलाल का जन्म इलाहाबाद में 14 नवम्बर 1889 ई० को हुआ 
था। उनके पिता श्री मोती लाल जी एक प्रतिष्ठित एडवोकेट थे | इसी- 
लिए प्रारम्भ से ही उनकी शिक्षा यहाँ न होकर इंग्लैंड में हुई। वहीं से 
न्होने बे रिस्टरी उत्तीण को) उनका विवाह कमला कौल के साथ स॒न्‌ 1916 
में हुआ। सन्‌ 1920 में स्वतंत्रता आन्दोलन के बल पकड़ने पर जवाहर 
लाल नेहरू वकालत को छोड़कर उसी में सक्रिय भाग at ati अनेक 
बार जेल जाने और तरह-तरह के कष्ट सहने के बाद भो नेहरू जी ने ध्य 
नहीं छोड़ा। सन्‌ 1947 ई में स्वराज्य की प्राप्ति पर श्री जवाहर लाल 
नेहरू भारत गणराज्य के प्रथम प्रधान मंत्री बने और अन्तिम समय तक अपने उसी 
पद का उत्तरदायित्व पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते Wl उनके संरक्षण में 
भारत ने आयातीत उम्मति की। कई क्षेत्रों मे भारत आत्मनिभर बना। भारत 
को विश्व के राजनैतिक मंच पर जो आदर मिला उसका सारा श्रेय To जवाहर 
लाल नेहरू को ही है। राष्ट्रनिर्माण और विश्वशान्ति की स्थापना के लिए 
नेहरू T jd परिश्रम किया । अपने उद्देश्य की प्राप्ति की चिन्ता में वे 
सोये तक नहीं । 


किन्तु 27 मई, 1964 को मध्या हून काल ने उन्ह चिरनिद्रा में 

दिया। उन्होंने भारतवासियों के नाम एक रिक्य-पत्र तुला 
था-- मेरी भस्म की मुट्ठी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी जाये जिससे 
नह उस समुद्र में जा पहुंचे जो हिन्दुस्तान को घेरे हुए है। मेरी भस्म के 
उ को हवाई जहाज से उन खेतों पर बिखेर दिया जाय जहाँ भारत 
E कसान परिश्रम करते हों ताकि वह भारत की मिटटी में ; 

i I" उनके इस के अनसार ही उनकी अन्तिम 
: कया गया। वे वास्तव में i š ये 
और कण-कण उनकी स्मृति और चेतना से अनुप्राशित ह ma AU 


560 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











561 


शब्दार्थ सूची 





अंतिम last 

अथक untiring 

अनुप्राणित होना to be inspired 

अनेक बार many times 

अपित करना to dedicate 

असीम unlimited 

आत्मनिर्भर self-dependent 

आदर respect 

आदर्श ideal 

आशातीत above expectations 

उत्तरदायित्व responsibility 

उत्तरदायित्व पूर्ण 3 with responsibility 

उद्देश्य objective 

उवारना to release, to set-free 

कण-कण every iota 

कर्मठता exclusive devotion to one’s duties 
i क्षेत्र field, area 

गणराज्य republic 

घिरा gat | surrounded 

चिर निद्रा eternal sleep, death 

चेतना consciousness 

जनता IC 

जन नेता leader of people 

देशवासी _ countrymen 

ay patience 

निभाना to complete, accomplish 

निष्ठा allegiance, faith 

परिश्रम hard work 


प्रतिष्ठित In Public Domain. Digtized bysvtlinatehlis Resbarch Academy 








562 
प्रेम love 
बल पकड़ना to gain momentum 
बिखेर देना to scatter 
भस्म ashes 
मध्याहन mid-day 
महापुरुष great man 
मानवता humanity 
मुट्ठी fist 
राजनैतिक political 
राष्ट्रनिर्माण building up of a nation | 
रिक्‍्थ-पत्र will (the legal statement of 
a person's wishes) å M 
लोकतंत्र democracy 
विइव universe 
विइवशान्ति international peace 
विश्वास confidence 
श्रेय होना to have credit (of doing something) 
सक्रिय active 
सर्वाधिक greatest 
सहना . to forbear 
सुला देना to make one sleep 
स्मृति memory 
स्वराज्य self-government 
भस्म Among Hindus the dead body 


is cremated and the ashes (of 
the body) are dropped in a holy 
river. 


: अर्थ संबंधी टिप्पणियाँ 
(1) नहरू जी भारत के प्रथम प्रधान मंत्री थे ` T 
के लिए निरन्तर कार्य किया। [न मंत्री थे। आपने विश्व शांति 


(2) नेहरू जी के वाद लालवहा ' 
बाद इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री mihi शास्त्री प्रधान मंत्रो रहे और उसके 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











563 


(3) हिन्दुओं में शव को जमीन में गाड़ा नहीं जाता है। उसको : 
EY 23 GN H आग 
ca LN जवत पर E OSCE (CR) = स्थानों क्र 


डाल दी जाती हैं। नेहरू जी ने अपनी भस्म भारत की मिट्टी में मि 
के लिए आदेश दिया था। ret में मिलाने 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) उन्होंने अपना सारा जीवन देश को ऑपत किया od 


a 


यह एक विशेष वाक्य-रचना हं । जब “देना” क्रिया का प्रयोग होता 
है या उस समान अर्थ वालो क्रियाओं का प्रयोग होता है तब यह वाक्य 
रचना काम में आती है। इसके चार खण्ड z: 


उन्होंने अपना सारा जीवन देश को afa किया । 
44 यह पुस्तक उस लड़के को दीथी। 














1 2 3 4 


अध्यापक Q रामको पुस्तकं दीं। 





1 2 3 4 


o पहला खण्ड कर्ता ( subject ) है जो कोई वस्तु किसी व्यक्ति को 
देता है। दूसरा खण्ड गौण कमं (संस्कृत के अनुसार “सम्प्रदान” (अंग्रेजी में 
( Indirect ) Dative object है, अर्थात्‌ वह व्यक्ति या चेतन प्राणी 
जो वस्तु पा रहा है। तीसरा खण्ड कमं (अंग्रेज में direct object ) 
है अर्थात्‌ वह वस्तु (कभी-कभी प्राणी) जो नं० 1 Ho 2 को दे रहा है। चौथा 
खण्ड क्रिया है। यहाँ पर खण्ड 2 तथा खण्ड 3T विशेष ध्यान देना है। खण्ड 
2 सदैव “को” के साथ आता है। खण्ड 3 में प्राय: “को” नहीं लगेगा । 
उसके अतिरिक्त खण्ड 3 में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण सीधे कारक (direct 
case) में sme | 


इसलिए “लड़के ने अध्यापक को यह पुस्तक दी” सही होगा और “लड़के 
ने अध्यापक को इस पुस्तक को दी गलत होगा । 


ऐसी रचना में क्रिया direct object के TERE चलती है, अर्थात्‌ यदि 
1 Gan वचत ROTE uni ee यदि बहुवचन है तो क्रिया 
बहुवचन । इसी प्रकार यदि कर्म पुलिंग है तो क्रिया पुलिंग, यदि स्त्रीलिंग है तो 


क्रिया स्त्रीलिग Pepa Potnain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


564 


(2) नेहरू जी को बहुत आदर मिला । 
यह भी एक विशेष रचना है। इस में तीन खण्ड हैं : 
नेहरू जी को ' बहुत आदर मिला । 
1 2 3 
खण्ड (1) में वह व्यक्ति है जो पा रहा है ( gainer है ) । यह भोक्ता 
(receiver enjoyer feeler) दे। यह “को” के साथ आता & l खण्ड 


(2) वह वस्तु है जो मिल रही है। यह direct case मं direct object 
की तरह आता हे । खण्ड (3) क्रिया है किन्तु direct object के अनुसार उसके 


fan और वचन होते : 

लड़के को एक फल मिला । 

लड़के को दो फल मिले । 

लड़के को एक किताब मिली । 

लड़के को ये किताबे मिलीं । 
(3) नेहरू जी वास्तव में जन-नेता थे । 

“वास्तव में” अंग्रेजी के ( indeed ) का पर्याय है । इसी अर्थ को प्रकट 
करने के निम्नलिखित उपाय हे : 

(क) वास्तव में, यथाथ में, सत्य में, आदि | (+ में) 

(ख) वस्तुतः, यथार्थतः, सत्यतः, आदि | (--तः) 








व्याकरणिक अभ्यास 


उनका विवाह कमला कौल' "``: - सन्‌ 1916 में हुआ । 


) नेहरू जी ने अपना सारा जीवन ` ` ` ` अधित "अधित किया । 
) 
) Seo eoo विश्व के राजनैतिक मंच पर आदर मिला । 


देना और “मिलना” क्रिया के प्रयोग चार-चार वाक्यों में कीजिए । 
ग) बे वास्तव में भारत की मिट्टी में रम गये”। इसमें रेखांकित 


दो अन्म प्रकार से प्रकट कीजिए 

) निम्नलिखित को शुद्ध कीजिए, यदि वे अगद हों: 
(1) लड़के ने अध्यापक को उस पुस्तक दी | | 
(2) 


लड़के ने चार रुपये रि 
CC-0. In Public Domain Didtized by Muthulakshmi Research Academy 











965 


(3) उन्होंने अपने ga से पाँच पुस्तकें दीं । 
(4) उनको चार रुपये मिले । 


प्रश्‍नमाला 11 
नेहरू जी को भारत की किन वस्तुओं से प्रेम था ? 
नेहरू के जीवन का आदर्श क्या था ? 
नेहरू जी के पिता का क्या नाम था? 
नेहरू जी की शिक्षा कहाँ पर हुई थी ? 
. नेहरू जी के पिता क्या करते थे ? 
नेहरू जो की पत्नी का क्या नाम था ? 
. नेहरू जी को जेल' क्यों जाना पड़ा ? 
' भारत गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ? 
. नेहरू जी ने भारतवासियों के नाम क्या छोड़ा ? 
. रिक्थ-पत्र में क्या लिखा था ? 
11, नेहरू जी की अन्तिम इच्छा को कैसे पूरा किया गया ? 


_ 
(E ey CONST DH EN HS SNL cs 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


38-5 CHD/70 


पाठ 12 


जगदीशचन्द्र बोस 


विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कारों और अस्वेषणों की परस्परा बहुत पुरानी 
है। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने देश को पदाक्रान्त कर यहाँ की प्रतिभा 
को waa दिया तो ज्ञान-विज्ञान की वह पुरानी परम्परा खंडित हो गई। सर 
जगदीशचन्द्र बोस ने आविष्कारों की उस खण्डित परम्परा को पुन: जीवित किया 
और यह सिद्ध कर दिया कि भारत में भी ऐसे अन्वेषकों की कमी नहीं जो विश्व 
को आविष्कारों के क्षेत्र में चुनौती दे सकने की सामथ्र्य रखते हे । 


श्री बोस का जन्म 30 नवम्बर सन्‌ 1858 o को पूर्वी बंगाल में हुआ था। 
सन्‌ 1880 ई में बी०ए० की परीक्षा उत्तीणं कर सन्‌ 1885 में लंदन faza- 
विद्यालय ,से slo एस-सी० की उपाधि प्राप्त की। इंग्लैंड से लौटने पर श्री 
बोस कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कालेज में भौतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त 
हुए । बोस की भौतिक विज्ञान में अत्यधिक रुचि थी। किन्तु उनके पास 
एसी प्रयोगशाला नहीं थी, जहाँ प्रयोग करने के लिए समुचित व्यवस्था 
हो। उन्होंने अपने घर पर ही प्रयोगशाला का निर्माण किया | वाद में यह प्रयोग- 
शाला उन्नति करते-करते इतनी समृद्ध हो Tš fs आज थह विश्व की प्रमख प्रयोग- 
शालाओं A गिनी जाती है। इसे “बोस अनुसन्धानशाला” कहा जाता है। 
मरते समय बोस ने अपने समस्त जीवन की सम्पत्ति पन्द्रह लाख रुपए इसी 
संस्था को दान कर दी | 


जिस बेतार-के-तार के आविष्कार का श्रेय आज मारकोनी को दिया जाता 
है, Fd NEN वोस ने गवर्तर और जनता के संम्मुख मारकोनी से पूर्व 
ही कर दिया था। धनाभाव और पराधीन देश से सम्बन्धित होने के कारण 
वे इस आविष्कार को मारकोनी से qd व्यवस्थित रूप में न रख सके । सर 
बोस की ju वनस्पति विज्ञान सम्वन्धी आविष्कार से हुई | उन्होंने प्रयोगों 
PT यहा तक कि SLT कि FENG भी अन्य प्राणियों को भाँति जीवित 
ह Š ह तक (क पड-पौधे बोसं द्वारा आविष्कृत यंत्र विशेष “क्रर्कोग्राफ” 
(SE) की सहायता से हमारे प्रइनों का उत्तर दे सकते š! 
ST aaa बोस द्वारा आविष्कृत दुसरा महत्वपूर्ण उपकरण है “रिजोनेण्ट 
रेकाइँर (resonant recorder) जिसके Tt में होने 
वाली उत्तेजना की गति को नाप दारा पेड़-पौधों में उत्पन्न हं 

COT तापा जा सकता Š | उनकी इस अद्वितीय प्रतिभा 


CC-0. In Public Domain. Digtized Muthulakshmi Research Academy 














: 567 


को देख कर देश-विदेश को वैज्ञानिक संस्थाओं ने उन्हे आमंत्रित कर यश 

, और घन प्रदान किया। उन्हें अपने आविष्कारों के लिए अनेक उपा वनी 
4 प्रदान की Tš 1 ब्रिटिश सरकार ने उन्हे “सर” की उपाधि देकर सम्मानित 
कया | 


à ns 1936 ई० में डा० pure बोस बीमार पड़े और हवा बदलते के 
लए गिरिडीह चले गए। वहीं 23 नवम्बर, 1937 को इन वैज्ञानिक 

2 महान वौ 
का देहान्त हो गया । i Me 


शब्दार्थं सूची 


अद्वितीय unique, without a second, inimitable 

saadaa शाला research institute 

अन्वेषण invention 

आक्रमणकारी attacker 

अविष्कार discovery 

उत्तेजना stimulus 

उपाधि title 

कुचल देना to crush 

गति speed 

चुनौती challenge 

ज्ञान-विज्ञान knowledge and science (=all types 
of knowledge) 

जीवित होना to be alive 

दान करना to donate 

देहान्त death 

धन्नाभाव paucity of f! unds 

नियुक्त होता to be appointed 

परम्परा tradition 

पराधीन dependent, subject 

ga: जीवित करना to revive 

प्रतिभा genius 


demonstration 


प्रदर्शन 
-0. In Public Domain. Digtized b My i 
E g y 88807 Research Academy 


568 


प्रयोग experiment 
प्रयोग-शाला laboratory 

प्राणी a sentient being 
बेतार-के-तार WHR HE 

भौतिक विज्ञान physics 

यंत्र instrument 

यंव-विशेष a special instrument 
यश fame, glory 
वनस्पति-विज्ञान botany 

वैज्ञानिक scientific, scientist 
संस्था institution 

समस्त all 

समृद्ध prosperous 

सम्बन्धित connected, related 
सम्पत्ति wealth, prosperity 
सामर्थ्यं competence 

सिद्ध करना to prove 

'सर' (की उपाधि) (title of) ‘Sir’, knighthood 


. अर्थ सम्बन्धी टिप्पणियाँ : 

(1) प्राचीन भारत विज्ञान के कई क्षेत्रों मे 

à aes E में अग्रणी था। गणित 

& = r É aa T पो X astronomy ) में जो प्राचीन भारत ने 
m नकाले थ, उनके आगे 18 वीं तथा 19 वी सदी में यूरोप के विद्वानों 
ह Bue कई wr Noe हुए लगते थे। आयुर्वेद ( medicine ) में 
में रसायन शास्त्र Ud हैं जो अन्यत्र नहीं हें। आयुर्वेद 
अन्तनिहित हो जाता है । ? तिक शास्त्र का ज्ञान अपने आप 


(2) वर्तमान भारत भी शानविज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे है | अमेरिका, 
पास इतना रुपया है कि वे ah cde m. सुविधा है, उन देशों के 


aT z fear जाए तो भारत fi š ` 
si = SA अधिक अध्यवसायी और तेज बृद्धि वाले हे कि uS 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ` 














569 


की सुविधा पाने पर संसार में अग्रणी हो सकते है । इसी सन्दर्भ में 1968 
के नोबल पुरस्कार विजेता sto खुराना का नाम उल्लेखनीय है। डा० चन्द्र- 
शेखर भी अमेरिका में रहने वाले अन्य भारतीय वैज्ञानिक Qu o इनके अति- 
रिक्त अनेक ऊँची कोटि के भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में बसे हुए da ये . 
सब दिखाते d कि भारत में वेज्ञानिकों और अन्वेषकों की कमी नहीं हैं। 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
(1) बोस ने खण्डित परम्परा को पुनः जीवित किया । 
यहाँ तीन खण्ड हैं --बोस ने (1), खण्डित परम्परा को (2) पुनः जीवित 
किया (3)। यहाँ (1) कर्ता है, (2) कर्म है, (3) क्रिया है। यहाँ (3) क्रिया 
उल्लेखनीय है । 
क्रिया में दो अंश हे--“पुनः जीवित” और “किया?। यदि इसी वाक्य 
को वर्तमान ( present ) या भविष्य काल (future) में किया जाए तो 
केवल दूसरा अंश बदलेगा ओर क्रिया बनेगी “पुनः जीवित करता है” “पुनः 
जीवित करेगा” । इस प्रकार द्वितीय अंश शुद्ध क्रिया है, प्रथम अंश उसका 
सहायक रूप है। 
प्रथम अंश काल-वचन-पुरुष से नहीं बदलता है। साथ ही साथ यह एक 
विशेषण (adjective) भूतकृदन्त (past participle) है। इस प्रकार एक 
दृष्टिकोण से यह “कर्म पुरक” (objective complement) माना जा सकता है। 
इस दृष्टिकोण से बोस ने खण्डित परम्परा को पुनः जीवित किया । 
uet 2 3 4 
कर्ता कर्म (कर्म पूरक) (क्रिया) 
दुसरे दृष्टिकोण से यह “ga: जीवित किया” एक अकेला खण्ड है और 
क्रिया हे। फिर इस के दो उपखण्ड (sub-division) हैं, पहला भूतकृदन्त 
(जो कर्म के संबंध में बताता है) और दूसरा क्रिया है । 
(2) वे इस आविष्कार को व्यवस्थित रूप में न रख सके । 
इस वाक्य में क्रिया है “रख सके”। इस में दो क्रियाएं दिखलाई पड़ 
रही हं --“रखना” “सकना”। इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से रखना मुख्य 
क्रिया है: ag रखता है, वह रखेगा, qg रख सकेगा। 'सकना' क्रिया का प्रयोग केवल 
यह बताता है कि “मुख्य क्रिया” को पूर्ण करने की area है अथवा शक्ति है । š 
इस “सकता” क्रिया के पूर्व मुख्य क्रिया अपने मूल रूप में आती ç (उस 
कुछ भी नहीं जुडा रहता हे) । अन्य उदाहरण हू : 
वह यह काम कर सकता है | 
लड़का. vigo DES in Didtized by Muthulakshmi Research Academy 
मे पुस्तक पढ़ सकता हूँ । 





570 


(3) सम्मुख 
एक स्थान का किसो दूसरे स्थान से सम्बन्ध बताने वाले शब्द स्थान= 
वाचक क्रिया-विशेषण gà नीचे कुछ मुख्य भेदों का वर्णन किया जा रहा 


ठः 





हरक 


° 


(01 


° 





o 





mrm 


आपस में कितनी दूरी है इसके अनुसार वस्तु “पास” या “दर e 


n (4 











“पास” के पर्याय शब्द हँ-- समीप” “निकट” “नज़दीक” “आसपास । दूर” 
के पर्याय प्रचलित नहीं है। 
(ख) — «—-i8—  —— w 
° ° = ° 
— U 


मुँह की दिशा 


~ 


मुँह की दिशा में “सामने” “सम्मुख” “समक्ष” “आगे” “प्रत्यक्ष” “सामने 
की दिशा में (ओर) ' आदि ë | इस से vee, “पीछे” “पीठ पीछे” “पीछे की 
ओर” आदि प्रचलित du 


— 





< 


° 
मुंह ः 
जब दो वस्तुएं ऐसी हों कि प्रत्येक का मुंह दूसरे के मुंह की ओर हो 
तो “आमने-सामने” का प्रयोग होता है। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








571 


(ग) जब दो वस्तुएँ भिन्न ऊँचाइयों (heights) पर हो तो अधिक 











शै, ऊपर, ऊँची 
नीच, नीचे | 
V 


ऊँचाई वाली ऊँची कहलाती है, दूसरी नीची। इसके अनुसार “ऊंचे” “A” 

का प्रयोग होता ë! k नीचे” के लिए पहले “तले” का प्रयोग भी होता था। 

संस्कृत के “उच्च” “नीच”, “fe” क्रमशः “ऊंचे” “नीचे” के लिए थे। 
(घ) बाहर 








चारों ओर 


“यी 


यदि कोई बन्द क्षेत्र है तो “भीतर” (उस क्षेत्र के अन्दर) या “बाहर” 
का प्रयोग होता है। “भीतर” “अन्दर” पर्याय हँ, बाहर” “बहिः” “परे” 
पर्याय ह | 

कोई Ag जो उस बन्द क्षेत्र को सब तरफ से घेरे है, “चारों ओर” कहलाती 
है । 

(ङ) आदमी के दो हाथ होते हे। वे दाये (right) और ara 
let) कहे जाते di! दायें हाथ की ओर की वस्तु को कहते g दायें 
, बायें हाथ की ओर की वस्तु को “बायें” कहते हे । बगल दोनों के लिए आता 
| “दाएँ-बाएँ” “अगल-बगल” तब आता है जब दोनों तरफ हों। 


+(—) + 


दाएँ S 


CC-0.qfTFeüblic Domain. Digtized by Muthulakshmi Relin Academy 











572 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए : 


(1) विज्ञान की ag पुरानी परपरा.......... हो गई । | 
(2) बोस की भौतिक विज्ञान......... अत्यधिक रुचि थी। | 
(3) बोस ने पुरी सम्पत्ति इसी संस्था. . ....... दान कर दी । | 
(4) पेड़-पौधे भी अन्य प्राणियों की भाँति ......... É! 


(ख) “बोस ने खण्डित परम्परा को पुनः जीवित किया” इसी संरचना के 
चार वाक्य बनाइए | 





EE... क. किया 1 
(CES. नुह कोल... किया । 
(9) coz ou EIS TUNIS EL. करता है । 
(a) cos S wasa को... करेगा । 


(ग) “सकता” क्रिया का प्रयोग चार वाक्यों में कीजिए । 


(घ) निम्नलिखित क्रियाविशेषणों का एसा प्रयोग कीजिए कि उनका 
अर्थ स्पष्ट हो जाए: 


1) आमने-सामने 
2) 


( 

( 

(3) चारों ओर 
(4) भीतर 


(5) 


(6) समक्ष 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





573 

अश्तमाला 12 
. जगदीश चन्द्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था ? 
. इंग्लैंड से लौटने पर बोस ने क्या कार्य किया ? 
. श्रेसीडेत्सी कालेज में जगदीशचन्द्र बोस किस विषय के प्राध्यापक थे ? 
. बोस अनुसंधान-शाला का निर्माण किसने कराया ? 
बोस अनुसं धान-शाला को कितनी सम्पत्ति बोस ने दान की थी ? 
. बोस अपने आविष्कार को क्यों नहीं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके ? 
बोस की वनस्पति सम्बन्धी क्या मान्यता है ? 
. बोस ने वनस्पति सम्बन्धी किस यंत्र का अन्वेषण किया ? 
. बोस की प्रतिभा को विदेशों में कंसे पहचाना गया ? 
. ब्रिटिश सरकार ने बोस को किस प्रकार सम्मानित किया ? 
. बोस का कब और कहाँ देहान्त हुआ ? 


= > 
- 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ 13 


चन्द्रशेखर वेंकट रमन 


भारत के वैज्ञानिक आविष्कारकों में sto रमन का विशिष्ट स्थान है । 
उन्होंने भौतिक-विज्ञान के क्षेत्र में समय-समय पर अनेक प्रयोग किए और अपने 
गहन तथा व्यापक अध्ययन के द्वारा इत प्रयोगों को आविष्कारों के रूप में संसार 
के सामने प्रस्तुत कर अपूर्व ख्याति अर्जित की । 


चन्द्रशेखर वेंकट रमत का जन्म 7 नवम्बर, 1888 को दक्षिण भारत के 
त्रिचनापल्ली नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता 
भी भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। Sto रमन ने प्रसीडेन्सी कालेज से 
एम० एस-सी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण की। लन्दन की 
एक शोध-पत्रिका में उनके दो शोध-निबन्थ प्रकाशिकी ( optics ) और 
व्वनिकी (Acoustics) प्रकाशित हुए थे। उनका विचार इंग्लैण्ड जाकर 
भौतिक-विज्ञान का अध्ययन और तत्सम्बर्धित शोध करने का ari पर 
सरकारो छात्रवृत्ति मिल जाने पर भी स्वास्थ्य क्षीण होने के कारण बे न जा 
सक । बिज्ञान में रुचि होने पर भी उन्हे वित्त-विभाग में “उप-महातिदेशक” 
(Deputy Director General) का पद स्वीकार करना पड़ा । इस उत्तर- 
दा यित्वपूर्ण पद पर काम करते हुए भी “भारतीय विज्ञान अकादमी” की 
प्रयोगशाला में वे अनुसंधान करते Wi बाद में साइंस कालेज, कलकत्तः की 
स्थापना हो जाने पर उसमें आचार्य नियुक्त हुए । 


विज्ञान के आचार्य हो जाने पर रमन ने कई नए अनुसंधान किए तथा पहले किए 
अनुसंधानों में संशोधन प्रस्तुत किए । अपनी कठोर साधना से उन्होंने जो अविष्कार 
किए, उनमे, रमण-किरण” उल्लेखनीय है । इसके अतिरिक्‍त न्यूटन के “प्रकाश- 
विक्षेपण (light-refraction ) के सिद्धान्त की “व्याख्या” उन्होंने की तथा 
इन्द्रधनुष के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया । “रमन प्रभाव” नामक उनकी 


एक अन्य खोज है, जिस पर उन्हे सन्‌ 1930 में PRA 
, [ 1930 में भौरि ओोबेल 
पुरस्कार” मिला à ह्‌ तिक विज्ञान का “a 


सं र गे ने S SS dentes की प्रतिभा को परखकर देश विदेश की अनेक 
स्य mr किया। न ii को रायल. सोसाइटी ने उन्हें amm 
Scu - सन्‌ 1954 में : er र्त? 
की उपाधि से अलंकृत किया भारत सरकार ने उन्हे भारत रत्न 


बगल राम ane | अन्त समय तक Sho रमन भारती स्थान 
बंगलौर में अनुसंधान करते रहे और बड़ ना भारतीय विज्ञान संस 


š हीने पर भी उनमें अनुसंधान के लिए 
अपेक्षित उत्स pe deu उनमें अनुसंधान के लिए 
पे हैं का अभाव कभी नहीं रहा। डा ० रमन का देहांत सन्‌ 1970 में हुआ | 


574 
4 CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 

















अध्ययन 
अपूर्व 

अपेक्षित 

अभाव 

अजित करना 
अलंकृत करना 
आचार्य 
इन्द्रधनुष 
उत्साह 
उल्लेखनीय 
कठोर 

क्षीण 

ख्याति 

गहन 

छात्रवृत्ति 

परख करना 
परिवार 
प्रकाशित करना 
प्रस्तुत करना 
मत 

मनोनीत करना 
वित्त विभाग 
विशिष्ट 
व्याख्या 
व्यापक 

शोध 

शोध निबंध 
शोध पत्रिका 
संशोधन 


575 


शब्दार्थ सूची 


study 

remarkable, unparalleled 
expected 

lack, deficiency 

to earn 

to adorn 

professor 

rainbow 

enthusiasm 
worth-mentioning 
hard 

feeble, weak 

fame 

deep 

scholarship 

to test 

family 

to publish 

to present (before others) 
idea, opinion 

to nominate 

Finance Department 
special 

explanation 
pervasive 

research 

research paper — 
research journal 


amendment, modification 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


576 


सदस्य member 

सरकार government 

सरकारी governmental 

साधना devotion; accomplishment 
स्वास्थ्य health 

स्वीकार करना to accept 


अथ संबंधी टिप्पणियाँ 


(1) सर सी० वी० रमन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनका कार्यक्षेत्र 
भौतिक-विज्ञान था । 
(2) भारतीय विज्ञान अकादमी (Indian Science Academy) । 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


(1) 3 (उसम) आचार्य नियुक्त हुए | 

महत्वपूर्ण खण्ड तीन ë वे (1), आचार्य (2), नियुक्त हुए (3) 1 यहाँ 
क्रिया "नियुक्त हुए ' है । इसके दो अंश हैं 'नियुक्त' और gu’ । इन में दूसरा अंश 
काल-वचन-लिग से बदलता रहता है । पहला अंश नहीं बदलता, वह विशेषण Š 
एक भूत कृदन्त विशेषण । खण्ड (1) वह व्यक्ति है जो नियुक्त हुआ है, खण्ड (2) 
वह पद है जिस पर नियुक्ति हुई है | 3 


, इसको दुसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता हे । इसके अनुसार चार खण्ड 
e व (1), आचार्य (2), नियुक्त (3), हुए (4)। P कर्ता है, ‘ge’ 
क्रिया है, 'नियुक्त' विशेषण पूरक है, आचाय! संज्ञापुरक है। 


(3) रायल सोसाइटी ने उन्ह अपना सदस्य मनोनीत किया । 
यहाँ खण्ड इस प्रकार हैं --- 
रायल सोसाइटी ने उन्हे. अपना सदस्य मनोनीत किया 


—————————— ———— 
———— = 


यहाँ (1) कर्ता, (2) कमं (3) कर्म ANUS ied 

ः : र पुरक, और (4) क्रिय a 
SEE दी अंश है--मनोनीत (भूत कृदन्त) 1 ^ = 
दृष्टिकोण से मनोनीत, पृथक्‌ खण्ड Š | तब पाँच खण्ड हो जाएँगे: रायल-सोसाइटी 


ने (1), उन्हे (2), अपना सदस्य Er 
3 संज्ञा FH पुरक और do 4 विशेषण SR (4), किया (5)।नं० 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











577 
(3) उनको यह पद स्वीकार करना पड़ा । 
` यहाँ खण्ड इस प्रकार हो : 
उनको यह पद स्वीकार करना पड़ा 


————— =: 





^ š a 
है यह एक विशेष संरचना है । यहाँ 'बाध्यता' compulsion का भाव 
। जिस क्रिया को वाध्यता से किया जाता है उसे ar’ रूप में रखते हुँ और 
बाद में सहकारी क्रिया पडना? का काल-वचन-लिंग के अनुसार रूप TATE | 
लड़के को पढ़ना पड़ा 


——————— 


1 2 








यहाँ लड़के ने बाध्यता कें कारण पढ़ा । पढ़ना क्रिया का -ना रूप है । 
लड़के को खेलना पड़ेगा 





1 2 
यहाँ लड़का बाध्यता के कारण खेलेगा । खेलना क्रिया का -ना रूप है। 


इस प्रकार को संरचना में कर्ता (1) के साथ 'को' आता है, न कि शून्य या 
"D के साथ | इसे भोक्ता कह सकते हुँ । 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्तस्थान की पुति कीजिए : 





(1) भारत के वैज्ञानिकों में sto रमन का .......... स्थान है । 
(2) स्वास्थ्य क्षीण होने ............- वो लन्दन न जा सके । 
(3) sre रमन ने एम० एस-पी ० परीक्षा प्रथम IUS sedg oo की। 


(4) उन्हें वित्त विभाग में नौकरी करनी ............ 
(ख) “वे आचायं नियुक्त हुए” में वे” और आचार्य के स्थान पर उपयुक्त 
शब्द रखकर चार वाक्य बनाइए | fi 
(ग) रायल सोसाइटी ने उन्हें अपना सदस्य मनोनीत किया में उन्हें और 
“अपना सदस्य” के स्यान पर उपयुक्त शब्द रखकर चार वाक्य बनाइए । 
(घ) बाध्यता compulsion का भाव प्रकट करते हुए चार वाकय 
बनाइए Biblic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





a nak t b ou 


578 


प्रश्‍नमाला 13 
, रमन uuo एस-सी० की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की ? 
लन्दन की पत्रिका में रमन के कौन-कौन से निबंध प्रकाशित हुए ? 
, इंग्लेण्ड में रमन किस विषय का विशेष अध्ययन करना चाहते थे ? 
, रमन को वित्त विभाग में कौन-सा पद स्वीकार करना पड़ा ? 
fra विभाग में कार्य करते हुए रमन किस प्रयोगशाला में कार्य करते थे? 
, साइंस कालेज, कलकत्ता में रमन की किस पद पर नियुक्ति हुई ? 
, रमन का कौन-सा अनुसंधान सबसे अधिक प्रसिद्ध है ? 
, नोबेल पुरस्कार रमन को किस अनुसंघान पर मिला ? 


9, रमन को नोबेल पुरस्कार किस सन्‌ में मिला ? 


10. 


भारत सरकार ने रमन को किस उपाधि से सम्मानित किय” 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy: 














पाठ 14 


भारतीय ज्योतिष 


भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से ही ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा ë | ऋग्वेद 
आदि अति प्राचीन ग्रंथों में कहीं-कहीं ऐसे उल्लेख मिलते है जो निश्चित कर देते 
है कि उस समय आर्यो को ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान था । यजुवेद में ज्योतिष की चर्चा 
है। छांदोग्य-उपनिषद्‌ में नकषत्र-विद्या का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त ज्योतिष वेद 
के छह अंगों में से एक है । 


यों तो ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता सभी को पड़ती थी, किन्तु कृषकों और 
पुरोहितों को इनकी आवश्यकता बहुत अधिक थी । कृषक यह जानना चाहते थे कि 
पानी कब वरसेंगा, खेतों में बीज कव बोया जाए, आदि। पुरोहितों को 
विशेष-विशेष समय पर यज्ञ करने पड़ते थे वर्ष कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त 
होगा, कौन ऋतु कव होगी--इन सब को जानने की उसे अत्यन्त आवश्यकता थी | 
कुछ यज्ञ तो पुरे साल चलते थे | 


¢ ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम धर्मग्रंथ है । उसमें एक स्थान पर बारह मास और 
प्रत्येक मास में तीस दिन मानने का उल्लेख है : 


“आदित्य का बारह अराओं वाला चक्र स्वर्ग में चारों ओर बारबार घूमता है 
और कभी भी पुराना नहीं होता ë । इस चक्र में सात सौ बीस पुत्र (360 
दिन और 360 xi) निवास करते ह” 


हिन्दुओं को यह विदित था कि चन्द्रमा के परिश्रमण से निर्धारित मास 294 
दिनों का होता है और सूर्य के परिश्रमण से निर्धारित साल 365 या 366 दिन का 
होता है । इस अन्तर को दूर करने के लिए उन्होंने हर चौथे वर्ष में एक मास अधिक 
माना, अर्थात्‌ हर चौथे ad में तेरह मास होते ë । इससे ऋतुओं का हिसाब ठीक 
रहता है। 


चन्द्रमा के मार्ग को हिन्दुओं ने 27 बराबर भागों में बॉट दिया था । ये प्रत्येक 
भाग नक्षत्र कहलाते हे | सामान्य भाषा में नक्षत्र का अर्थ केवल तारा है | वास्तव 
में प्रत्येक भाग में एक-एक चमकीला तारा था। उस तारे के नाम पर उस 
भाग का नाम पड़ गया । हिन्दू महीनों के नाम भी इन्हीं नक्षत्रों पर पड़ ह्‌ 3 यदि 
सूर्य चित्रा नक्षत्र में है तो मास का नाम चैत्र है, यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र में है तो 
वशाख इत्यादि । 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
579 


580 


शब्दार्थ सूची 
अन्तर difference 
अरा spoke (of a wheel) 
आदित्य n 
उल्लेख mention 
ऋतु season 
कुषक farmer 
ग्रंथ book 
चक्र wheel 
चर्चा mention, remark 
चारों ओर all round 
ज्योतिष astronomy 
ज्योतिषी astronomer 
तारा star 
धमंग्रंथ religious book 
नक्षत्र star 
नक्षत्र विद्या science of stars i.c. astronomy 
निश्चित करना to determine 
निर्धारित determined 
परिभ्रमण revolution (of a planet or moon) 
पुरोहित priest 
यज्ञ a religious sacrifice 
विदित हाना to be known 
qui sun 
eni heaven 





अर्थ संबंधी टिप्पणियाँ 
1. भारतीयों के प्राचीनतम ब हैँ-बेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुर्वद, 
हे, यजाद के यंत | ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के लिए सूकत (hymns) 
D a यज्ञ में काम आते हैं, सामवेद के मंत्र गाये जाते ह, 
CC-0. In Public SERE S. तिप Research Academy 





kakama 


581 


2. उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य के अन्तर्गत आते हँ । इन में ईश्वर क्या है, 
संसार क्या है, आत्मा क्या है इत्यादि आध्यात्मिक (Metaphysical) 
प्रइनों us विचार किया गया Š । दर्शन और हिन्दू धमं के ज्ञान के लिए 
उपनिषदो का पढ़ना बहुत आवश्यक है । उपनिषद्‌-ग्रन्थ बहुत से हैं। 


` 


a, 


3. वेद के छः अंग माने गये हे । 
आवश्यक हे । ये अंग हे 
शिक्षा--मन्त्रों के उच्चारण के 


ये वे शास्त्र हे जो वेद को समझने के लिए 


लिए (Phonetics) 

छंदस्‌--मन्त्रो के छंद जानने के लिए (Prosody) 

व्याकरण--मन्त्ों के व्याकरणिक अर्थ जानने के लिए (Grammar) 
निरुक्‍त--मन्त्रों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के लिए (Etymology & Semantics ) 


ज्योतिष--यज्ञ कब किया जाये इसका समय जानने के लिए (Astronomy ) 
कल्प---यज्ञ की विधि जानने के लिए (Ritual) 


4. हिन्दू महीनों के संस्कृत में नाम ये हैं: (ब्रेकेट में आजकल हिन्दी प्रदेश में 
प्रचलित नाम हैं) 





1. चेत्र (चेत) March-April 
2. वेशाख — (dura) April-May 

3. ज्येष्ठ (जेठ) May-June 

4. आषाढ़ (असाढ़) June-July 

5. श्रावण (सावन) July-August 

6. भाद्रपद (भादों) August-September 
7. आरिवन (कुआँर) September-October 
8. कातिक (कातिक) October-November 
9. मागंशीषं (अगहन) November-December 
10. पौष (पुस) December-January 
11. माघ (माह) ‘January-February 


WET, February-March 
12. Ewn Pu Es. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


39—5 CHD/70 





582 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


1. सभी को ज्योतिष के ज्ञान की (Everybody needs knowledge 
à of astronomy) 
आवश्यकता É । 
यह एक विशेष संरचना है । इसके लिए अन्य उदाहरण देखिए : 
आपको यह किताब पढ़नी है । 
मोहन को खेलने जाना हैं । 
आपको पढ़ना चाहिए । 
आपको खेलना चाहिए । 
आपको जाना पड़ा । (इसकी चर्चा पिछले पाठ में हुई है) 
मुझे पढ़ना पड़ा । 
ऊपर के पहले चार वाक्य ag बताते हे कि कर्ता को वह क्रिया करनी. 
चाहिए। (itis desirable, ought to) कभी-कभी बाध्यता ( must) का भी 


भाव आ जाता है। इत सब में aP के साथ को” लगता है। क्रिया में “ना” 
वाला रूप होगा । 


इसी संरचना से मिलती संरचना सभी को ज्योतिष के ज्ञान की आवश्यकता है। 
यहाँ भी ज्ञान हीना चाहिए' एसा भाव निकलना चाहिए। इसमें आवश्यकता के 
स्थान पर जरूरत' आदि पर्याय भी आ सकते हे : 


सभी को ज्योतिष के ज्ञान को आवश्यकता है । 
सभी को आवश्यकता è कि 
2. इसके अतिरिक्त ज्योतिष वेद के छह्‌ अंगों में से एक ET 
EUN z य SERE पहले A या वाक्यों में कहे कथन का एक अन्य उदा- 
CARES त के स्थान पर 'इसवे > इसके i 
Em इसक अलावा; इसके सिवाय” आदि 
3. हिन्दुओं को यह विदित था । 
, इस रचनामें भी कर्ता के साथ my का 
ay वास्तव म व्याकरण में “भोक्ता” हो 
I 


T प्रयोग हुआ है । “जानने” के प्रयोग में 
ता है । और tear’ साथ को” लगता 
लड़के को हिन्दी आतो है । ( 
sal को गणित का ज्ञान है । 
हम यह ज्ञात है । 

हमें यह विदित है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


“आना = जानना! ) 





583 


4, "के साथ 

साथ-साथ के लिए हिन्दी में कई पर्याय हैं : 

(क) -% संग, -के साथ । 
लड़का अपने fra के साथ जा रहा हे । 
W उनके संग रह रहा हूं । 

(ख) "सहित, -समेतं 
लड़का मित्रसहित जा रहा ë । 
लड़का मित्र समेत जा रहा है । 

(ग) "स 
लड़का atta जा रहा है । 

इसके विपरीत साथ-साथ का अभाव प्रायः “रहित” से प्रकट होता है- 
लड़का faa रहित है ( विना मित्र का) 
लड़का बिना fea के है। 
लड़का बगेर faa के है। 
लड़का मित्रहीन है । 

ब्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूति कीजिए : 
ज्योतिष का पर्याप्त ज्ञान था । 





(1) उस समय आर्यो .....--- n ` 
(2) ज्योतिष के ज्ञान की... . - ' ` ` ` सभी को पड़ती है । 
(3) पुरोहितों ...... - ` इनकी आवश्यकता बहुत अधिक थी | 
4) हिन्दुओं को यह्‌... ° * ° था । B 
ae š G SSE Satay, “sl! पड़ा! के प्रयोग दो-दो वाक्यों में 
कीजिए । 


(ग) ‘gaa अतिरिक्‍त? को प्रयोग चार ari में कीजिए U 
(a) निम्नलिखित वाक्यों को कई प्रकार से रूपान्तरित कीजिए : 
(1) लड़का मित्र = साथ आ रहा है । 
(2) मै मित्र रहित हूँ । 
(3) उसका सामान बक्सा समेत चला गया । 
(yos खत्नहे0मंग॥॥ God t; Muthulakshmi Research Academy 





) 


OPIS UND 


= 


584 


प्रश्‍नमाला 14 


. आर्यो का ज्योतिष संबंधी ज्ञान किस ग्रंथ से पता चलता है ? 

. नक्षत्र-विद्या का किस ग्रंथ में उल्लेख हैं ? 

. कृषकों को ज्योतिष को क्यों आवश्यकता पडतो थी ? 

. पुरोहितों को ज्योतिष की क्‍यों आवश्यकता पड़ती थी ? 

` हमारा प्राचीनतम धमं-ग्रंथ कौन-सा है ? 

. धमं-ग्रंथ में मास और दिन कितने माने गये हे? 

. स्वगं में कौन सा चक्र घूमता है? 

+ चक्र में कितने पुत्र निवास करते हुँ? 

- चन्द्रमा के परिभ्रमण से कितने दिन का एक मास होता है? 

. सूर्यं परिश्रमण और चन्द्र परिभ्रमण के अन्तर को दुर करने के. लिए हिन्दुओं 


ने क्या किया ? 


- हिन्दू महीनों के नाम किस पर आधारित ë ? 
12. 
13. 


चेत्र मास कब होगा ? 
जब सूर्य विशाखा नक्षत्र में होगा तब कौन-सा महीना होगा ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











पाठ 15 


अमरनाथ की यात्रा 


धरती का स्वर्ग है काश्‍मीर और काइमीर का सबसे सुन्दर स्थान अमरनाथ । 
बहुत दिनों से काइमी र घूमने की बहुत sta इच्छा थी पिछले वष की बात है । सितम्बर 
' के महीने की तीन तारीख को हम आठ व्यक्तियों का दल श्रीनगर के लिए चल पड़ा । 
आगरा छावनी स्टेशन से पठानकोट एक्सप्रेस' द्वारा पठान कोट के लिए हमारा 
प्रथम प्रस्थान हुआ | पठानकोट एक बड़ा और घनी बस्ती वाला नगर है | पहले गाड़ी 
जम्मू तक जाती थी । लेकिन भारत-विभाजन के बाद कुछ रास्ता पाकिस्तान में चले 
जाने के कारण अब पठान-कोट तक रह जाती है । पठानकोट से श्रीनगर तक 267 
मील का रास्ता हमें बस द्वारा ही Q करना था। 67 मील पार करने पर जम्मू आ TAT | 
यह 1300 फुट ऊँचा जम्मू-काश्मीर का एक बड़ा नगर Š । जम्मू में एक रघुनाथ 
जी का विशाल मंदिर है । बनिहाल की सबसे ऊँचीं चोटी पीर-पंचाल है, जो 8989 
फूट ऊँची है । कहते 8 दुनिया का यह सबसे ऊँचा मार्ग है । पीर-पंचाल के इधर जम्मू 
घाटी है, उधर श्रीनगर घाटी । झेलम के उद्गम बरीनाग और गाजोगुण्ड पार | 
कर श्रीनगर तक फेल विस्तृत मैदान के बाद चौथे दिन हम श्रीनगर पहुँचे । 
बस के अड्डे पर होटल और हाऊस-बोट वालों ने घेर लिया । अपने पुराने मित्र श्री 
गणेशलाल मशकूर के यहाँ सामान आदि रखकर चैन की साँस ली | 


प्रातः गणेशलाल मशकूर ने बताया कि हम एक माह विलंब से आए हँ । फिर भी 
यदि सबसे पहले अमरनाथ के दशन किए जाए तो ठीक है, अन्यथा शीत बढ़ जाने पर 
दर्शन असंभव हो जाएँगे | उनकी बात हमे उचित प्रतीत हुई । बस, हमारा पहला दल 
मोटर द्वारा पहलगाँव चल पड़ा । अमरनाथ की वास्तविक यात्रा पहलगाँव से ही 
प्रारम्भ होती है क्योंकि यहाँ से आगे मोटरे नहीं जा सकती । आगे की यात्रा 
eee पर या डांडी' में की जाती है । हमने भी cecal से ही अमरनाथ तक का 
वह पच d किया । 


अमरनाथ पहुँचकर हमने देखा कि गुफासे पहले कुछ दूर अमरावती गंगा 
बहती है । इसके जल में सफेद रंग की मिट्टी होती है, जो पवित्र मानी जाती है । 
टट्टुओं से उतरकर हम कन्दरा की ओर बढ़ 112729 फूट की ऊंचाई पर इतनी 
विशाल कन्दरा की कल्पना कीन कर सकता है? कन्दरा की लम्बाई 50 फूट, चौड़ाई 
55 फुट और ऊंचाई 45फुट है । कन्दरा के गोलाकार महाब OY S SE 
कारीगरों के लिए आश्चयं को वस्तु ह | कन्दरा का मुह चौड़ा है। थोड़ी छत 1: और 
उसके पीछे पत्थर की ऊबड़खाबड़ दीवाल-सी है । अन्दर दाये कोने की दीवाल 


CC-0. In Public Domain. Digtize e 0 20020 Research Academy 


586 


ET बड़ा गोल-सा कोना है । इसो स्थान पर महादेव जी 2i पूजन होता | 
इसी करा में एक जोड़ो कबूतरों की भी रहती ë ! पता नहीं यह कबूतर का 
जोड़ा इतनी शीत में कैसे रहता है और क्या खाता है ? 

हुम लोग अमरनाथ पौने दस बजे पहुँचे थे । एक घंटे तक वहाँ खूब घूमे और 
महादेव की पूजा की । हमारे eee बाले शीघ्रता मचा रहे थे, लौट चलने के लिए | 
बार-बार उनका यही कहना था कि धूप में हिम पिघलना प्रारम्भ हो जायेगा तो पथ 
पार करना कठिन होगा 1 अतः हम लोगों ने एक बार पुनः उस सारी कन्दरा प्र 
दृष्टि डाली, हिम पुंज को देखा, महादेव की जय बोली और प्रणाम करके लौट पड़े | | 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 

1. कहते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा मागं हे । 

. कहते है! का पुरा रूप 'लोग कहते हैं कि' होगा । किन्तु कहते हैँ” एक वाक्य- 
प्रारंभक की तरह बत गया है । अंग्रेजी में tis said इसका पर्याय है । 
2. धरती का स्वगं हे काश्मीर | 

सीधा वाक्य होगा 'काइमीर घरती का स्वर्ग ë ' । किन्तु बल देने के लिए क्रम 
में परिवर्तन कर दिया जाता है । 
3, महादेव को जय बोली और प्रणाम करके लौट पड़े । 


यहाँ दो सरल वाक्य. (simple sentences) हू --1. महादेव की जय बोली | 
2. प्रणाम करके लौट पड़े । इन दोनों का कर्ता एक है 'हम'। इन दोनों को 
जोड़ा जा सकता है | ' 


दो बराबर की रचताओं को जोड़ने के लिए और! का प्रयोग बहुलता से होता 
है । अन्य संयोजक तथा” और 'एवं' हे । 
उपवाक्य जोड़ता : महादेव की जय बोली और प्रणाम करके लौट पडे | 
महादेव की जय बोली तथा प्रणाम करके लौट पड़ | 
पदबन्धों का जोड़ता : वह बहुत ही सुन्दर और सुशील युवक था । 
वह्‌ बहुत ही सुन्दर एवं सुशील युवक था | 
वह छिपे-छिपे और धीरे-घीरे आया | 
वह छिपे-छिपे एवं घीरे-घीरे आया । 
शब्दों का जोड़ना : राम और इयाम आज यहाँ आएँगे | 
राम एवं श्याम आज यहाँ आएँगे | 


4. जब दो उपवाक्य 2, x 
करता है, तो हिन्दी š इस प्रकार आते हें कि उनमें एक केवल समय का बोधन 


इस प्रकार की रचना होती है । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











587 


जब-तब 


(1) वह आएगा (2) में जाऊँगा। यहाँ (1) का काम पूरा हो जाएगा, 
उसके वाद (2) काम होगा -— भाव प्रकट करना है । इसके लिए (1) के 
qd ‘aa’ और (2) के पूर्व तब' लगेगा । जब वह आएगा, तब मै जाऊंगा | 


यदि ( 2) के काम होने पर ( 1) का कायं होता, तो जब में जाऊँगा, तव वह आएगा। 
इसी प्रकार : जब शिकारी हिरन के पास पहुँचा तो हिरन भी भाग गया । 
तब 
में जाऊंगा, तब तुम जाना । 
वह चला जाए, तब तुम आना । 
ज्योंही-त्योंही 
यदि दोनों उपवाक्यों के कार्यो के बीच में विलम्ब न हो तो ज्यों . . . : + त्यों का 
प्रयोग करते हे: 
ज्योंही मँ स्टेशन पहुँचा, त्योंही गाड़ी चल पड़ी | 
जैसे ही मो स्टेशन पहुँचा, तैसे ही गाड़ी चल पड़ी । 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूति कीजिए 


(1) बहुत दिनों से काइमीर ......- - `` ` बहुत तीब्र इच्छा थी । 
(2) पीर पांचाल के इधर जम्मू चाटी Ey 69800050 श्रीनगर घाटी । 
(3) हमारे cee वाले शीघ्रता मचा राह GS cooooooooo vl 
(4) टट्टुओं से उतर कर हम कन्दरा की ........ बढ़े | 


(ख) निम्नलिखित उपवाक्यों को जोडिए 
(1) वह बहुत ही सुन्दर युवक था । वह वहत ही सुशील युवक था | 
(2) ag अपने मोटापे की वात भूल गयी । वह दिनरात मृत्यु की आशंका से 
व्याकुल रहती । 
(3) सप ने ब्रह्मदत्त को 
खोल ली । 
(4) वह आज आएगा | वह कल आएगा | 


-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


छोड़ दिया । सपं ने कपूर खाने के लिए डिबिया 


588 
(ग) 'कहते हैँ” का प्रयोग दो वाक्यों में कीजिए 
(घ) निम्नलिखित उपवाक्यों से एक वाक्य बनाइए | यं उपवाक्य समय बोधक 


. कन्या बड़ी हुई । कन्या के पिता को चिन्ता हुई । 
. मे स्टेशन पहुँचा । गाड़ी चल रही थी । 
. मौ भारत पहुँचूँगा। मै भारत के दर्शनीय स्थान देखूंगा | 


V N — M 


प्रश्‍नमाला 15 


. धरती का स्वर्ग कौन-सा स्थान हे ? 

. काइमीर का कौन-सा सबसे सुन्दर स्थान है ? 

. पठानकोट किस प्रकार का शहर है ? 

. पठानकोट से श्रीनगर केसे यात्रा करनी पड़ती है ? 
. जम्मू-काइमीर का कौन-सा बड़ा नगर है ? 

. जम्मू में कौन-सा मन्दिर है ? 

झेलम का उद्गम स्थान कौन-सा है ? 

अमरनाथ कौ वास्तविक यात्रा कब प्रारम्भ होती है ? 
. अमरनाथ की यात्रा किस-किस प्रकार की जाती है? 
- अमरनाथ से पहले कौन-सी नदी बहती है ? 

. एक जोड़ो कबूतरों की कहाँ रहती ë ? 


oxuyan c b ८ 


= = 
= o o 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 




















पाठ 16 


भूदान यज्ञ 


भूमिहीन कृषक ë | इन व्यक्तियों की दशा बहुत ही 
शोचनीय है क्योंकि न तो इन्हें सारे साल कृषि में नौकरी मिलती है और न इनके 
पास भूमि है जिसे जोतकर ये अपना जीबन-निर्वाह्‌ कर सकें । इनकी आर्थिक स्थिति 
सुधारने कें लिए विनोबा भावे ने एक आन्दोलन चलाया जो आज “भूदान यज्ञ” के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

विनोबा भावे एक वार हैदराबाद से पैदल लौट रहे थे और नालगोंडा जिले के 
एक गाँव में ठहरे थे । उन्होंने नित्य की तरह संध्या आरंभ की और संध्या के बाद š 
अपने विचार सुनाने के लिए खड़े हुए । तभी कुछ व्यक्तियों ने हाथ जोड़ कर उनसे 
प्राथेना की कि वे उन्हे सरकार से कुछ जमीन दिलवा दे | विनोबा भावे ने वायदा किया 
' कि वे सरकार से उनकी सिफ़ारिश कर देंगे । परंतु तुरन्त ही उनके मन में एक विचार 
आया । उन्होंने सोचा कि जो अनेक व्यक्ति उनकी प्रार्थना सुनने आए है, शायद उनमें 
से कुछ ऐसे हों जिनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक भूमि हो और वे शायद निर्धन 
भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हो जाएँ। इस विचार के आधार पर उन्होंने 
वहाँ एकत लोगों से पूछा, “क्या आप में से कोई भूमि दान कर सकता है ?” कुछ 
समय की शान्ति के पश्चात्‌ एक व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता से अधिक एक सौ एकड़ 
भूमि दान देने का वायदा किया । जिन व्यक्तियों ने विनोबा जी से भूमि दिलवाने की 
माँग की थी, उनकी माँग केवल 80 एकड़ की ही थी | इस अवस्था में विनोबा ने भूमि 
को दान लेकर उन भूमिहीन किसानों में बाँट दिया । इस प्रकार भूदान यज्ञ' का 
प्रारम्भ हुआ | 

तब से विनोबा भावे निरन्तर पंदल देश भर का चक्कर काट रहें ë । बिहार 
में तो उनको कई जिले भूदान यज्ञ में मिल चुके Š । भूदान यज्ञ द्वारा भूमि का dear 
“अहिसात्सक' उपाय से हो जाता है, क्योंकि अधिक भूमि वाले स्वेच्छा से अपनी भूमि 
दान में देते है । यह उपाय साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) उपाय से बिलकुल उलटा है । 
साम्यवादी उपाय से घृणा, क्रोध एवं द्वेष बढ़ता है; भूदान से सरकार को भी कोई 
हानि नहीं होती । भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा को भी भूदान से सुधारा जा 
सकता है | सहकारिता को भी इससे प्रोत्साहन मिलता है । इस प्रकार भूदान यश 
एक महत्वपूर्णं आन्दोलन है | ii 


भारत वर्ष में कई करोड़ 


CC-0. In Public Domain. Digtized er Muthulakshmi Research Academy 


590 
व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


1. क्योंकि 

यह दो उपवाक्यों की संरचना में आता है | क्योंकि से प्रारंभ होने वाला वाक्य 
दूसरे उपवाक्य के तथ्य का कारण (cause, reason) वताता है । 

आचार्य को बड़ी चिन्ता हुई' क्योंकि 'उनकी लड़को बड़ी होने लगी ।' इसमें 
दो उपवाक्य हैं (1) आचार्य को बड़ी चिन्ता हुई । (2) उनकी लड़की बड़ी होने 
लगी । 

आचाय की चिन्ता का कारण (2) है, इसलिए (2) के पूर्व 'क्योंकि' लगाकर 
वाक्य बना । 





2. इसलिए 
ऊपर के ही उपवाक्यों में यदि कारण पर बल न देकर कार्य (परिणाम effect) 
पर बल दिया जाए, तो “इसलिए,” का प्रयोग कार्यवाले उपवाकः £ पहले होगा | 
'उनकी लड़की बड़ी होने लगी', इसलिए 'आचार्यं को बड़ी चिन्ता हई ।' 
t = ) 4A t 1 ES x A Ye 
इस 'इसलिए' के स्थान पर 'अतएव' और 'अतः' का प्रयोग होता है । जब कार्य-- 
कारण भाव दो अलग-अलग वाक्यों में होता है (न कि उपवाक्यों में) तो 'इस- 
Db D) ’ A 1 
लिए अतएव 'अतः' के अलावा 'फलस्वरूप' 'परिणामस्वरूप' परिणामत:” आदि 
अनेक प्रयोग मिलते हे । 


फलस्वरूप ag दिन प्रतिदिन दुबली होने लगी । 
3. ताकि 


यदि दो उपवाक्यों में एक उपवाक्य दुसरे का प्रयोजन 
प्रयाजन se) बताए 
तो सामान्यतया 'ताकि' का प्रयोग होता है । (purpose) š 


वह्‌ बहुत परिश्रम कर रहा Š ताकि परीक्षा में प्रथम आजाए | 
प्रयोजन कुछ अन्य उपायों से भी प्रकट होता है जिनका गन हो 
CS j नका पहले हो चुका ह । 
ARITA प्रथम आने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है | Ae 
4. कुछ लोगों ने उनसे प्रार्थना की 
कुछ क्रियाओं के साथ 'कर्म' में से! "mr ) कहना! 
प्रकार की धातु है : Boom 
तुमने मुझसे क्या कहा? 
आचायं ने शिष्यों से कहा । 
उसने आचार्य से कहा कि-_ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








591 


अन्य प्रसिद्ध क्रियाएँ है--पूछना, निवेदन करना, प्रार्थना करना । चूँकि पूछना” 
इस प्रकार की क्रिया है इस लिए 'प्रश्‍न करना' भी इसी प्रकार की है | उदाहरण है : 
चूहे ने पृथ्वी से प्रार्थना की । 
मै आपसे पूछना चाहता हुँ । 
मुझसे अब कौन प्रश्‍न करेगा ? 
उसने अध्यापक से निवेदन किया । 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए 


1 तभी कुछ व्यक्तियों ने हाथ जोड़ कर ....... प्रार्थना की । 
2 उन्होंने वहाँ एकत्र लोगों. . .. . . . पूछा । 
3 इन व्यक्तियों की दशा बहुत ......... € i 


4 परन्तु तुरन्त एक विचार उनके मन में ........... l 


(ख) निम्नलिखित उपवाक्यों से, कारणवाचक संयोजक क्योंकि 'अतएव' आदि 
लगाकर एक वाक्य बनाइए 

1 (कार्य) प्रोफेसर साहब पन्द्रह मिनट बाद भी कनाट प्लेस में थे । (कारण) 
टैक्सी में कोई ड्राइवर नहीं था । 

2 (कार्य) ब्रह्मदत्त ने Has को साथ लिया। (कारण) माता ने बड़ा 
आग्रह किया था । 

3 (कार्य) राजकुमारी बड़ी चिन्तित रहने लगी । (कारण) राजकुमारी 
की तुरन्त मृत्यु होने वाली थी । 

4 (कार्य) पहल गाँव से पंदल चलेंगे । (कारण) वहाँ से आगे मोटरें 
नही जाती g | 


(ग) निम्नलिखित उपवाकयों से प्रयोजन स्पष्ट करने के लिए कई प्रकार से वाक्य 
बनाइए : : 
1 तुम लोग गहने चुरा कर लाया करो । (प्रयोजन) में अपनी लड़की 
की शादी कर wm । 3 : 
2 मैं परिश्रम से हिन्दी बोलना सीख रहा हूँ । (प्रयोजन) में भारत में 
लोगों से बोलना चाहता हूँ । 
3 मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूँ (प्रयोजन) मैं देश की उन्नति कर सकू । 
4 मै डाक्टर के पास जा रहा हूँ । (प्रयोजन) मैं बीमारी दूर करना 


w : 
l 
cc MRS Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


592 


(घ) निम्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग वाक्यों में कीजिए : 


मिलना (3) बिवाह करना 
MU 6) कहना D लिखना (8) 2 Mer 





— - 


प्रश्‍नमाला 16 


. भारतवर्ष में कृषकों की संख्या कितनी है ? 
2. कृषक अपना जीवन-निर्वाह कंसे करते हुँ ? 


3. कृषकों की आथिक दशा सुधारने के लिए विनोबा भावे ने कौन-सा आंदोलन 
प्रारम्भ किया ? 


4. gist जिले के व्यक्तियों ने विनोबा भावे से हाथ जोड़कर कया प्रार्थना 
की! 

विनोबा जी ने व्यक्तियों से क्या वायदा किया ? 

- गाँव के एकत्र लोगों से विनोबा जी ने क्‍या पूछा ? 

- गाँव के व्यक्तियों की माँग कितने एकड़ भूमि की थी ? 

- भूमि लेकर विनोबा जी ने क्या किया ? 

* भूदान यज्ञ में भूमि का बँटवारा किस प्रकार होता है ? 

10. कया भूदान से सहकारिता को प्रोत्साहन मिलता है? 


= 


O ७ yog 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 














पाठ 17 
हिन्दी भाषा 


भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी भाषाओं के उस भारत-यरोपीय परिवारसे सम्बद्ध 
है जिसके अन्तर्गत संसार की कुछ प्रमुख भाषाएँ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी आदि... 
आती हे । इस भारत -यूरोपीय परिवार की एक प्रमुख शाखा भारतीय-आर्य 
E Indo-aryan ) जिसको विवेचन की सुविधा के लिए तथा विकास के 
अध्ययन के लिए काल-क्रम के अनुसार तीत वर्गों में बांटा जाता हः 


1. प्राचीन भारतीय आये भाषाएँ 
2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ 
3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ 


प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को 
मिलता है । परवर्ती भाषा का नाम संस्कृत है जिस में विपुल साहित्य है, और धर्म 
एवं साहित्य के लिए जिस की अब भी परम महत्ता है । “संस्कृत” भाषा के शब्द समूह 
ने निरन्तर सभी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया ë । नवशब्द निर्माण में संस्कृत 
की उपयोगिता सर्व-विदित है। 


मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में पालि' बौद्ध धर्म से संबद्ध होने के कारण 
और 'अधंमागधी' जैन धर्म से सम्बद्ध होने के कारण अब भी काफी संख्या में पढ़ी 
जाती हे । काव्य-साहित्य की दृष्टि से प्राकृतों की रचताएँ उल्लेखनीय है । इन 
धाभिक एवं साहित्यिक मध्यकालीन भाषाओं के रूप व्याकरण आदि से बध 
कर चलने के कारण स्थिर ही रहे किन्तु बोल-चाल की भाषा विकसित होती रही । 
इन विकसित रूपों को 'अपभ्रंश' भाषा का नाम दिया गया ë | इन का अपना साहित्य 
भी है और जेन धर्म ने भी इनका धर्म प्रबन्धों में उपयोग किया है । 


आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अन्तर्गत भारत की अनेक भाषाएँ आती हँ । 
दक्षिण के द्रविड़ परिवार की चार प्रमुख भाषाओं तमिल, TTY, FAS, मलयालम 
al छोड कर सभी राज्यों की भाषाएँ आधुनिक भारतीय आये शाखा की हे । हिंदी 
उत्तर के कई प्रदेशों--उत्तर-प्रदेश, हरियाना, दिल्ली, राज M प्रदेश और 
बिहार--की भाषा है । पश्चिम में पंजाब में पंजाबी और काश्मीर काश्मीरी है । 


दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में मराठी 21 पूर्व में असम म॑ असमिया, बंगाल में 


CC-0. In Public Domain. Digtized Bgfgluthulakshmi Research Academy 


594 


बंगाली तथा उड़ीसा में उड्या है । कुछ आधुनिक भारतीय-आय भाषाएँ 
भारतवर्ष के बाहर भी हैं जैसे लंका की सिंहली तथा यूरोप में श्रमणशील जिप्सियों 
की भाषा रोमनी । हिन्दी की एक शेली उर्दू पाकिस्तान तथा भारत के अनेक अंशों में 


प्रचलित है | 


संस्कृत से सम्बद्ध होने के कारण तया अधिकांश भारतीय भाषाओं के भारतीय 
आये होने के कारण हिन्दी अपने विशाल भाषाल-क्षेत्र के बाहर भारत के सभी राज्यों 
में सरलता से समझी जाती है | महात्मा गांधी ने इसे अपना तथा कांग्रेस का साध्यम 
इन्हीं कारणों से माना था । शब्दावली और साहित्य की दृष्टि से हिन्दी अब एक 
अत्यन्त ALS भाषा है | 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


1. हिन्दी भाषाओं के 'उस' परिवार से सम्बद्ध है 'जिस' के अन्तगंत अंग्रेजी 
आती हे । इस वाक्य में दो उपवाक्य है। ws और ‘fore’ के स्थान पर 'क' रखने पर 
उपवाक्य है --(1) हिन्दी भाषाओं के 'क' परिवार से सम्बद्ध है । 


(ii) 'क' परिवार के अन्तर्गत अंग्रेजी आती है । 
यहाँ दुसरे उपवाक्य में 'क' परिवार फिर आया है । यदि दोनों को मिलाया 


जाता है तो दो बार 'क परिवार' लाना आवश्यक नहीं है । उसके स्थान पर “उस” 
और ‘faa’ का प्रयोग किया जाता है | 


इस प्रकार “हिन्दी भाषाओं के उस परिबार से सम्बद्ध है जिस के अन्तर्गत अंग्रेजी 
आती है' यह वाक्य बनता है । यह विशेषण उपवाक्य से वाली रचना कही जाती 


है । 


यदि उस ' रूप उपवाक्य (ii) में लाना चाहते हैं, तो वाक्य बनेगा, 'हिन्दी 
भाषाओं के जिस परिवार से सम्बद्ध है उसके अन्तर्गत अंग्रेजी (भी) आती है ।' 


2. “भारत यूरोपीय परिवार को एक प्रमुख शाखा भारतीय आयं ë 
जिसको तीन वर्षो में बॉटा जाता है ।” 


इसके भी दो उपवाक्य हुँ--(1) भारत यूरोपीय परिवार की एक प्रमुख शाखा 
भारतीय आये है । (1) भारतीय आर्य को तीन वर्गों में बाँटा जाता है । 
3. “सिन्धु देश में एक राजा था जिसे मोटे लोग बहुत अच्छे लगते à 1” 
(1) सिन्धु देश में एक “राजा” था । 
(11) राजा को मोटे लोग बहुत अच्छे लगते थे । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











595 


4. “राजा की एक राजकुमारी थी जो बहुत मोटी थी | ” 

(i) राजा की एक राजकुमारो थी । 

(ii) राजकुमारी बहुत मोटी थी । 

ऊपर के वाक्यों में, दुसरे उपवाक्य में संज्ञा के स्थान पर 'जो' 'जिस' आदि 
का प्रयोग किया जाता है । ऊपर टिप्पणी (1) के उदाहरणों से इन में एक 
भिन्नता है । टिप्पणी (1) के उदाहरणों में भी ag 'उस' 
FR A e 5 ANE sasa n - 
'जो' जिस आदि युग्मों का प्रयोग होता है, टिप्पणी (2) के उदाहरणों में केवल 
i जिसका का । व्याकरण की दृष्टि से टिप्पणी ( 1) के उदाहरणों में जिस स्थान पर 
bid जो आता है, वह प्रथम उपवाक्य का 'कर्ता' नहीं है। टिप्पणी (2) के उदा- 
हरणों में जिसके स्थात पर 'जो' 'जिस' आता है, वह प्रथम उपवाक्य का कर्ता या 
कर्तुपूरक है । 
3. पर, परन्तु, किन्तु 

अंग्रेजी but के लिए हिन्दी में कई शब्द हे--पर, परन्तु, किन्तु । 'लेकिन' 
और 'मगर' भी चलते हें । सामान्यतया 'पर' का प्रयोग होता है । लिखने में किन्तु' 
का प्रयोग अधिक होने लगा है । 

ये शब्द दो उपवाक्यों के बीच आकर एक उपवाक्य बनाते | कभी-कभी 
वाक्य के प्रारम्भ में आते है और पिछले वाक्यों में दिए कथनों पर अपना प्रभाव 
डालते ë । 


उदाहरण ë : 
‘qe’ एक युवक कुछ भी नहीं लाया | 
मँ तुम्हारे यहाँ गया था 'पर' तुम वहाँ मिले नहीं | 
'पर' सरकारी छात्रवृत्ति मिल जाने पर भी वे इंग्लैंड नहीं जा सके । 
गांधी जी चले गये 'किन्तु' उनकी जगाई ज्योति अमर है । 
'किन्तु' यदि राजकुमारी का मोटापा न दूर कर सका तो फाँसी पर ASAT 
होगा । 
‘fag’ कोई भी चिड़िया जाल में नहीं आई । 


4. भो 


यह एक बलात्मक तिपात (emphatic particle) है । वाक्य में जिस 
अंश पर आप को ‘aa’ डालना है उसके पश्चात्‌ भी लगाया जाता है । भी का 
कार्य यह बल देना है कि औरों के साथ यह भी हैं, जसे, 

“वे लड़के जा रहे हैं, राम भौ जा रहा है' का अर्थ है कि = लड़के जा रहे ë 
और “राम Seven Büniergónam. HATS CAESUS REL. Academy 


596 


“राजकुमारी भी मोटी हो गई' का अर्थ है और लोग मोटे हो गए' + "राज: 
कुमारी मोटी हो गई'। 


'उसने यह भी प्रसिद्ध कर दिया कि वह ज्योतिषी भी है” का अथं है कि उसने कई 
बाते अपने संबंध में प्रसिद्ध की थी, उनके अतिरिक्त यह भी कहा कि वह ज्योतिषी 
है । ज्योतिषी भी” का अर्थ है कि वह वेध था उसके अतिरिक्त वह ज्योतिषी है । 

व्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्‍त स्थान की पूर्ति कीजिए : 


1 प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का .......... रूप हमें ऋग्वेद में 
मिलता है । 

2 परवर्ती भाषा का नाम संस्कृत है, ..... «० .विपुल साहित्य है । 

3 इनका अपना साहित्य ........ odo AN 

4 शब्दावली और साहित्य की ............ . «से हिन्दी एक 


अति समृद्ध भाषा है । 


(ख) निम्नलिखित उपवाक्यों का एक वाक्य बनाइए 
1 भारत यूरोपीय परिवार की एक प्रमुख शाखा भारतीय आर्य है. । 
-ण्भारतीय आये को तीन ant में afer जाता š! 
2 राजा की एक राजकुमारी थी। 
राजकुमारी बहुत मोटी थी | 


3 वह लड़का कलकत्ते चला गथा | 
WE लड़का कल आया था | 
4 बस्तु को तुम देखते हो । 
वस्तु को तुम तुरन्त उठा लेते हो । 
(ग) 'पर' "meg और 'किन्तु' के प्रयोग दो-दो वाक्यों में कीजिए । 
(च) भी का प्रयोग चार वाक्यों में कीजिए | 


—— ea 
/ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


597 





प्रश्‍शनमाला 17 
- भारत की राष्ट्र भाषा कौन सी भाषा है ? 
हिन्दी भाषा किस भाषा-परिवार की भाषा है? 
- भारतीय आर्य शाखा के विकास को कितने वर्गो में बांटा जा सकता लले! 
. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलत है? 
. संस्कृत साहित्य की परम महत्ता क्यों है ? 
'पालि' भाषा का अधिक संबंध किस धर्म से है? 
. जेन धर्म-ग्रंथों की रचना किस भाषा में अधिक हुई है ? 
. द्रविड़ परिवार में कौन-सी भाषाएँ आती ë ? 
. महाराष्ट्र में कौन-सी भाषा बोली जाती ë ? 
महात्मा गांधी ने हिन्दी को कांग्रेस का माध्यम क्यों माना था ? 


c t ON O» Oc SY = 





40—5 cup(€-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ 18 
हिन्दी साहित्य 1 


अध्ययन की सुविधा के लिए हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार युगों में बाँटा 
गया है 

1. वीरगाथा काल 

2. भक्ति काल 

3. रीति काल 

4. आधुनिक काल 


वीरगाथा काल 


इस काल में वीरगाथाओं और वीरगातों की प्रधानता थी । राजाओं के आश्रय 
म॑ रहने वाले भाट-चारण कबि अपने आश्रयदाता राजाओं के वीरतापूर्ण कृत्यों का 
सुन्दर, सजीव एवं ओजपूर्ण वर्णन करते थे। रणभूमि में जाकर बीरयोद्धाओं के 
हृद्य में किस प्रकार कविता उत्साह भर सकती है, इसका उदाहरण इन वीरगीतों 
में हैं चंदबरदाई का “पृथ्वीराजः रासो' इस काल का सर्वप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है । 


भक्ति काल 


इस काल में कविता समाज में प्रबहमान भक्ति की धारा से प्रभावित थी । 
ईश्वर भक्ति दो प्रकार की विचारधाराओं Parag थी-निर्गण भवित और सगण 
भक्ति । निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई मानवीय आकार अथवा रूप नहीं माना 
जाता है । कबीर ने बाहरी धाभिक आइभ्बरों को दूर करने पर और भीतरी मानसिक 
शुद्धि को बढ़ाने पर्‌ बल दिया ॥ कुछ कवियों ने इस्लाम की सुफीधारा से प्रभावित 
होकर प्रमगाथाएँ लिखी । इन में मलिक मुहम्मद जायसी का पद्मावत बहुत प्रसिद्ध 


gn 


सगुण भवित में ईश्वर के अवृतार राम अथवा कृष्ण को इष्टदेब मानकर कविता 
की गई हे । रामभक्ति शाखा में तुलसीदास? का “रामचरित मानस (जनता में 
रामायण के नाम से प्रसिद्ध ) सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है । कृष्ण के भक्तों ने प्रायः गीत 
अथवा पद लिखे हुँ । सूरदास ने अपने 'सूरसागर में कृष्ण की बाल-लीला का बड़ा 
सजीव वर्णेन किया है | ये सब भवत कवि राज ओं के आश्रित नहीं थे, वे कविता को 
भक्ति का साधन मानकर लिखते थे, न कि किसी सांसारिक लाभ के लिए à 


598 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











599 
रीतिकाल 


3 E र UE गल साम्राज्य स्थापित हो जाने पर अनेक छोटे-बड़े राजाओं के दरबारों 
में कवि अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने लगे । इन कविताओं में प्राय: श्रृंगार और 


प्रेम का वर्णन होता था। इस काल में ब्रज भाषा ही काळ 
व्य की भाषा थी । विहारी 
की सतसई इस काल की एक उत्कृष्ट रचना है | fae 


आधुनिक काल 


आधुनिक काल में कविता में नई चेतना आई | इस काल का काव्य-साहित्य 
विषय, शेली एवं विधाओं में सुसंपन्न है और संसार के किसी भी काव्य-साहित्य से 
टक्कर ले सकता है । पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी की छायावादी कविताओं 
में नूतन प्रतीकों की प्रधानता है । नई कविता में बौद्धिक चिन्तन की प्रधानता है। 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 


1, ही, केवल, "Ta 

ये तीनों भी वलात्मक तिपात हो किन्तु इनका प्रयोग 'भी' से भिन्न है । 'भी' 
अन्य बातों के साथ, inclusive था; 'ही' आदि अन्य वातों को हटाकर 
आते g, ये exclusive particle g | 


'लड़का भी जाएगा' का अर्थ होगा कि और जाएंगे और लड़का भी जाएगा | 
लड़का ही जाएगा” का अर्थ होगा कि और कोई नहीं जाएगा, लड़का जाएगा | 
'ही' 'केवल' 'मात्र' में 'ही' सब से अधिक प्रचलित ë । वह पदबन्धो के भीतर भी 
आजाता है : लड़का जा रहा है ' लड़का जाही रहा है। 'केवल मुख्यतया संख्याओं 


के साथ सामान्यतया संज्ञा-संवेन।म के साथ, और कभी-कभी क्रिया के साथ लगता 
है । 'केवल' बाद में न लगकर पहले लगता है : 


केवल लड़का जाएगा >-लड़का ही जाएगा d 
केवल दस रुपये चाहिए = दस रुपये चाहिए, न अधिक न कम । 
तुम ही देखो --और लोग न देखें घुम देखो। 


"Tre का प्रयोग बहुत कम है | संस्कृत की परम्परा से मात्र शब्द के बाद लगता 
है जवकि 'केवल' शब्द के qd । किन्तु अब दोनों कुछ लोगों के द्वारा पूर्व लगाए जाते 


AM, 


केवल दस रुपये चाहिए --मात्र दस्त रुपये चाहिए 
CC-0. In Public Domain. Digtizesre iub याते नदिए, A 


600 


2. भर, से, तक 

ये समय और स्थान वाचक शब्दों के साथ लगते हैं । से' प्रारम्भ-स्थान के 
साथ .लगता है, तक' अन्त स्थान के साथ लगता है, 'भर' समय की पूरी अवधि 
(period) अथवा पुरे स्थान के लिए प्रयुक्त होता है । "TC के पूर्व अवधि सूचक 


संज्ञा लगती है । 
WET ue से MR... तक 


भर 
बह आज सुबह से यहाँ बेठा है । 
qg आज शाम तक यहाँ बेठेगा | 
वह आज सुबह से शाम तक यहाँ बेठेगा | 
ae आज दिन भर यहाँ बेठेगा । 


वह ACA आ रहा है। 
वह स्कूल तक जाएगा | 
वह घर से स्कूल तक जाएगा | 
वह रास्ते भर रोते गया | 
3. आदि 
ara अंग्रेजी के “etc. के समान प्रयुक्त होता है | 


£ 
तुम आभूषण आदि चुरा लाया करो' का अर्थ होगा कि आभूषण और उसी 
प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ चुरा लाया करो । 


मेरी कार के ब्रेक, der आदि गायब हो गये हो! का अर्थ न्रे 
j गायब हो गथे हू” का अर्थ होगा कि ब्रेक, dew 
और उसी प्रकार के कार के अन्य पुज गायब हो गये है । 3 


š Eu aem आदि पले थे ' = अर्थ बेल, भेस, बकरी और इसी प्रकार 
व्याकरणिक अभ्यास : 
(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 


1 इस काल में वीरगाथाओं और बीरगीतों की .. . , . .. . थी । 


2 'q , 
[व्वीराज wi इस कालका ....... काव्यग्रंथ है । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Ë Z > 











601 


334 Bn को भक्ति का साधन.मानकर लिखते थे न कि किसी सांसारिक 
eee l 


4 अध्ययन की सुविधा हिन्दी हत्य वे 
"को सुविधा E न्दी साहित्य के इतिहा 
चार युगों में बाँटा गया है । E ues 


(ख) निम्नलिखित वाक्यों में ही' "Raus 'मात्र' में से एक लगा है, उन्हीं वाक्यों 


में प्रयुक्त शब्द के बदले शेष दोनों को लगाइए 
1 वीर ही शत्रुओं को पराजित कर सकते है | 
2 इसका मूल्य दस रुपये मात्र है | 
3 वह केवल गा सकता है | 
4 तुम ही अकेले हमारे मित्र हो । 


(ग) "Tc से 'तक' का प्रयोग छह वाक्यों में कीजिए । 
(घ) 'आदि' का प्रयोग चार वाक्यों में कीजिए । 


प्रश्‍नमाला 18 
हिन्दी साहित्य को कितने भागों में बाँटा जा सकता है ? 


. वीरगाथा काल की क्या प्रमुख विशेषता थी ? 

. भाट-चारण कवियों का क्या काम होता था ? 

. चंद वरदाई का कौन-सा प्रसिद्ध ग्रंथ है ? 

. भक्ति-क।लमे ईश्वर भक्ति कितनी विचार धाराओं में प्रचलित थी ? 


कबीर ने किन-किन बातों पर बल दिया था ? 
'पद्मावत' किस कवि की प्रसिद्ध रचना ë ? 


. पद्मावत किस विचारधारा से प्रभावित ग्रंथ है ? 

. सगुण भक्ति में कौन-सी प्रसिद्ध रचनायें हँ? 

. रीतिकाल में कवियों का प्रमुख कार्यं क्या था ? 

. रीतिकाल में काव्य की भाषा कौन-सी थी ? 

, नयी कविता ffe प्रकार के चिन्तन की प्रधानता ë ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 19 
हिन्दी साहित्य 2 


आधुनिक काल के साहित्य की एक विशेषता यह है कि इस में ग्रद्य की सभी 
विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया है । बिविध साहित्य -विधाओं का इति- 
वृत्त संक्षेप में इस प्रकार है : 
निबंध 

निबंध रचना का श्री गणेश भारतेन्दु के समय में ही हो गया था । प्रारम्भ में निबंधों 
के विषय समाज सुधार अथवा देशोद्धार के विभिन्न पक्ष थे;बाद में सभी विषयों पर 
निबंध लिखे जाने लगे । साहित्यक निबंध तथा भावात्मक एवं शुद्ध थात्मपरक 
निबंध भी मिलते है । 


नाटक | 

भारतेन्दु युग में लेखकों ने राष्ट्रप्रेम, संमाज-सुधार, पौराणिक एवं ऐतिहा- 
सिक aren चरित्र आदि विषयों पर सरल शेली में नाटक लिखे । जय शांकर 
प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ काव्य-सौंदर्य भी है । आजकल 
अनेक लेखकों ने एकांको नाटक, रेडियो - नाटक आदि लिखे ë । 


उपन्यास 

उपन्यासों का प्रारम्भ वस्तुत: प्रेमचन्द कै उपन्यासो से होता है । समाज के विभिन्न 
पक्षों का निरीक्षण तथा मनोवज्ञानिक दृष्टि प्रेमचन्द की विशेषता है । वृंदावन 
लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास भी उल्लेखनीय हे । आज के अनेक उपन्यासों पर 
फ्रायड तथा maiaa का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर है | कुछ आंचलिक उपन्यास 
भी लिखे गये हूँ । DES 


कहानी i 
_ कहानी के क्षेत्र में भी प्रारम्भिक ay में प्रेमचन्द का नाम उल्लेखनीय है | 
प्रमचन्द ने भारतीय जीवन के सभी पक्षों पर कहानियाँ लिखी हैं । जैनेन्द्र और अज्ञेय 
की कहानियों में व्यक्ति के मन का अधिक सूक्ष्मता और गम्भीरता से विवेचन 
किया गया है । यशपाल पर म।क्संवाद की स्पष्ट छाप है। 


& 
आलोचना 


आलोचना की परम्परा भारत Š बहुत पुरानी है | प्रारम्भ में केवल निबंधों 
के त उ लिक सील अथवा प्राचीन कवियों की आलोचना मिलती है । श्यामः 
सुन्दर दास ने विश्व विद्यालय स्तर के शोध निबंध लिखे | आचार्य रामचन्द्र शुक्‍ल 


60 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Rakin Research Academy 











603 


ने i साहित्य का इतिहास” द्वारा व्यावहारिक आलोचना तथा 'चितामणि' 
के निवंधों द्वा रा सेद्धान्तिक आलोचना को सुदृढ़ किया । हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेन्द्र 
आदि आजकल के प्रमुख साहित्य-समीक्षक हे । विश्व-विद्यालयों में भी पी 
एच०डी० अथवा डी० fazo उपाधियों के लिए हिन्दी साहित्य के विविध पक्षों पर 
शोध-प्रबन्ध बड़ी संख्या में प्रस्तुत हुए हैं । 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
1 हाँ, नहीं 
यदि प्रश्‍न का उत्तर हाँ ( Yes ) में हो, तो वकता केवल 'हाँ कह सकता है 
या पूरा वाक्य उस 'हाँ' के बाद जोड़ सकता है जिसमें स्पष्ट उत्तर आ जाए । जेसे 
कोई पूछे, “आप लखतऊ जाएऐंगे ” तो उत्तर होगा, हाँ, में लखनऊ जाऊंगा | 
अपने से बड़ों को उत्तर देते समय हाँ के स्थान पर जी हाँ कहते ह । 
नकारात्मक उत्तर देते समय नहीं' या 'जी नहीं' का प्रयोग किया जाता ë । 
अनुमोदन के समय 'जी' ठीक' अच्छा' 'बहुत अच्छा' का प्रयोग किया जाता 


ET 


2 ale——at 

दो उपवाक्यों का संयोजन यदि ---तो' के द्वारा होता है । इन दो उपवाक्यों 
में एक में कुछ संभावना होती है और दूसरे में ga संभावना की पूति पर होने 
वाला परिणाम होता है | संभावना वाले उपवाक्य में यदि' और परिणाम वाले में 
‘ay लगता है | 


‘gfe राजकुमारी का मोटापा दूर न कर सका तो उसे फाँसी पर चढ़ना 
होगा v यदि ' वाले में प्रतिवन्ध है राजकुमारी का मोटापा हूर करना'। ऐसा नहोने 
पर परिणाम होगा 'फाँती पर चढ़ना | 

afa झूठ बोलोगे तो निकाल दिये जाओगे ' में झूठ बोलने की पूर्ति पर निकाल 
देने की क्रिया होगी | 


3 ——fr 

कुछ क्रियाओं का कर्म उसी उपवाक्य में न आकर दूसरे उपवाक्य x आता š! 
दूसरे उपवाक्य के पूर्व 'कि' लगा होता है जोकि बद बताता है कि कि कें बाद 
आने वाला अंश पहले उपवाक्य की क्रिया का कमे है । जसे, 


J fi ओ' यह मेरे द्वारा 
“मे कहता हूँ कि अब तुम चले जाओ । यहाँ 'अब तुम चले जाओ यह 


; 2) करा कर्म (object) है । 
कहा हुआ कथन है, अर्थात्‌ यह 'कहता हैँ का फे quy 
C-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


604 


“एक दिन कौवे ने बताया कि अब उस स्थान में ढुभिक्ष पड़ेगा '— इस वाक्य 
में “Sq स्थान में दुर्भिक्ष पड़ेगा' यह 'बताया' क्रिया का कर्म है । 


यह . . . .है' रचना में पुरक स्थानीय कथन का विवरण अगले उपवाक्य में 
‘fe’ लगाकर किया जा सकता है । TA, “यह विशवास है कि वह अवश्य आयेगा? 
यहाँ ‘ क्या विश्वास है?” का उत्तर है 'वह अवश्य आयेगा! । 
4 न जाने, न मालूम 
न जाने कितने लोग वहाँ आए थे । 
न जाने तुम किस की वात कर रहे हो । 
न जाने उसको क्या हो गया है | 
इन वाक्यों में वस्तुतः दो उपवाक्य हुँ (1) 'न जाने' और (2) “कितने लोग वहाँ 
x) g , ` š 
आए थे', तुम किसकी बात कर रहे हो' तथा 'उसको क्या हो गया है'। किन्तु 


व्यवहार में न जाने' एक शब्द के संमान बन गया है जो कि आगे के कथन के संबंध 
भें वक्ता का अज्ञान प्रकट करता है । 


cS भी इसी प्रकार प्रयुक्त होता है भौर एक दृष्टि से 'न जाने! का 
प्‌ । : 


व्याकरणिक अभ्यास 
(क) निम्तलिखित वाक्यों में रिक्‍त स्थान की पूर्ति कीजिए 
1 आजकल अनेक लेखकों ने एकांकी नाटक, रेडियो-नाटक. . . . लिखें gl 


2 आधुनिक काल के साहित्य की एक विशेषता यह भी इसमें 
गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर मात्रा में dm (A है । I 


3 निबंध रचना का eee भारतेन्दु के समय में ही हो गया था | 
4 यशपाल पर माक्सँवाद की स्पष्ट है । 


(ख) निम्न लिखित उपवाक्यों 

1 में जाऊँगा 

2 तुम यहाँ आओगे 

3 तुम नहीं पढ़ोगे 

4 तुम फल हो जाओगे 
(ग). 
(घ) न जाने! 'न 


से दितो लगाकर वाक्य बनाइए : 


कि! U अयोग चार वाक्यों में कीजिए | 
माबूम के प्रयोग दो-दो वाक्यों में कीजिए । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


— 


605 





TAMAT 19 
. आधुनिक काल के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है ? 
. आधुनिक हिन्दी साहित्य की विविध विधाएँ कौन-सी ë ? 
. निबंध का श्रीगणेश कब हुआ था ? i 
. निबंध कितने प्रकार से लिखे जा सकते हुँ? 
. भारतेन्दु युग के लेखकों ने किस प्रकार के नाटक लिखे ? 
जयशंकर प्रसाद के नाटक किस प्रकार के हुँ ? 
हिन्दी साहित्य में उपन्यासो का प्रारम्भ कब हुआ ? 
. ऐतिहासिक उपन्यासों की सबसे अधिक रचना किसने की ? 
. जैनेन्द्र और अज्ञेय की कहानियाँ किस प्रकार की ë ? 
प्रारंभिक काल में आलोचना किस प्रकार की मिलती हे ? 


= 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ 20 
भारत का राष्ट्र-ध्वज 


प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना राष्ट्रीय झंडा होता है t देश के सभी निवासी अपने 
झंडे का गौरव बनाये रखना अपना कतंव्य समझते हे | वे उसके नीचे उन्नति के पथ 
पर बढ़ते हे, उसे अपने देश तथा राष्ट्र की महानता का प्रतीक समझते है, और उसके 
गौरव की रक्षा के लिए हँसते हुए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते है । 


भारतीय राष्ट्रध्वज की कल्पना सबसे पहले सन्‌ 1906 में विदेशों में रहने वाले 
भारतीयों के मस्तिष्क में आयी । विदेश में रहकर भी देश की स्वतन्वता के लिए 
दिन-रात प्रयत्न करने वाली श्रीमती कामा ने अपने कुछ साथियों के साथ एक तिरंगा 
झंडा बनाया । इसमें तीन पट्टियाँ थीं-ऊपर केसरिया, वीच में सफेद और 
नीचे हरी । केसरिया पट्टी में आठ तार बने थे, बीच की सफेद पट्टी में देवनागरी अक्षरों 
à fan मातरम्‌” लिखा था और नोचे की हरी पट्टी में सूये और द्वितोया के चन्द्रमा 
aa थे | 


इसके बाद सन्‌ 1916 में कांग्रेस ने भी एक राष्ट्रीय झंडे की आवश्यकता का 
अनुभव किया और कई प्रकार के नमूने तयार किये | गांधी जी का विचार था कि 
राष्ट्रीय झंडा ऐसा होना चाहिए जिससे देश के सभी धर्मो तथा बर्गो को संतोष हो asi 
उन्होंने इस संबंध में यह सुझाव बहुत पसन्द किया कि झंडे में चर्ख को भी स्थान दिया 
जाए | इस प्रकार अब राष्ट्रध्वज का जो स्वरूप कांग्रेस ने स्वीकार किया उसमें सफेद 
हर और लाल रंगों की तीन पद्टियाँ थीं ओर बीच में पुरे आकार का चर्खा था । इस 
झंडे का जन्म संनु 1921 $o Ñ हुआ और यह पहले-पहल अहमदाबाद में फहराया 
गय़ा | 


. सन्‌ 1931६0 में कांग्रेस ने इस झंडे में थोडा-सा परिवतंन करके लाल के स्थान 

पर केसरिया रंग कर दिया और यह घोषणा की कि झंडे के रंग धर्मो अथवा 
जातियों के सूचक न होकर गुणों के सूचक हे | ऊपर का केसरिया रंग arge तथा 
त्याग का, बीच का सफेद शांति और सत्य का, नीचे का हरा विश्वास और वीरता 
का और चर्खा जनता की आशा का सूचक माना गया । 


इसी झंड के नीचे देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी गयी और अन्त में 15 अगस्त 


सन 1947 ई० का पवित्र दिन आया | इस दि 


s s | न भारत की गुलामी के बंधन टूट गये 
और यह झंडा स्वतंत्र भारत का झंडा बन गया केवल इस अन्तर के साथ कि ud 


CC-0. In Public Domain. Digtized tQ ithutakshmi Research Academy 








607 


के स्थान पर अब चक्र था। इस S ` 
इस चक्र का स्वरूप सम्त्राट अशोक के प्रसिद्धस्तम्भ 
लिया गया है । चक्र न्याय औ 


[ at र्‌ प्रगति का सूचक है । इसकी 24 अराएं दिन at 
रात के 24 घंटे di SES SES 


TE AST भारत की पुरानी सभ्यता के अनुकूल और भविष्य की आशाओं का 
सूचक है । सब भारतवासियों का कतेव्य हे कि सदा इसका सम्मान कर्रे और संसार 
में इसका गौरव बढ़ाने का प्रयत्न करते रहें । 


व्याकरणिक टिप्पणियाँ 
1 यद्यपि----तथापि 


यह रचना वो उपंवाक्यों के साथ आती है । पहले उपवाक्य का कथन पूरा हो 
गया हैं, फिर भी दूसरे उपवाक्य के कथन में पूर्ति न हो, तो इस रचना का प्रयोग 
होता है । अंग्रेजी में ‘though——yet’ इस प्रकार की रचना Š | 


यद्यपि तुमने बड़ा परिश्रम किया था तथापि अपने कार्य में सफल न हो सके ।' 
इस वाकय में बड़ा परिश्रम तो किया गया किन्तु कार्ये में सफलता' का अभाव 
व्यक्त किया गया है । 


उर्दू शैली में हालाँकि . . . .फिर भी ' का प्रयोग करते है । 


भविष्य के संबंध में चाहे ..... तो भी / e ' का प्रयोग होता है- 
चाहे तुम बड़ा परिश्रम करो, तो भी कार्य में सफल न हो सकोगे । ; 


दोनों 
निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए 
“राम और श्याम दोनों जा रहे हे U 


2 





यहाँ 'दोनों' के अनुसार वाक्य की क्रिया है । राम और श्याम को दोनों ने अन्तनिहित 
कर लिया है । 


= GC) 
“दो ते अधिक का उल्लेख होने पर डेश (LB eee e) लगा कर थ 
अथवा 'इन' का प्रयोग होता है । 


आँगन, फर्श, दरवाजे, खिड़कियाँ, सी ढ़ियाँ — सब इन अ 
वर्ष कब प्रारम्भ होगा,कब समाप्त होगा, कोत ऋतु कब होगी--इन सबको 
maT CEES pera, Muthulakshmi Research Academy 


` 


608 


3 ----विवरण' 


पहले कथन का विवरण था उदाहरण देना हो तो डेश (--) लगा कर विवरण 
देते ë । 


इश्वर भक्ति दो प्रकार की विचारधाराओं से सम्बद्ध थी--निर्गुण भक्ति 
और सगुण भक्ति । 


इसमें तीन पट्टियाँ at - ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरी । 


4 अस्तु, खर 
अंग्रेजी के ‘well’ Letit beso’ के समकक्ष हिन्दी में अस्तु' (उर्दू शेली 
में खर' ) है। arg अपने पूर्व के कथनों के विषय में चर्चा समाप्त कर देना चाहता 
है । जसा भी हो गथा वेसा हो गया, अब आगे देखा जाए-एसा भाव Š । 
खेर, इसे जाने दीजिए । 
अस्तु, अब W ही जा रहा हूँ । 


e 


व्याकरणिक अभ्यास 


(क) निम्नलिखित वाक्यों में रिक्‍त स्थान की पूति कीजिए : 


1 प्रत्येक स्वतंत्र देश का ....... राष्ट्रीय झंडा होता है । 


EN परिवतेन कांग्रेस ने फिर किया । 
3 यह कल्पना विदेशों में रहने वाले भारतीयों के मस्तिष्क में 
4 सब भारतवासियों का कतंव्य है 


2 इस झंडे में थोडा 


(ख) 'यद्यपि.........तथापि' चाहे 
कीजिए । 


(ग) डेश( — ) का प्रयोग चार वाक्यों में कीजिए । 
(घ) अस्तु dv का प्रयोग दो-दो वाक्यों में कीजिए । 


` CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
H 


609 





प्रश्नमाला २० 
1. राष्ट्र में राष्ट्रध्वज का dur महत्व है ? 
* राष्ट्रध्वज की कल्पना सबसे पहले मस्तिष्क में कब आयी ? 
. श्रीमती कामा ने किस प्रकार का झंडा बनाया ? 
. तिरंगा झंडा किस प्रकार बना हुआ है ? 
. पहले सफेद पट्टी पर देवनागरी में क्या लिखा था ? 
` कांग्रेस ने राष्ट्रीय झंडे की आवश्यकता कब अनुभव की ? 





` OG Or ub 369 ENS 


. सन्‌ 1921 में सर्वप्रथम अहमदाबाद में किस प्रकार का झंडा फहराया 
गया था ? 


8. राष्ट्रीय झंडे के रंग में कांग्रेस ने किस सन्‌ में परिवर्तन faar ? 
9. झंडे के रंग परिवर्तन के समय कांग्रेस ने क्या घोषणा की थी ? 
10. भारत की गुलामी के बन्धन कब टूट गये ? 
11. झंडे में चत्र का स्वरूप कहाँ से लिया गया है ? 








शब्दार्थं सूची (पाठ 15-पाठ 20) 


. 


अक्षर ( 2 0) letter (of the alphabets) 
अनुभव करना (20 ) to feel, to experience 
अन्तर ( 14) difference 

अरा (20) spoke (of a wheel) 
अंवतार( 18) incarnation 

असम्भव ( 1 5) impossible 


non-violent 


अहिंसात्मक (16) 


š ee l 
आंचलिक उपन्यास ( 19) regional nove 


STATE ( 18) sape 1 d show, ostenta 
omp and s v 
आडम्बर (18) $ 


TREAT subjective ( as opposed to objective) 
x š f olera. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





आदर्श (19) 
आधार (19,20) 
आधुनिक (18, 19) 
आन्दोलन (18) 
आथिक (16) 
आलोचना (19) 
आशा (20) 
आश्‍चर्य (15) 
आश्रय (18) 
आश्रय में रहना (18) 
आश्रयदाता (18) 
इतिवृत्त (19) 
इष्टदेव (18) 
saz (18) 
ssar भक्ति (18) 
उत्कृष्ट (18) 
उत्साह (18) 
उदाहरण (18) 
उद्गम (15) 
उन्नति (20) 
उपन्यास (19) 
उपयोग (17) 
उपयोगिता (17) 
उपाय (16) 
उल्लेखनीय (17) 
sasaa? (15) 
एकड़ (16) 
एकांकी नाटक (19) 
ऐतिहासिक (19) 
ऐतिहासिकता (19) 


aa In C 


610 


ideal 

basis 

modern 

‘agitation 

economic, financial 

criticism 

hope 

astonishment 

dependence, patronage, shelter 
to be under one’s patronage 
patron 

history 

one’s tutelary deity 

God 

devotion to God 

superior, excellent 

enthusiasm 

example 

source 

rise, exaltation, prosperity, progress 
novel 

application, use 

use, utility 

means, way out 
worth-mentioning 

rough 

acre, a measure of land 

one-act play 

historic 


historicity 


18) Domain. Digtized by Attn QÍIkatišoRzsearch Academy 











कन्दरा (15) 
कबूतर (15) 
करोड़ (16) 
कर्तव्यं (20) 
कल्पना (15, 20) 
कवि (18) 
कविता (18) 
कहानी (19) 
कालक्रम (17) 
काव्यं (18) 
काव्यग्रंथ (18) 
काव्य सौंदर्यं (18) 
काव्य साहित्य (17) 
काँग्रेस (20) 
कृत्य (18) 

कृषि (16) 
केसरिया (20) 
क्रोध (16) 
गंभीरता से (19) 
गद्य (19) 

गीत (18) 

गुण (20) 
गुलामी (20) 
गोलाकार (15) 
गौरव (20) 

घृणा (16) 
चक्कर काटन! (16) 
चक्र (20). 
चरित्र (19) 
wat (20) 


611 


a cave 
pigeon 

Crore, 10,000,000 , ten million 
duty 

imagination 

poet 

poem 

story 

course of time 
poetry 

a book of poetry 

poetic beauty 

poetry as branch of literature 
All India National Congress 
work 

agriculture 

saffron-coloured 

anger 

seriously 

prose 

lyric 

quality 

servitude 

ofa round shape 

glory 

hatred 

to go round 

wheel 

character 


spinning wheel 


faa (९0 Bojsen Domain. Digtized bý Miakiákshmi Research Academy 


` 


चेत्तना (18) 
छाप (19) 
छायावाद (18) 
जमीन (16) 

जय (15) 

जीवन निर्वाह (16) 
जीवनी (19) 
जोड़ी (15) 
जोतना (16) 
झंडा (20) 
टक्कर (18) 
टक्कर लेना (18) 
डॉडी (15) 

zz. (15) 
तिरंगा (20) 
तीव्र इच्छा (15) 
तय करता (15) 
त्याग (20) 


दरबार (18) 
दशन (16) 
दशा (16) 
दिलवाना (19) 
दुनिया (15) 
दृष्टि (15, 17) 
दृष्टिगोचर (19) 
देशोद्धार (19) 
द्वेष (16) 
घरती (15) 
घारा (18) 


612 


consciousness 

stamp 

a style of Hindi poetry 
Jand 

victory 

sustaining of life 
biography 

a pair 

to till 

flag 

collision 

to stand equal 

a chair conveyance used on hills 
pony 

tricoloured 

keen desire 


to fix up (a programme) 


abandoning, abnegation, act of 
giving up something 
royal court 

visit to a holy place 
condition 

to cause to give 

world ` 

vision 

under one’s vision 
resurgence of the country > 
enmity 

earth 


stream 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








613 


धार्मिक ( 1 7) religious 

नमूना (2 0) example 

नवशब्द निर्माण ( 17) construction of new words 
नाटक ( 1 9) drama 

नित्य (16) daily 

निबंध ( 1 9) essay 

निरंतर ( 16) incessantly, without break 
निरीक्षण ( 19) observation 

निर्धत ( 1 6) poor 

नूतन ( 18 ) new 

नौकरी ( 1 6) service 

न्याय ( 20 ) justice 

(प्राण) न्योछावर करना (20) to die for the sake of some one 
पक्ष (19) aspect 

पट्टियाँ ( 20 ) strips 

qa (15) path, way 

पद ( 1 8) stanza ( of a poem) 
परंपरा ( 1 9) tradition 

परवर्ती ( 1 7) subsequent, succeeding 
परिवतेन (20) change 

पवित्र (15, 20) holy, pious 

पसन्द ( 2 0) liking, choice 

पसन्द करना ( 20) " to choose, to select 


पार करना (15) tocio 


h to be melted 
पिघलना (15) to CRN 


पिछला (15) pos 
पुनः ( 15) again 
पुस्तक समीक्षा ( 19 ) book-review 
पूजन ( 1 5) worship 

s to worship 
इज कण ना 8). 


ain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
41—5 CHD/70 


पैदल (16) 
पौराणिक (19) 


प्रगति (20) 
प्रचुर मात्रा में (19) 
प्रणाम (15) 
प्रतीक (18) 


(यह) प्रतीत होता है (15) 


प्रतीत होना (20) 
` प्रधानता (18) 
प्रबंध (17) 


प्रभावित (17) 
प्रवहमान (18) 
प्रसिद्ध (16) 
प्रस्थान (15) 
प्राचीनतम (17) 
प्राथेना (16) 

प्रेम (18) 

प्रेम गाथा (18) 
फहराया गया (20) 
वंधना (17) 

बस का अड्डा (15) 
बस्तीवाला (15) 
बाल लोला (18) 
बौद्धिक (18) 
भक्त (18) 

भक्ति (18) 
भाट-चारण (18) 
भारत-विभाजन 
भावात्मक (19) | 


614 


on foot 


connected with the Purana— 
religious scriptures of Hindus 


progress 
profusely 

bowing, salutation 
symbol 

it appears 

to appear 
pre-eminence 

bigger composition (in poetry, 

epic) 

influenced 

flowing 

famous 

departure 

the oldest 

prayer 

love 

love-epic 

was unfurled 

to be bound 


bus-stand 


of population 
childish pranks 
intellectual 
devotee 
devotion 

bard, minstrel 
division of India 


emotional 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











भाषा (17) 

भूमि (16) 

भूमिहीन ` (16) 
श्रमणशील (17) 
भ्रातु-प्रेम (16) 

मन (19) 
मनोर्वेज्ञानिक (19) 
मस्तिष्क (20) 
महत्ता (17) 

महेराब 

महानता (20) 
माध्यम (17, 19) 
मानवीय (18) 

माह (15) 

मुँह (कन्दरा का०) (15) 
मुख्य (19) 

रक्षा (20) 

रण भूमि (18) 

रचा जाना (19) 
राष्ट्र (17) 
राष्ट्र-ध्वज (20) 
राष्ट्र प्रेम (19) 
राष्ट्रभाषा (17) 
रूप (भाषा का) (17) 
रेखा चित्र (19) 
रेडियो नाटक (19) . 
लड़ना (20) 

लड़ाई (20) 

वर्ग (17, 20) 


वर्णन करना (18) 
CC-0. In Public 


615 


language 

land 

land-less 
nomadic 
brother-hood 
mind 
psychological 
brain 

importance 

arch 

greatness 

medium 

human 

month 

entrance (of a cave) 
chief 

protection 
battle-field 

to be created 
nation 

national flag 

love for nation 
national language 
form (of language) 
sketch 

radio-play 

to fight 


pattle, struggle 


group, class 


to describe 


omain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


वायदा करना (16) 
विकास (17) 
विकसित (17) 
विकसित होना (17) 
विचारधारा (18) 
विधा (साहित्य की) (18) 
विपुल (17) 

facta (15) 

विविध (19) 
विवेचन (17) 
विश्वविद्यालय (19) 
विशेषता (19) 
विषय (18) 

विस्तृत (15) 
वीरगीत (18) 

वीर गाथा (18) 
वीर योद्धा (18) 
व्याकरण ( 17) 
व्यावहारिक (19) 
व्यावहारिक आलोचना (19) 
शब्द समूह (17) 
शीघ्रता (15) 
Aa मचाना (15) 
शीत (15) 

शुद्ध (19) 

शुद्धि (18) 


श्रृंगार (18) | 
शैली (17, 18) 
शोचनीय (15) 


616 


to promise 
development 
developed 

to be developed 

way of thinking 

a form (of literature) 
profound, copious 
delay 

manifold 

discussion, exposition 
university 

speciality 

topic, theme 
extensive 

heroic song 

heroic epic 

brave warrior 
grammar 

practical 

practical criticism 


vocabulary 

haste 

to make haste 
cold 

pure 

purity 
sentiment of love 
style 


deplorable 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





शोध .( 19) 
शोध निवंध (19) 
शोध प्रबंध (19) 


श्रीगणेश (19) 
संक्षेप (19) 
संतीष (20) 
संध्या (16) 


संबंध (20) 
संस्मरण (19) 
सजीव (18) 
wma (20) 


617 


research 


research paper 


research dissertation, research 


thesis 


“start, beginning 


summary 


satisfaction 


evening; hence prayer done at 


evening 


connection 
memoire 
lively 


white 


समझा जाना (17) 
समाज सुधार (19) 


to be understood 


social reformation 





समृद्ध ( 17) prosperous 
सम्मान ( 20) respect 
सरलता (17) simplicity 
सर्वश्रेष्ठ (18) the best 
सहकारिता ( 1 6) co-operation 
साधन ( 18) means 

साहस (20) courage 
साहित्य ( 17) RES 
साहित्यिक ( 17, 19) literary 
साहित्य-समीक्षक (1 9) literary critic 
सिफ़ारिश करता (16) to recommend 
सुझाव (20) suggestion 

: to reform, to improve 
सुधारता (16) 


; fluent 
सुसंपन्न (18) NER 


minute-ness 
स्‌ करता ik Bii Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





618 


सचक ( 20) indicator 
dafs आलोचना ( 19) theoretical criticism 
i ill 
स्तभ ( 20) pillar 
स्थिति ( 1 6) position 
स्वगं ( 15) heaven 
स्वरूप (20) form | 
स्वेच्छा (16) free-will 
हरा (20) green Pe tre 
est with folded hands 
हाथ जोड़ना (16) to requ 
हानि (16) loss 
few (15) ice 
हिम पुंज (15) a heap of ice 
हृदय (18) heart 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





हिन्दी पाठमाला 
(भाग 4) 


HINDI PRIMER 


(BOOK 4) 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











भूमिका 

Tq 4 
हिन्दी पाठमाला के इस चौथे खण्ड का उद्देश्य शिक्षार्थी को हिन्दी साहित्य में 
प्रवेश कराना है। पिछले तीन खण्डों में भाषा से उसे इतना परिचित करा दिया 


गया है कि इस खण्ड में उसे बहुत कम भाषा विषयक कठिनाई होगी, अतएव 


अध्यापन में उसका ध्यान निरन्तर विचार सौन्दर्य, भावसौन्दर्थ और नाद-सौन्दर्य 
पर आकृष्ट किया जा सकता है 


इस खण्ड में 10 पाठ गद्य के और 10 पाठ पद्य के | गद्य के पाठों को 
प्रतिष्ठित गद्य लेखकों के ग्रन्थों से सम्पादित किया गया है। संकलन में स्वाभाविक- 
तया निवन्धो की प्रधानता है किन्तु गद्य की अन्य विधाओं की उपेक्षा नहीं की गई 
है । प्रेमचन्द की एक कहानी, रामकुमार वर्मा के एक एकांकी का संक्षिप्त रूपान्तरण, 
WAF दास का एक TANG तथा महात्मा गांधी के प्रवचनो में से और do 
नेहरू के भाषणों में से एक-एक अंश संगृहीत किया गया है i पद्य खंड में सभी कवि- 
ताएँ हिन्दी की परिनिष्ठित शेली की हे । कथात्मक, वर्णनात्मक, छायावादो, प्रगति- 
वादी, राष्ट्रीय-चेतना वाली तथा नई कविता-सभी से प्रतिनिधि रूप में कविताएँ 
संकलित की गई हे । 


पुस्तक के अन्त में कठिन शब्दों के अंग्रेजी में अर्थ शब्दार्थ सूची के रूप में दिए गए 
। गद्यपाठों में आवश्यकता पड़ने पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हु; पद्य पाठों 
में कविताओं की अन्वय और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई dd 


शिक्षाथियों से यह आशा की जाती है कि इस पुस्तक को वे वस्तुत साहित्य- 
प्रवेशिका! मानेंगे अर्थात्‌ इसके द्वारा प्रवेश पाने के बाद वं सदव साहित्यास्वादन के 
पथ पर बढ़ते ही CET | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











गद्य खण्ड 


पाठ 1 
सत्य और अहिसा 


साधारणतः सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र ही समझा जाता है । लेकिन हमने 
विशाल अर्थ में सत्य झब्द का प्रयोग किया है । विचार में, वाणी में और आचार में 
सत्य का होना ही सत्य Š । इस सत्य को संपूर्णतः समझने वाले को जगत में और कुछ 
जानना बाकी नहीं रहता । उसमें जो न सभाये वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है । तब 
फिर उससे सच्चा आनन्द तो हो ही कहाँ से सकता है? यदि हम इस कसौटी का उपयोग 
करना सीख जाएं तो हमें यह जानने में देर न लगे कि कौन प्रवृत्ति उचित है, कौन 
त्याज्य; क्या देखने योग्य है, क्या नहीं ; क्था पढ़ने योग्य है, क्या नहीं । 


सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति “सिर हथेलीपर लेकर चलने का 
सौदा” है, अथवा वह “हरि का मागं” है, जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें 
हार नाम की कोई चीज है ही नहीं । वह तो 'मरकर जीने का मंत्र है, सब बालक 
बड़े, स्त्री-पुरुष चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, खेलते-कूदते-सारे काम करते 
हुए यह रटन लगाए रहें और एसा करते-करते निर्दोष निद्रा लिया करे तो कितना 
अच्छा हो! यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिन्तामणि सिद्ध हुआ है । हम सभी 
के लिए वैसा ही सिद्ध हो । 


सत्य का, अहिंसा का मागं जितना सीधा है उतना हो तंग भी, ats की धार 
पर चलने के समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नज़र रखकर चल सकता है, 
सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है । ज़रा चूके कि नीचे गिरे । पल-पल 
साधना से ही उसके दर्शन होते हं | 


सम्पूर्णं दशन तो इस देह से असम्भव है । उसकी केवल i 
ही ass " । क्षणिक देह द्वारा शाश्वत धरम का साक्षात्कार सभव नह होता । 
अत: अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है । इसी.से अहिसा 
जिज्ञासु के पलले पड़ी । यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के 
सामने है । किसी को न मारना, इतना तो है ही | कुविचार ae fear lk y i a 
वली हिंसा है । मिथ्या-भाषण हिंसा है । द्वेष feat है । किसी का बुरा य T 
हे । जगत के लिये जो आवश्यक वस्तु है, उस पर कब्जा रखता भ॑ 


CC-0. In Public Domain. Digtized by RA thulakshmi Research Academy 


622 


इतना तो सब को समझ लेना चाहिए कि अहिसा TM की खोज असम्भर्व 
है। अहिसा और सत्य ऐसे ओत-प्रोत है जैसे सिक्के के दोनों रुख या चिकनी चकती 
के दो पहलू । उसमें किसे उल्टा कहें, किसे सीधा ? 


फिर भी अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिए | साधन अपने 
हाथ को बात है । इससे अहिंसा परमधमं मानी गयी है । सत्य परमेश्वर हुआ | साधन 
की चिन्ता करते रहने पर साध्य के दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे । इतना निश्‍चय 
करना, जग जीत लेना है । 


--महात्मा गांधी 


महात्मा गांधी 


महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था | आपका जन्म वर्तमान 
गुजरात राज्य के पोरबन्दर नामक स्थान में सन्‌ 1869 ईसवी में हुआ. था । भारत- 
वर्ष मे अध्ययन के पश्चात्‌ आप इंग्लैण्ड गये और वहाँ से आपने बैरिस्टरी की परीक्षा 
उत्तीर्ण की । फिर दक्षिण अफ्रिका में वकालत की । उन दिनों वहाँ भारतीयों की बड़ी 
दुदेशा थी। गांधी जी ने उनकी स्थिति को सुधारने के लिए 'सत्याग्रह' नाम का आन्दो- 
ल॑न चलाया जो एक अनोखा आन्दोलन था | सत्य” और 'अहिसा' को आधार मानकर 
यह आन्दोलन सत्य अधिकारों को अहिंसा के उपायों से पाना चाहता था | इस में 
विपक्षी के प्रति आन्दोलन करने वालों के हृदय में कोई द्वेष नथा । वे विपक्षी के 
हृदय में हो परिवर्तन लाना चाहते थे ताकि वह स्वयं छीने हुए सच्चे अधिकारों को 
वापिस कर दे । इसी आन्दोलन द्वारा गांधी जी ने अन्तत: भारतवर्ष को अंग्रेजों से 
स्वतंत्र कराया | सन्‌ 1947 की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्‍चात 30 जनवरी 1948 
fo को आपकी एक भ्रांत व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई । 


गांधी जी का हिन्दी-प्रचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है । देश की उन्नति के 

लिए आप हिन्दी का प्रचार अत्यन्त आवश्यक मानते थे | जनता के बीच आप हिन्दी 
T f e. 

में ही। व्याख्यान देते थे । आप “हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के सभापति भी रहे थे । आप 


के द्वारा स्थापित “दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा” ने दक्षिण मे हिन्दी के प्रसार 
में बड़ा कार्य किया । 


गांधी जी ने “यंग इंडिया”, नव जीवन? 4 : rT 
Ë j और 'हरिजन' नामक म्पादन 
कया । “आत्मकथा अथवा सत्य के : ted 


A ES प्रयोग” में उनका जीवन चरित वणित है | 
प्राथना सभाओं में और अन्यत्र दिए गए भाषणों का संकल : 
J Uh मण्डल 
ने प्रकाशित किया š i T सकलन सस्ता साहित्य मण्ड 


गांधी जी की भाषा सरल समें 3 
और स्वाभाविक है । उसमें सहज प्रेषणीयता F 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








623 
अभ्यास माला 1 
1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(क) गांधी जी का सत्य से क्या अभिप्राय है ? 


(ख) * उचित है कया अनुचित' इसके लिए कौन-सी कसौटी गांधी जी ने 
वतलायी है ? 


(ग) भक्ति को सत्य की आराधना क्यों कहा गया है ? 
(घ) अहिसा का मार्ग तंग कैसे है ? 

(ङ) गांधी जी के शब्दों में 'अहिसा' क्या है? 

(च) आवश्यक वस्तु को कब्जे में लाना हिसा aut है ? 
(छ) सत्य और अहिंसा को सिक्के के दो रुख क्यों कहा है ? 
2. निम्नलिखित का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए-- 


सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा 
है, अथवा वह हरि का मागं है, जिसमें कायरता की गंजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम 
की कोई चीज है ही नहीं । वह तो मरकर जीने का मंत्र है । 


3. निम्नलिखित शब्दों में से 10 को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए-- 


सत्य, HAT, आचार, स्नान, आराधना, भक्ति, परमेश्वर, कल्पना, साक्षात्कार, 
श्रद्धा, हिसा, सिक्का, दर्शन | 


4. अहिसापर 100 शब्दों का एक निवन्ध लिखिए | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


- पाठ 2 


हमारा लक्ष्य 


मेरे देश भाइयो, भारत और भारत की स्वतन्त्रता के हित में अपनी सेवा अधित 
करने का सौभाग्य मुझे बहुत वर्षो से रहा ë । आज मे पहली बार भारतीय जनता 
के प्रथम सेवक के रूप में, उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिबद्ध होकर, अपने पद 
से आप से बोल ver pa म॑ यहाँ इस लिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थी, और में यहाँ 
तभी तक É, जब तक कि आप अपना विश्वास देकर, मेरा सम्मान करते = | 


हम आज स्वतन्त्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हैँ और अपने को ACT के बोझ 
से मुक्‍त कर लिया है । हम संसार की ओर स्पष्ट और मंत्रीपूर्ण आँखो से और 
भविष्य की ओर आस्था और विश्वास के साथ देखते हूं । 


बिदेशी आधिपत्य का बोझ दुर हो गया है, लेकिन स्वतन्त्रता अपनी अलग जिम्मे- 
दारियाँ और भार लाती है और उन्हें हम स्वतन्त्र लोगों की भावना से ही, आत्म- 
संयम के साथ और उस स्वतन्त्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्‍चय से वहन 
कर सकते हूँ | 


हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, परन्तु हमें अभी इससे अधिक हासिल 
करना हैं। तो आइए हम अपने नए धंधों में दृढ़ता से और उन ऊँचे सिद्धान्तो को ग्रहण 
करते हुए जिन्हें कि हमारे महान नेता ने सिखाया है, लग जाएँ । सौभाग्य से गांधी- 
' जी मागांप्रदशंन के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा आदर्श अध्यवसाय का पथ 
दिखाने के लिए हमारे साथ ë| बहुत दिनों से उन्होंने हमें सिखाया है कि आदर्शं और 
उद्देश्य उन साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते जो कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग 
में लाए जाते हँ, अर्थात अच्छ उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा हो संभव है । यदि 
हम जीवन की महान बातों की ओर लक्ष्य करते हे, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े 
राष्ट्र के रूप में देखते 8 , जो कि शान्ति और स्वतन्त्रता का अपना प्राचीन सं देश दूसरों 
को दे रहा है, तब हमें स्वयं बड़ा बनना है और भारत माता की योग्य सन्तान बनाना 
है । संसार की निगाहें हम पर हैं और वे पूर्व में इस स्वतन्त्रता के जन्म को 
ध्यान से देख रही हूँ और विचार कर रही हे कि इसका अर्थ कया है? 


, हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आन्तरिक झगड़ों और 
हिंसा का अन्त करदे, जो कि हमें कलुषित करके गिराते हे और जो कि स्वतन्त्रता के पक्ष 
को हानि पहुँचाते हु । ये जनता की महान आथिक समस्याओं पर, जिन पर तुरन्त 
ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने मे बाधक होते है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized Muthulakshmi Research Academy 








625 


अपनी दीर्घकालीन पराधीनता और विश्वव्यापी युद्ध और उसके परिणामों 
ने हमारे आगे बहुत-सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल दिया है । आज 
हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है, 
और हम मुद्रा-स्फीति आर बढ़ती हुई कीमतों के बवंडर में पड़ गए हे। हम इन 
समस्थाआं को तुरन्त हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल करने में देर भी नहीं 
लगा सकते | इसलिए हमें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी योजनाएँ बनानी हे जिनसे हमारी 
जनता का बोझ कम हो और उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे। हम किसी का बरा 
नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए और अन्य स्वार्थो को 
उनके आग झुक जाना चाहिए । हमें अपनी दकियानूसी भूमि-व्यवस्था को शीघ्र ही 
बदलना है और हमें एक बड़े और सन्तुलित पैमाने पर उद्योग व्यवसायों को उन्नत 
करना है, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके । 

उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट डालने 
या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को, और विशेष रूप से हमारे बहुसंख्यक 
श्रमिकों को हानि पहुँचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका 
परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ति खिचकर कुछ थोड़े से हाथों में आजाय। यह 
उन्नति के मार्ग में वाधक होगा और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष 
उत्पन्न करेगा | अतएव समस्या के हल करने के लिए उचित न्यायपूर्ण वितरण अत्यन्त 
आवश्यक है । 


भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह m नियंत्रण द्वारा नदियों 
की घाटियों के विकास की, बाँधों और जलागारों और सिचाई के साधनों के निर्माण 
की, और पन-बिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएं हे | इनसे खाने की 
वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी । 
ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी g और हम इन्हें जल्दी पुरा करना चाहत 
हैँ, जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके | 


इन सब बातों के लिए शान्ति की स्थिति और सभी सम्बन्धित लोगों का सहयोग 
और कठिन और निरन्तर श्रम आवश्यक है । इसलिए हमें इन महान और करने 
योग्य कामों में लग जाना चाहिए और आपस के झगड़-फसाद को भूल जाना चाहिए । 
झगडा करने का समय अलग होता है और मिल-जुलकर उद्योग करने का अलग । 
काम करने का समय अलग होता है और खे लकूद का अलग। आज न झगड़ा करने का 
समय है, न बहुत खेल-कूद का । यदि हम अपने देश और अपनी धट p घात 
नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे स सहयोग करता च हुए और मिलजुल 
कर काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए | 


- 


à «a बेटे और बेटियाँ हें और 
भे और आज हम सभी भारत के स्वतन्व बंट और a 
ir तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गवं है। हम समान रूप 


C Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


में कुछ शब्द ज्ञागरिक तथा सैनिक राजसेवकों से कहना चाहूँगा । पुराने अन्तर 


626 


से भारत के प्रति निष्ठा रखते हे । हमारे सामने जो कठिन समय है उसमें हमारे राज- 
सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भाँति 
उन्हे भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देते É 1 जयहिन्द । 


-जवाहरलाल नेहरू 


जवाहरलाल नेहरू 


श्री जवाहर लाल नेहरू का जन्म सन्‌ 1889 ई० में इलाहाबाद में हुआ था। 
आपके पिता पं०मोतीलाल नेहरू उच्च कोटि के वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम के 
प्रमख सेनानी थे। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने इंग्लैण्ड में हैरो और केम्ब्रिज 
में उच्च शिक्षा पाई | बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीणं करके भारत लौटे और इलाहाबाद 
में वकालत करने लगे । कुछ दिनों वाद आप राजनीति के क्षेत्र में उतर आए और 
महात्मा गांधी के समीपतम कार्यकर्ताओं में एक हो गये । आपने अनेक बार “भ?रतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस” की अध्यक्षता की । आपने स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मज्त्री के 
रूप में आमरण, 1964 तक, देश को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाया । आपकी एक मात्र 
qdt इन्दिरा गांघी आजकल (सन्‌ 1966 में) भारत की प्रधान मन्त्री ë । 


Go नेहरू उच्चकोटि के लेखक थे । अंग्रेजी गद्य पर आपका सफल अधिकार 
था । “मेरी कहानी” “विश्‍व इतिहास की झलक” आदि आपकी पुस्तक हं । इनके 
अतिरिबत अनेक लेखों और भाषणों के संग्रह हे । 


. आप जनता के बीच हिन्दी में भाषण देते थे । प्रस्तुत भाषण आपका एक महेत्व- 
पूर्ण भाषण है जो आपने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद दिया था । आप की भाषा 
मुहावरेदार और प्रवाहयुक्त है | 


अभ्यासमाला 2 


1. निम्नलिखित प्रश्‍नो के उत्तर दीजिए 
(क) भारतीय जनता के प्रथम सेवक से नेहरू जी का क्या अभिप्राय है ? 
(ख) महान नेता” ने कौन-कौन से सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था ? 
(ग) स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारत के समक्ष कौन-कौन सी सम- 


x 


स्याएं थी ? इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया गया ? 
^ í 
(4) नेहरू जी के अनुसार हमारा सव Š पहला ध्येय क्या होना चाहिए ? 
(च) नेहरू जी उत्पादन के साथ ‘shaq aagi वितरण” को क्यों 


आवद्यक मानते ह ? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








627 


(छ) सभी योजनाओं के लिए नेहरू जी के अनुसार बुनियादी कार्य कौन- 
कौन से ë ? š 

(ज) SUM पाठ को पढ़ने से नेहरूजी की किस मनोदशा का परिचय मिलता 
हे ? वे किस बात से अत्यधिक दु:खी समझ पड़ते थे ? 

2. निम्नलिखित गद्यांशों को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए-- 

(क) में यहाँ इस लिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा थी, और मै यहाँ तभी तके 
हू जब तक कि आप अपना विव्वास देकर, मेरा सम्मान करते हे । 

(ख) यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ घात नहीं करना चाहते 
तो आज हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और मिलजुल कर 
काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए | 

(ग) हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हे और अपने को अतीत के 
बोझ से मुक्‍त कर लिया है । हम संसार की ओर स्पष्ट और मैत्रीपूर्ण 
आँखों से और भविष्य की ओर आस्था और विश्वास के साथ देख 
रहे É । 

(घ) संसार की निंगाहें हम पर हँ और वे पूर्व में इस स्वतन्त्रता के जन्म को 
ध्यान स देख रही हे और विचार कर रहीं ह कि इसका अर्थ क्या ë ? 


My 


3. निम्नलिखित गद्यांश का सार संक्षेप में लिखिए 

“मे कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राजसेबकों स कहना चाहूँगा | पुराने अन्तर 
_ और भेद मिट गए हे और आज हम सभी भारत के स्वतन्त्र बेटे और 
बेटियाँ है और अपने देश को स्वतन्त्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का 
हमे गर्व है । हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते g । हमारे 
सामने जो कठिन समय है उसमें हमार राजसेवकों और विशेषज्ञों को 
बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भाँति उन्हें भारत 

की सेवा में लगकर ऐसा करने का बुलावा देत हं | 


4. निम्नांकित उक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए -- g Cni 
(क) हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हूँ और अपने को अतीत के 
बोझ से मुक्त कर लिया ë | Ae 
(ख) हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, परन्तु हमें अभी इससे अधिक हासिल 
करना है | 
(ग) आज न झगड़ा करने का समय है, न बहुत खेल-कूद का | 
A चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ 


(घ) हम किसी का बुरा नह 


लेनी चाहिए और अन्य स्वार्थो को उनके आगे झुक जाना चाहिए । 
(s) अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि अच्छे साधनों द्वारा ही संभव है । 


Y 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
11-5 GHD[70 


पाठ 3 
महात्मा गांधी 

जिसे हम जीवन और मृत्यु कहते हैं ved महात्मा गांधी कोई भेद नहीं मानते 
हैं । आत्मा अमर है और शरीर बदल सकता है तथा मृत्यु से केवल शरीर ही छूटता 
हैं। इस लिए वे कहा करते थे कि मनुष्य को मृत्यु का आलिंगन करने के लिए 
हमेशा तैयार रहना चाहिए । गोली लगने के कुछ दिन पहले, MAAT के समय, 
जिन लोगों ने गोली मारी उन्हीं में से कुछ ने, एक विस्फोटक पदार्थ का धडाका किया 
था | उसी दिन उनकी तैयारी थी कि महात्मा जी की हत्या कर डाल । z प्रार्थना 
में महात्मा जी के ध्यानावस्थित रहने के कारण जो गड़बड़ी हो सकती थी, नहीं हुई-- 
उनकी उस दिन की तैयारी निष्फल गई । शायद महात्मा जी को n मिल गया 
था कि उतकी हत्या पर कुछ लोग तुले हुए हे । इसकी परवाह उन्होने नह AIT 
मामली प्रबंध feaa का किया जा सकता था-- अर्थात्‌ प्रार्थना में आने वाले 
लोगों की तलाशी करके देख लेना कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं हँ — वह 
भी उन्होंने नहीं करने दिया । वह कहा करते थे कि ईश्वर को यदि मेरे शरी रसे कुछ 
और काम लेना होगा तो वही उसकी रक्षा करेगा; जब तक उसको काम लेना है तब 
तक वही, उप्तकी रक्षा करेगा । उन्होंने कभी अपनी हिफ़ाजत के लिए कोई विशेष 
प्रबंध नहीं होते दिया | सभी जगह निर्भय होकर अपना काम करते ही रहे। प्रार्थना के 
लिए वह जा रहे थे कि हत्यारे dies नमस्कार: के बहाने उनके सामने 
आकर, गोली मार दी और हे राम” का उच्चारण करते हुए वह गिर गए। उनके 
लिए इससे सुन्दर तथा भव्य मृत्यु नहीं हो सकती थी। एक तो ईश्वर में ध्यान 
लगाकर प्रार्थना के स्थान पर जा ही रहे थे, गोली लगने पर भी मुख से हे राम' का ही 

उच्चारण हुआ | 


'जनम-जनम मुनि जतन करही, अन्त 'राम' कहि आवत ताही! । 


पर महात्मा जी के मुँह में अन्तिम शब्द “राम' का ही आया। इससे बढ़ कर उनकी 
तपस्या का और क्या सुन्दर फल हो सकता था? गोली भी मारी गई एक ऐसें कारण 
जो उतके जीवन का बड़ा ध्येय और व्रत था । उन्होंने सारी जिन्दगी हिन्दू-मुहिलिम 
एकता के लिए प्रयत्न किया था । जब समय आया तो मुसलमानों की रक्षा के लिये 
उन्होंने अपनी जान की परवा न करके अपनी सारी शक्ति उस अहिसा की प्रतिष्ठा 
में लगा दी, जो उनके जीवन का लक्ष्य था, बस वे आनन्दपुवेक गोली के शिकार 
बन गयं | 


उनकी मृत्यु का समाचार पाकर सारा देश स्तब्ध और विहूवल हो गया | 
मुसलमान उनको अपनाबे री मानते थे, वे भी अब समझ गये कि उनसे बढ़कर उनका 


628 


¢ 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy" 


[OT 3. 








629 


दूसरा कोई feq नहीं था । शरीर से वे चले गथे, पर अमर आत्मा अपना काम कर 
रही है es समय आ गया था जब सांरा संसार उनकी वाणी को समझता और उनके 
सत्य-अहिसा के सिद्धान्त को ग्रहण करने के लिए उसे आमंत्रित किया जा सकता | 
पर शायद भगवान ने समझा कि यह निमंत्रण आत्मा हो आत्मा को दे 1 एसा हो हो 
भी रह है | आज यद्यपि संसार के सभी देश - यहाँ तक कि महात्मा गांधी का भारत 
भी, उनके अनुयायियों के शासन में भी हथियारों का सहारा ले रहे है, युद्ध की तैयारी 
में व्यस्त है, तो भी हृदयों का गहरा मंथन सभी जगह हो रहा है। सव लोगों का ध्यान 
हथियारों की निःसारता और अहिसा की सार्थकता की ओर जा रहा है । आत्मा 
आत्मा को पुकार रही है । महात्मा गांधी मर कर भी सारे संसार को जिलाने के शुभ 
कार्य में संलग्न हो । : 


भारतवासियों का एक बड़ा कतेव्य है । वह यह है कि महात्माजी के अधूरे कामों 
को बे पूरा करे । सत्य और अहिसा की प्रतिष्ठा के लिए समाज का गठन हो एसा 
होता चाहिए जिसमें हिंसक प्रवृत्तियों को कम-से-कम पनपने का स्थान और अहिंसक 
«femi को प्रोत्साहन मिले । ऐसा समाज तभी बन सकता है जब उसका प्रत्येक 
व्यक्ति अपने जीवन को उन सिद्धान्तो पर ढालना अपना ध्येय भान ले और इस प्रयत्न 
में लग जाय । इसीलिए महात्मा जी ने ग्यारह Fat का प्रतिपादन किया था, जिन्हे 
प्रार्थना के समय बे बराबर दोहराया करते थे वे ब्रत हे---अहिँसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर-श्रम, अस्वाद, आत्म-निर्भेरता, सर्वेधर्म-समानता, स्वदेशी, 
अस्पर्श-भावना । ये बहुत करके वे ही धर्म और नियम हें जो हमारे शास्त्रों में बताये 
गये हो 1 इनमें काल और स्थिति पर ध्यान रखकर कुछ बात जोड़ दी गई हे । इन 
adi की व्याख्या महात्माजी ने स्वयं 'मंगल प्रभात नामक पुस्तिका में को हे । इनकी 
व्यवस्था शाब्दिक और ताकिक नहीं, अनुभू ति-जन्य है, उनके सारे जीवन के संग्राम 
का निचोड़ है, मानवमात्र के लिए मार्गे-दर्शेन है । यदि व्यक्ति इन व्रतों के मानने 
वाले हों तो उनका समूह भी, जिसे समाज कहते हे, इन्हीं सिद्धान्तो पर 
अवलम्बित रहेगा । 

डा० राजेन्द्र प्रसाद 


राजेन्द्र प्रसाद 


स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के 
छपरा जिला में सत्‌ 1884 को हुआ था 1 आप बडे मेधावी विद्यार्थी थे और आपने 
प्रायः सभी परी क्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था 1 कलकत्ता से आपने एम ०एछ ० 
तथा एल० एल० बी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थीं 1 

कुछ दिन आपने अध्यापन कार्य किया । फिर कलकत्ता हाई कोर्ट और बाद में 


पटना हाई कोर्ट में आपने वकालत al सन्‌ 1920 में आपने ss s 
पर्ण रूप से अपनी सेवाएं देश को अपित कर दीं। भारतीय राष्ट्रीय करग्रैस के आप 


तीन बार सभापति चुने गए । आपका देहान्त सच 1963 में हुआ | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Resear Academy 


630 


आपका व्यक्तित्व एक महि का था और आपकी सादगी हर क्षेत्र में मिलती है। 
भारतीय संस्कृति में आपकी गहरी आस्था थी । आपने सदैव हिन्दी के उत्थान में सक्रिय 
भाग लिया और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। 'भारतीय शिक्षा', 
आत्मकथा', मेरे यूरोप के अनुभव”, संस्कृति का अध्ययन , साहित्य शिक्षा 
और संस्कृति', बापू के कदमों मे' आदि आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। 'खण्डित 
भारत? आपकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'इंडिया डिवाइडेड' (India Divided) 
का हिन्दी अनुवाद है । 


प्रस्तुत गद्यांश “बापू के कदमों में” से लिया गया है । इसमें बापू के प्रति आपकी 
असीम श्रद्धा का नमूना है । परिपक्व लेखन शैली और सुलझे हुए विचार आपकी 
विशेषताएं हूँ | 


अभ्यास माला 3 


1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दी जिए-- 

(क) महात्मा गांधी क्यों कहा करते थे कि मनुष्य को मृत्यु. का आलिंगन 
(आदर) करने के लिए सदेव dum रहना चाहिए ? 

(ख) गांधी जी ने अपनी हिफ़ाजत के लिये कभी क्यों प्रबन्ध नहीं होने दिया ? 
(ग) गोली लगते के पश्चात्‌ महात्मा जी ने किन शब्दों का उच्चारण किया ? 
(=) महात्मा जी के जीवन का प्रमुख ध्येय क्या था ? 

ङ) महात्मा जी कौन-कौन से अधूरे काये छोड़ गये हे ? 

च) गांधी जी ने कौन-कौन से ब्रतों का प्रतिपादन किया [न 1 

) 


छ as? BEI ने महात्मा गांधी की मृत्यु को सुन्दर एवं भव्य क्यों 
कहा ? 


( 
( 
( 


2. डा० प्रसाद जी के इस कथन का क्या संदेश है ? 


“जिसे हम जीवन और मृत्यु कहते g उसमें गांधीजी कोई भेद नहीं मानते थे । 
आत्मा अमर है और शरीर बदल सक्ता है तथा मत्य से केवल शरीर ही 
Beat है । इसलिए वे कहा करते थे कि मनष्य को मत्य का आलिंगन 
करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए” ° 


3. निम्नलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए-- 


(क) सभी जगह निर्भय होकर अपना काम करते री i 
T नि हो रहे । प्रार्थना के लिए 
q us रहे कि हत्यारे ने भीड़ चीरकर, नमस्कार के बहाने उनके 
सामने आकर गोली मार दी और “हे राम” का उच्चारण करते हुए वे 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





631 


गिर गए । उनके लिए इः 
सकती 1 एक तो ईश्वर में 
थे, गोली लगने पर भी मु 


ससे और सुन्दर तथा भव्ये मृत्यु नहीं हो 
ध्यान लगाकर प्रार्थना के स्थान पर जा रहे 
ख से “हे राम” का ही उच्चारण हुआ । 
(a) इन ब्रतों की व्याख्या महात्मा जी ने स्वयं 'मंगल प्रभात नामक पुस्तिका 
में की है 1 इनकी व्याख्या शाब्दिक और ताकिक नहीं, अनभूति-जन्य 
है, उनके सारे जीवन के संग्राम का निचोड है, मानव मात्र के लिए 
मार्ग दर्शन है । यदि व्यक्ति इन ब्रतों के मानने वाले हों तो उनका समह 
भी, जिसे समाज कहते हाँ, इन्हीं सिद्धान्तों पर अवलम्बित रहेगा । _ 


4. सही विकल्प के पूर्व [x] चिहून लगाइए 
महात्मा गांधी ने अपनी हिफ़ाजत के लिए मामूली प्रबंध भो नहीं करने दिया 
क्योंकि : 
(क) वे भारल सरकार के कोई मंत्री नहीं थे । 
(ख) वे समझते थे कि उनके जीवन का देशवासियों के लिए कोई उपयोग 
नहीं है । 
(ग) वे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे । 


(घ) वे मानते थे कि यदि ईश्वर को उनके शरीर से काम लेना है तो वही 
उसकी रक्षा करेगा । 


(ङ) भीड़ में किसी प्रकार का प्रबन्ध करना कठिन काम था । 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पाठ. 4 
क्रोध 


याद रखिए, क्रोध की विवेक से शत्रुता है। क्रोध विवेक का पुरा शत्रु है। 
क्रोध एक प्रकार की प्रचण्ड आंधी है । जब क्रोध रूपी आंधी आती है, तब दूसरे की 
बात नहीं सुनाई पड़ती | उस समय कोई चाहे कुछ भी कहे, सब व्यर्थ जाता है | आँधी 
में भी किसी की बात नहीं सुन पड़ती । इसलिए एसी आंधी के समय बाहर से 
सहायता मिलना असम्भव है । यदि कुछ सहायता मिल सकती है तो भीतर से ही 
मिल सकती हँ । अतएव मनुष्य को उचित है कि वह पहले से ही विवेक, विचार 
और चिन्तन को अपने हृदय में इकट्ठा कर रखे, जिससे क्रोध रूपी आंधी के समय 
वह उनसे भीतर से सहायता ले सके। जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु से घेर 
लिया जाता है, तब उस नगर में बाहर से कोई वस्तु नहीं आ सकती | जो कुछ 
भीतर होता है, वही काम आता है । क्रोधांघ होने पर भी बाहर की कोई वस्तु काम 
m aN | इसलिए हृदय के भीतर सुविचार और चिन्तन की आवश्यकता 
हो । 


क्रोध इतना बुरा विकार है कि वह सुविचार को जड़ से नाश करने की चेष्टा 
करता है । वह विष है क्योंकि उसके नशे में भले-बुरे का ज्ञान नहीं रहता । क्रोधी 
मनुष्य प्रत्येक बात पर, दुर्घटना पर और प्रत्येक मनुष्य पर, बिना कारण अथवा 
थोड़े कारण से बिगड़ उठता है । क्रोध मतुष्य के शरीर को भयानक कर देता है, 
चेहरे को कुत्सित कर देता है, आँखों को विकराल कर देताच्है, चेहरे को आग के समान 
लाल कर देता है, बातचीत को बहुत उग्र कर देता है । क्रोध भीरुता अथवा मन की 
क्षुद्रता का चिन्ह है । क्योंकि पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक क्रोध आता š, 
नीरोग मनष्यो की अपक्षा रोगियों को, यूवा पुरुषों की अपेक्षा ब॒डढों को और 
भाग्यवानों को अपेक्षा अभागों को । जो मनुष्य क्षुद्र है, उन्हीं को क्रोध शोभा देता है, 
सक्षम, उदार, और सत्पुरुषं को नहीं । 


५ जिस क्रोध आता है वह उसे ही दुःखदायक नहीं होता, क्रोध के समय जो लोग 
वहाँ हीते हं उनको भी वह दुःखदायक हो जाता Ë | चार आदमियों के सामने किसी 
छोटे से अपराध रा को भला-बुरा कहना और उन पर क्रोध करता 
किसी को अच्छा नहीं लगता । इस प्रकार क्रोध करना और उचित -अनुचित बोलता, 
असभ्यता का लक्षण है। क्रोध ही के कारण स्त्री-पुरुष में बिगाड़ हो जाता है । क्रोध 
ही के कारण मित्रों का साथ, सभा-समाज में जाना, और जान-पहचान वालों के 

साथ उठना-बठना, ARTA हो जाता है | इसी कारण मित्र द्रोह करने लगते हं । 


CC-0. In Public Domain. Digtize BP Muthulakshmi Research Academy 











633 


मनुष्य अपने आपको भूल जाता है, उसकी विचार-शक्ति जाती रहती है औ 

š T , उस - ती है और बात- 
चीत S में वह कुछ-का-कुछ कहने लगता है । जिनको ईश्वर ने प्रभुता दी है, 
M E घ धमंडी बना देता है। क्रोध सरासर विचार पर परदा डाल देता है । क्रोधी 
अनेक वरे विकारों की खिचड़ी है । उसमें दुःख भी हे,द्वेष भी है, भय भी है, 
तिरस्कार भी है, घमंड भी है, अविवेकता भो है, उतावला qa भी है, निर्बोधता भी 
है। क्रोध के कारण दूसरों को चाहे जितना क्लेश मिल, तथापि जिस व्यक्ति को क्रोध 
आता है उसीको सबसे अधिक क्लेश, सबसे अधिक हानि भो होती है i 


क्रोध से बचने अथवा क्रोध को दुर करने के लिये क्रोध करना उचित नहीं । अपने 
ऊपर भी क्रोध करने से क्रोध बढ़ता है घटता नहीं । क्रोध से बचने के लिए मनष्य को 
चाहिए कि वह अपने मन में दृढ़ता से पहले यह प्रण करे कि वह उस दिन क्रोध + 
करेगा, फिर चाहे उसको कितनी ही हानि क्यों न हो । इस प्रकार प्रण करके उसे सजग 
रहना चाहिए । एक दिन बहुत नहीं होता । यदि एक दिन भी क्रोध को जीत लेगा तो 
दूसरे दिन भी वेसा ही प्रण करने के लिए उसमें साहस आ जाएगा | तब उसे दो 
दिन क्रोध न करने के लिए प्रण करना उचित है । इस भाँति बढ़ते-बढ़ ते क्रोध न करने 
का स्वभाव पड़ जाएगा । जिसते क्रोध को जीत लिया है उसके लिए कठिन-से-कठिन 
काम करना सरल है । 


क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं] किसी को बुरा काम करते देखा, 
उसे पहले मीठे शब्दों से उपदेश देना चाहिए । यदि ऐसे उपदेश से वह काम को न छोड़े 
तो उस पर क्रोध भो करता उचित है । जिस क्रोध से अपने कुटुम्बियों, अपने इष्ट मित्रों 
अथवा दूसरों का कार्य Far, ईश्वर में पूज्य-बुद्धि उत्पन्न हो, दया उदारता और 
परोपकार में प्रवृत्ति हो, वह क्रोध बुरा नहीं । 


महावीर प्रसाद हिवेदी 


महावीर प्रसाद द्विवेदी 


आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन्‌ 1864 ई०में उत्तर प्रदेश के राय- 
बरेली जिले के दौलतपुर गाँव में हुआ था | आपने मेट्रिक तक स्कूलों में शिक्षा पायी, 
किन्तु आपने धीरे-धीरे संस्कृत, गुजराती, मराठी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान उपलब्ध 
कर लिया । प्रारम्भ में कुछ वर्ष तक रेलवे में तार बाबू का काम किया। सन्‌ 1903 Fo 
में आपने 'सरस्वती' का सम्पादन स्वीकार किया । सरस्वती के सम्पादक के रूप में 
उन्होंने हिन्दी की जो सेवा की उसे कोई भूल नहीं सकता। सन्‌ 1938 ई० में 
आपका रायबरेली में स्वर्गवास हुआ । Fe Fo 
_ द्विवेदी जो मुख्यतया निबंधकार हे । आपने n 2 0 vest NEIN : 
हँ | इनमें से अधिकांश पुस्तकाकार निकल चुके हूं, जस, रर ; ; 
“साहित्य-सीकर”, “समालोचता-समुच्चय”' आदि । ये निबंध प्रमुखतया साहित्यिक 
तथा समालोचना परक हे । किन्तुं भाषा, व्याकरण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, 


T हीं रहे ह । ' 
भनोविज्ञाक आदि AIT TT अछूते REM NEC Research Academy 


634 


द्विवेदी जी का शब्द-चथन बड़ा सुगठित था । आवश्यकतानुसार उर्दू और 
अंग्रेजी के शब्द भी लेते थे । आपके वाक्य व्याकरण से शुद्ध और प्रभावशाली 
होते हं 1 

द्विवेदी जी ने अनेक विद्वानों को हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया । 
प्रेमचन्द और सुदर्शन आप ही baci से सदा के लिए हिन्दी के बन बैठे आपने 
गद्य की भाषा को परिमाजित किया और व्याकरण तथा वतेनी के नियम स्थिर 
किये । हिन्दी साहित्य में इस प्रकार आप का महत्वपूर्ण योगदान है । 


अभ्यास माला 4 


1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(क) जब क्रोध आता है, उस समय मनुष्य की स्थिति क्या होती ë ? 
(ख) लेखक ने कोध और आँधी की तुलना क्यों की है ? इस तुलना को आप 
अपने शब्दों में लिखिए । 
(ग) क्रोध से बचने के लिए लेखक ने कौन-कौन से उपाय प्रस्तुत किए ë ? 
(घ) लेखक ने क्रोध के किन-किन अवगणों का वर्णत किया है ? 
(ङ) क्या क्रोध को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ? क्यों ? 


2. निम्नलिखित का सरल शब्दों में भाव स्पष्ट कीजिए 


(क) जब कोई नगर किसी बलवान शत्रु से घेर लिया जाता है, तब उल नगर 
में बाहर सें कोई वस्तु नहीं आ सकती । जो कुछ भीतर होता है, वही 
काम आता है । क्रोधांध होने पर भी बाहर की कोई वस्तु काम नहीं 
आती । इस लिए हृदय के भीतर सुविचार और चिन्तन कौ आवश्यकता 
होती है । 

(ख) मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, उसकी विचार-शकि्ति जाती रहती 
8 और बातचीत करने में वह कुछ का कुछ कहने लगत। है । जिनको 
ईश्वर ने प्रभुता दी है, उनको क्रोध घमंडो बना देता है । क्रोध सरा- 
सर विचार पर परदा डाल देता है । क्रोधी अनेक बरे विकारों की 
खिचड़ी है। द भी हे, द्वेष भी है, भय भी है, तिरस्कार भी है, 
घमंड भी है, अविवेकता भी है, उतावलापन भी है, निर्बाधता भी है । 

3. निम्न उक्तियों के आशय अपने शब्दों में लिखिए 


(क) हृदय के भीतर सुविचार और चिन्तन की आवश्यकता होती है 1” 
(a) 5d भीरुता अथवा मन की क्षुद्रता का चिह्न है । ” 
(ग) “पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक क्रोधं आता है । ” 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











635 


(घ) “क्रोध को बिल्कुल ही छोड़ देना भी अच्छा नहीं ।” 

(s) “क्रोध करना और उचित-अनुचित बोलना, असभ्यता का लक्षण है ।” 
4. सम्बद्ध प्रकरण को इृष्टिगत T 3 

औचित्य स्पष्ट A oe हए लेखक की निम्नलिखित उक्तियों का 

(क) j; क्रोध रूपी आंधी आती है, तब दूसरे की वात नहीं सुनाई पड़ती ।' 

(ख) 'अतएव मनुष्य को उचित है कि वह पहले से ही विवेक, विचार और 


चिन्तन को अपने हृदय में वे ओोध-रूपी आँ 
इकट्ठा कर रखे, जिससे क्रोध-रूपी आंधी 
के समय वह उनसे भीतर से सहायता ले सके | | 


(ग) ‘ata भीरुता अथवा मन की क्षुद्रता का चिह्न है V 
(घ) “अपने ऊपर भी क्रोध करने से क्रोध बढ़ता है, घटता नहीं U 


: CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 5 
कविता और मनोरंजन 
प्रायः लोग कहा करते हे कि काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है। पर भेरी 


समझ में केवल मनोरंजन उसका साध्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनो- 


र'जन अवश्य, होता है पर उसके उपरान्त कुछ और भी होता है। मनो- 
रंजन करना कविता का वह प्रधान गुण हैं जिससे वह मनुष्य के चित्त 
को अपना प्रभाव जमाने के लिए वश में किये रहती है, उसे इधर-उधर 
जाने नहीं देती । यही कारण है कि नोति और धर्म-संबंधी! उपदेश चित्त पर 
वैसा असर नहीं करते जैसा कि काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा 
असर करतो है। केवल यही कहकर कि “परोपकार करो”, “सदैव सच बोलो, 
“चोरी करना महा पाप है--हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई 
अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, झूठा सच्चा हो जायगा और चोर चोरो 
करना छोड़ देगा । क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी सुखी franc 
ग्रहण करनेके लिए उद्यत ही नहीं होता; दूसरे मानव-जोवन पर उनका 
कोई प्रभाव अंकित नदेखकर वह उनकी कुछ परवा नहीं करता । पर 
कविता अपनो मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने 
नहीं देती, उसके हृदय के मर्मस्थानों को स्पर्श करती है और सृष्टि में 
उक्त कमो के स्थात और सम्बन्ध की सूचना देकर मानव-जीवन पर उनके 
प्रभाव और परिणाम विस्तृत रूप से अंकित करके दिखलाती है। इन्द्रासन 
खाली कराने का वचन देकर, यमराज का स्म्रण दिलाकर, दोज़ख की जलती 
हुई आग को धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और 
कत्तं व्यपरायण नहीं बना सकते। बातयह है कि इस तरह का लालच या धमकी 
एसी है जिससे मनुष्य परिचित नहीं और जो इतनी दूरकी है कि उसकी 
परवाह करना मानव-प्रकृति के विरुद्ध है। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्यं 
और माधुर्यं होता है। अतः लोगों को सदाचार को ओर आकर्षित करने 
का प्रकृत उपाय यही है कि उनको उसका सौन्दर्यं और माधुर्यं दिखाकर 


amar जाय जिससे वे बिना आगा-पीछा हित 
Lu. T सोचे मोहित होकर उसकी ओर 


मनको अनुरंजित करनाऔर उसे सुख प T 
माना जाय तो कविता भी केवल विलास Asan PMR 
है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कछ और भी है। 

श्री रामचन्द्र शक्ल 


63 
CC-0. In Public Domain. Digi y Muthulakshmi Research Academy 


हुई । सारांश यह | 








637 


रामचंद्र शुक्ल 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 
1884 ई० में हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा राठ तथा मिर्जापुर में हुई। 
सन्‌ 1901 ई० में मेट्रिक करनेके बाद कुछ दिनों इलाहाबाद में अध्ययन 
किया। मिर्जापुर में कुछ दिनों क्लर्की और ड्राइंग मास्टरी करके सन्‌ 1909 
में “हिन्दी शब्द-सागर” योजना में वेतनिक-सहायक नियुक्त हुए । ' आपकी 
प्रतिभा यही से चमकी । “नागरी प्रचारिणी पत्रिका” के कुछ दिनों के सम्पादन 
के बाद आपकी नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक 
पद पर होगई। सन्‌ 1936 ई० में आप काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी 


bi अध्यक्ष बने। सन्‌ 1940 में अचानक हूदयरोग से आपको मृत्यु 
हो गई । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य में मुख्यतः निबन्धकार और 
आलोचक के रूप में विख्यात हे आपकी इस वर्ग की रचनाएँ है-- तुलसी 
्रन्थावली, जायसी ग्रन्थावली और भ्रमरगीत की भूमिकाएँ ! 


“चिन्तामणि” के प्रथम भाग में 17 निबन्ध हे और द्वितीय भाग में तोन। 
ये निबन्ध मनोविकार विषयक (जैसे श्रद्धा व भक्ति, भय, क्रोध आदि) 
gafas समीक्षा विषयक (जैसे कविता क्या है आदि) तथा व्याव- 
हारिक समीक्षा विषयक (जैसे भारतेन्दु हरिशचन्द्र आदि) Qao ये सब निबन्ध 
अधिकतर बौद्धिक और विषयनिष्ठ है । 


शुक्ल जी का आलोचक के रूप में भी प्रमुख स्थान है । “हिन्दी साहित्य 
का इतिहास” अभी तक प्रामाणिक ग्रन्थ है। वैज्ञानिक पद्धति से आलोचना 
का प्रारम्भ श्री शुक्ल जीसे हुआ है। 


शक्ल जो की भाषा खड़ी बोली है--शुद्ध और परिमाजितं । उसमें आपके 
गम्भीर व्यक्तित्व की आभा स्पष्टतः झलकती है। वाक्य सुव्यवस्थित god 


अभ्यास माला 5 


1. निम्नलिखित प्रश्नों कें उत्तर दीजिए 
(क) काव्य का मुख्य उद्देश्य कया है ? 
(ख) कविता-पाठ से चित्त क्यों नहीं उचट पाता है! 
(ग) “नीति और धर्म सम्बन्धी उपदेश से अधिक काव्य या उपन्यास को 
शिक्षा कुछ अधिक प्रभाव डालती है” क्या आप इस कथन से सहमत 


हे? aay? 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


638 


(घ) “सारांश यह कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं कुछ औरभी 
है”-इस कयन में “कुछ और भी” से शुक्ल जी का संकेत किस ओर 


ep 
a: 


2. निम्नलिखित की व्याख्या करके आशय स्पष्ट करें-- 

(क) काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है। पर मेरी समझ में केवल 
मनोरंजन उसका साध्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन 
अवश्य होता है, पर उसके उपरान्त कुछ और भी होता है। 
मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है जिससे वह मनुष्य के 
चित्त को अपना प्रभाव जमाने के लिये वश में किए रहती है, 
उसे इधर-उधर जाने नहीं देती । 


(ख) सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्यं होता है। अतः 
लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्रकृत उपाय 
यही है कि उतको उसका सौन्दर्य और माधुर्यं दिखाकर लुभाया 
जाय, जिससे वे बिता आगा-पीछा सोचे मोहित होकर उसको 
ओर ढल पड़े । 


(ग) मतको अनुरंजित करना और उसे सुख पहुँचाना ही यदि कविता 
का धर्मं माना जाय तो कविता भी केवल विलास की सामग्री 
हुई। सारांश यह कि कविता काकाम मनोरंजन ही नहीं, कुछ 
और भी है। 


(घ) हा लालच या धमकी ऐसी है जिससे मनुष्य परिचित 
नहीं और जो इतनी दूर की है कि उसकी परवाह करना मानव- 
प्रकृति के विरुद्ध है। 


(=) केवल यही कहकर कि “परोपकार करो”, “सदैव सत्य बोलो”, 
चोरी करना महा-पाप हे” हम यह आशा कदापि नहीं कर सकते 
कि कोई अपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, Aor सच्चा हो 
जायगा और चोर चोरी करना छोड़ देगा । क्योंकि पहले तो मनुष्य 
ae चित्त एसी सूखी शिक्षाएँ ग्रहण करने के लिए उद्यत ही 
नहीं हाता; दुसर मानव-जीवन पर उनका कोई प्रभाव अंकित न देखकर 
वह उनकी कुछ परवाह नहीं करता। 


3. क्या आप लेखक के इस कथन से सहमत हो "वर मे š हे 
a पर मे i 
उसका साध्य नहीं है।” ? £ री समझ में केवल मनोरंजन 


4. इस निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए ।. 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





“i: 








पाठ 6 
पंचशील 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भीषण युद्ध-वभी षिका से संसार दहल उठा 
था। त्राहि-ताहि करती हुई जनता की शॉतिकी मक पुकार दिगंत में गूंज 


उठी। साथ ही विश्व की दलित मानवता अपने उद्धार के लिये भी कटिबद्ध हुई । 


अनेक देश स्वतन्त्र हुए, निरीह जनता की शान्ति की पुकार नक्कारखाने में तूती की 
आवाज के समान विलीन हो गई। युद्ध-लोलुप शक्तिमन्त देश दूसरे देशों पर 
अपना आधिपत्य जमाने के लिए आपादमस्तक उस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होने 
का उपक्रम बांधने लगे। व्यापक शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता आज भी चल 
Wel अतः युद्ध का आतंक आज भी जन-मन में गरज रहा है। जनवादी 
और पूजीवादी शक्तियों में संघष है। इस संघर्ष के तनाव को ढीला करने 
के प्रयत्त भी असफल रहे। कोरिया का संघर्ष हुआ; इंडोनेशिया पर भी यु 
के बादल छाए। इस असफलता का कारण शक्तिशाली राष्ट्रों में सहिष्णुता 
और समझौते की कमी है। पारस्परिक रक्षा-संधियाँ भी हुई; पर सामूहिक सुरक्षा 
योजना भी सफल नहीं हो सकी क्योंकि उनका उद्देश्य शक्तिशाली देशों का 
अपने पक्ष में मत-निर्माण करना तथा विपक्ष को आतंकित करना था | 


इस नृशंस और युद्ध-जजेर वातावरण में भी हमारे देशने शान्ति पर अटल 
विशवास जमाए रखा है। हमारे देश के सांस्कृतिक और समन्वयात्मक संदेश 
केएक प्रमुख वाहक श्री नेहरू जी इस विचार के प्रचारक £ कि विश्व राजनीति 
के जटिल से जटिल प्रश्न शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाए जा सकते हे । इसी सिद्धान्त पर 
कोरिया तथा इंडोनेशिया में युद्ध-विराम संभव हो सका। शान्तिपूर्ण उपायों का 
प्रयोग आरम्भ हुआ । इस सब शान्ति-योजना में एक सिद्धान्त कार्य कर रहा 
है। सामूहिक सुरक्षा सामूहिक शक्ति से नहीं, सामूहिक शान्ति ही से संभव 
है। भारतकी विदेश नीति का यह दृढ़ आधार है। 


संसार के सम्मुख एक बड़ा प्रश्‍न यह है: क्या विरोधी सिद्धान्तों वाले सभी 
देशों का शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व संभव नहीं है? भारतको इस संबंध में आशा- 
वादी नीति है। उसे इस शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व की पूर्ण आशा ही नहीं 
उस पर पुर्ण विश्वास भी है। अन्य देश भी इससे सहमत gl प्रसिद्ध चाऊ एन- 
लाई-नेहरू वक्तव्य इसका प्रमाण है | इसकी सम्भावना को दृढ़ करने के लिए 
“पंचशील” की उद्भावना हुई है। ये पाँच सिद्धान्त इस प्रकार हे :--- 

(1) एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और सत्ता के प्रति आदर की भावना। 


(2) अनाक्रमण-तीति । 


639 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


640 
(3) एक-दूसरे के आन्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप न करने की नीति। 
(4) समानता का भाव तथा . पारस्परिक लाभ । 
(5) शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व । 


इन सिद्धान्तों पर सामूहिक शान्ति और सुरक्षा का भवन खड़ा हो सकता 
&i भारत की इस नीति के प्रति सहानुभूति भी जगी है और आलोचना भी 
हुई है। किन्तु समस्त एशिया तथा पाश्चात्य जगत भारत के पक्ष की निष्प 
क्षता और यथार्थता का धीरे - धीरे अनुभव कर रहा हैं। हिन्द चीन का 
यद्ध-विराम, आंग्ल-मिश्र स्वेज-समझौता तथा आंग्ल-ईरान तल समझता इस 
नवीन जाग्रति के प्रतीक हे॥ यदि सहअस्तित्व का सिद्धान्त माव्य नहीं होता 
तो सहविनाश ही समझिए। 


+बाबू गुलाबराय 


गुलाव राय 


बाबू गुलाबराय जी का जन्म सन्‌ 1888० में उत्तर प्रदेश के इटावा 
जिले में हुआ था । आपके पिता अत्यन्त धार्मिक और वेदान्त के अनुयायी d 
आपकी माता परम कृष्ण भक्तथीं और सुर तथा कबीर के पद बड़े प्रेम से 
गाया करती थीं। फलस्वरूप प्रारंभ से ही गुलाबराय के हृदय में दर्शन और 


साहित्य घर कर गया | 


आगरा से आपने एम० ए० तथा एल-एल० बी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं । 
प्रारंभ में छतरपुर-नरेश के यहाँ कई उच्च पदों परकार्यं किया। वहां से सेवा- 
मुक्त होकर ये आगरा में बस गए और “साहित्य संदेश” नाम की आलोचना- 
पत्रिका निकाली । आपको आगरा विश्वविद्यालय ने डी० लिट०्की उपाधि से 
सम्मानित किया था । आपका देहान्त सन्‌ 1963 Ñ हुआ | 


Sto गुलाबराय जीकी प्रतिभाका पर्णे दर्शन उनके दार्शनिक और आलो- 
RSD निबन्धों में होता है “नवरस”, “सिद्धान्त और अध्ययन”, “काव्य 
के रूप” आपके प्रसिद्ध आलोचना ग्रन्थ हैँ। “ठलुआ क्लब”, “मेरी असफलताएँ”, 


“मन की बात , 'जीवन-पथ', “फिर निराशा क्यों” आदि आपके व्यक्तिपरक 
निबंध-संग्रह g | ) 


आपकी भाषा सुबोध और स्पष्ट है। सफल अध्यापक की भाँति बे अपने 


विषय उदाहरणों द्वारा समझाते चलतेहे। बीच-बीच में 2 
हास्य-व्यंग का पुट भी मिलता š is मुहावरों की छटा और 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


Í 











641 


अभ्यास माला 6 
1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए: 
(क) द्वितीय यद्ध के बाद विश्व की जनता की क्या स्थिति थी? 
(ख) सामूहिक सुरक्षा-योजना असफल क्यों रही? 


(घ) सामूहिक सुरक्षा किन-किन प्रयत्नों से सफल हो सकती है ? 
(ङ) भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या रहा है? 

(च) पंचशोल के सिद्धान्तों को लिखिए | 
( 


क्या ; ल T 


2. निम्तलिखित उद्धरणों का आशय स्पष्ट कीजिए: 
(क) "निरीह जनता की शान्ति की पुकार नक्कारखाने में तृती 
की आवाज के समान विलीन हो गई 
(ख) “यदि सह-अस्तित्व का सिद्धान्त मान्य नहीं होता, तो सहविनाश 
ही समझिए |" 
(ग) “इस नृशंस और युद्ध जर्जर वातावरण में भी हमारे देश ने 
शान्ति पर अटल विश्वास जमाए रखा है”। 
(घ) “इसकी संभावना को दृढ़ करने के लिए पंचशील की उद्भावना 
हुई है p" 
(=) “इन सिद्धांतों पर समृद्धि, शान्ति और सुरक्षा का भवन खड़ा 
होता है 1” 


3. निम्तलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए: 
(क) व्यापक शस्त्रीकरण की प्रतियोगिता आज भी चल रही है 1 अत 
यद्ध का आतंक आज भी जन-मन में गरज रहा है । जनवादी 
और पंजीवादी शक्तियों में संघर्ष है। इस संघर्ष के तनाव को 


हीला करने के प्रयत्न भी असफल रह्‌ । 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


642 


(ख) उसे इस शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की पुर्ण आशा ही नहीं उस पर 
पुणे विश्वास भी है। अन्य देश भी इससे सहमत हु । प्रसिद्ध 
चाऊ-एन लाई-नेहरू वक्तव्य इसका प्रमाण है। इसकी सम्भावना 
को दृढ़ करने के लिए “पंचशील” की उद्भावना हुई है। 

4. सह-अस्तित्व और सह-विनाश शब्दों की बनावट देखिए । इस प्रकार 
कुछ ऐसे भाव नोचे लिखे गए ë जिनके लिए “सह के योग से बना हुआ एक 
ही शब्द प्रयुक्त हो सकता है। उस भाव के समक्ष निम्नलिखित शब्दों में से उपयूक्त 
शब्द छाँट कर लिख दीजिए: 


1 सहसम्बऱ्ध 2 सह-भोज 3 सहयोग 
साथ-साथ खान-पान 4 em 
साथ-साथ काम करने की भावना == 


साथ-साथ सम्बन्ध = 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








पाद 7 


मेना और कृत्ता 


_ आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शान्ति निकेतन को 
छाइकर कहीं अन्यत्र जाएँ। स्वास्थ बहुत अच्छा नहीं था । शायद इसलिए, 
या पता नहीं क्यों, ते पाया किवे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में 
कुछ दिन रहें । le में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे 
सबसे ऊपर केतल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुँचने के लिए लोहे 
की चक्करदार सीढ़ियाँ थीं और वृद्ध और क्षीण-वपु रवीन्द्रनाथ के लिए उस पर 
चढ़ सकता असभव था। फिर भी बडी कठिनाई से वहाँ ले जाया जा सका | 


उन दिनों छुट्टियाँ थीं । आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गये थे । एक 
दिन हमने सपरिवार उनके “दर्शन” की ठानी | “दर्शन” को में जो यहाँ विशेषरूप 
से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब 
कभी मैं जाता था प्रायः वे यह कहकर मुस्करा देते थे कि “दर्शनार्थी हे क्या?” 
शुरू-शुरू में उनसे वेसी बंगला में वात करताथा जो वस्तुतः हिन्दी-मुहाविरों 
का अनुवाद हुआ करती थी। किसी वाहर के अतिथि को जब मे उनके पास 
ले जाता था तो कहा करता था-“एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य एले 
ST” यह बात हिन्दी में जितनी प्रचलित है, उतनी बंगला में नहीं । इसलिए 
गुरुदेव जरा मुस्करा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत 
अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस “दर्शन” शब्द को पकड़ लियाथा । इसलिए 
जब कभी में असमय में पहुँच जाताथा ती वे हँसकर पूछते थ- दर्शनार्थी 
लेकर आए हो क्या?” यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने 
देश के दशंनाथियों में कितने ही ऐसे प्रगल्भ होते थे कि समय-असमय, स्थान- 
अस्थान, अवस्था-अनवस्था की एकदम परवा नहीं करते थो और रोकते रहने 
पर भी आही जाते थे । ऐसे दर्शनाथियों” से गुरुदेव कुछ भीत-भीत से रहते 
थे। अस्तु, में मय बाल-बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुँचा। कई दिनों 
से उन्हे देखा नहीं था। 


गुरुदेव यहाँ बड़े आनन्द में थे । अकेले रहते थे। MEM m नहीं होती 
जतनी शान्तिनिकेतन में । जब हम लोग ऊपर गये तो गुरुदेव बाहर एक 
का बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान-स्तिमित नयनों से देख 
र di हम लोगों को देखकर मुस्कराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल- 
प्रश्‍न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे-धीरे 
इ आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव 


643 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
43-5 CHD/70 - 


644 


ने उसको पीठ पर हाथ फेरा | वह आँखे मूंदकर अपने रोम-रोम से उस स्नेह 
रस का अनभव करने लगा । गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर. कहा-- 
“देखा तुमने, ये आ गये ) केस इन्हें मालूम हुआ कि में यहाँ ह, आश्चर्य हे । 
और देखो, कितती परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखलाई दे रही है । 


हम लोग उस कुत्ते के आनन्द को देखने लग! किसी ने उसे राह नहीं दिखाई 
थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से दो मील दूर हे और फिर 
भी वह पहुंच गया। इसी कुत्त को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव 
की एक कविता लिखी थी- “प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर 
आसन के पास तबतक ATT रहता है, जबतक अपने हाथों के स्पर्श से से इसका 
संग नहीं स्वीकार करता । इतती-सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंम-अंग सं आनन्द 
का प्रवाह बह उठता हें । इस वाक्यहीन प्राणिलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा- 
बुरा सब को भेदकर सम्पूर्ण मनुष्य को देख सका है । उस आनन्द को देख सका 
है जिसे प्राण दिया जा सकता हैँ, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, 
जिसकी चेतना असीम चेतन्य-लोक में राह दिखा सकती है । जब सें इस मक 
हृदय का प्रापण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी Aea बताता रहता 
हे, तब म॑ यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज-बोध से -सानव-स्वरूप में 
कोन-सा अमूल्य आविष्कार किया है, इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकलता 
जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में सतष्य का 
सच्चा परिचय समझा देती हे ।” इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस 
भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव-सत्य को देखा है, जो 
मनुष्य मनुष्य के अन्दर भी नहीं देख पाता । 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


हजारी प्रसाद द्विवेदी 


आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी जीका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश 
के बलिया जिले में हुआ था। सन 1930 में काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय से 
ज्योतिषाचार्य तथा इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण को। उसी वर्ष हिन्दी के 
प्राध्यापक होकर आप शान्तिनिकेतन चले गये। सन्‌ 1940 से 1950 तक 
4 वहाँ हिन्दी भवन के डाइरेक्टर पद पर काम करते el सन्‌ 1950 से 
1960 तक काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष और 
प्रोफेसर और तत्पश्चात्‌ चण्डीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर RI सन्‌ 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय 
ने आपको gio fumo की सम्माननीय उपाधि दी थी । भारत सरकार ने 
आपको पद्म विभूषण” को उपाधि से अलंकृत किया है। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











645 


डा द्विवि उच्चकोटि ` k 

É! pto न o 1 निबंधकार, उपन्यास लेखक और आलोचक 
ह्‌ 4 A A परम्परा को एक नयी दिशा दी। विद्वत्तापर्ण गवे- 
a: ° p st अपने लिखे ही हैँ किन्तु ख्याति आत्मगुंजन-परक ललित 
SRM, निव वी 1. UP STE MS “विचार और बितरक” आदि 
= ee TRL वाणभट्ट की आत्मकथा” और “चारुचन्द्रलेख” आपके 
उपन्यास ह्‌ । हिन्दी साहित्य की भूमिका”, “हिन्दी साहित्य का आदि काल” 


कबीर”, “नाथ सम्प्रदाय” आदि आपके आलोचना ग्रन्थ हे । 

द्विवेदी जी के व्यक्तित्व में विद्वत्ताऔर सरसता का, गम्भीरता और विनोद- 
मयता का, आली और नवानता का जो अद्भुत संयोग मिलता है वह 
अन्यन दुलभ हैं। आपको शैली बड़ी सजीव और सरल है। शब्द बोल-चाल 
Sol विनोद और व्यंग का पुट यत्रतत्र मिलता है। 


अभ्यास माला 7 


` 


1. निम्नलिखित प्रइनों के उत्तर दीजिए: 


>. ` 


(क) गुरुदेव रवोन्द्र नाथ टैगोर ने शान्ति निकेतन छोड़ने का निश्चय 
क्यों किया ? 

(ख) “दर्शन” से द्विवेदी जी काक्या अभिप्राय है? 

(ग) कवि ने “मानव सत्य”को कहाँ देखा है? 


2. निम्नलिखित उद्धरणों की व्याख्या कीजिए: 

(क) यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्श- 
नाथियों में कितने ही ऐसे प्रगल्भ होते थे कि समय-असमय 
स्थान-अस्थान, अवस्था-अनवस्था की एकदम परवा नही करते 
थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। एसे “दर्शनाथियों' 
से गुरुदेव कुछ भय-भीत से रहते थे । 

(ख) इतनी-सी स्वीकृति पाकर उसके अंग-अंग l आनन्द का प्रवाह 
बह उठता है। इस qada प्राणिलोक में सिर्फ यही एक 
जीव अच्छा-बुरा सब को भेद कर सम्पूर्ण मनुष्य को देखा सका 
है। उस आनन्द को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, 
जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम 
चैतन्य-लोक में राह दिखा सकती है । 

(ग) wa मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्म-निवेदन देखता हूँ, जिसमें 
वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब में यह सोच नहीं पाता 


ftos Meu Pima हिली ude Tech aa अमूल्य 


646 


आविष्कार किया है, इसकी भावहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता 
जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सुष्टि 
में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती dd 

3. निम्नलिखित उद्धरणों का आशय स्पष्ट कीजिए: 


(क) वह आँखे मूंदकर अपने रोम-रोम में उस स्नेह -रस का अनुभव 
करने लगा। 


(ख) इस वाक्यहीन प्राणिलोक में सिफ यही एक जीव अच्छा-बुरा सब 
को भेदकर सम्पुर्ण मनुष्य को देख सका है। 


4. आचार्य द्विवेदी जीने कवीन्द्र रवीन्द्र का जो चित्र प्रस्तुत किया है 
उसे अपने शब्दों में लिखिए। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











पाठ 8 


अभिमान 


म महाराज की वाटिका में फिर रहा था। देखता कया हूँ कि एक जन सुमन 
चुन E न क्रोध और दपं से कहा--जानते नहीं, यह महाराज की 
वाटिका ë! cust दु:साहस तुमने कैसे किया? वह बेचारा निरुत्तर हो 
गया और उसके कंपित करों ने उन फूलों को मेरे चरणों पर गिराकर मुझसे 
अमा-सो मांगी । पर मेरा क्रोध शांत न हुआ । मेने विकत स्वर में कहा- 
फिर इधर आनेका नामन लेना। वह चुपचाप चला गया। 


वह तो गया, पर मेरा क्रोध न गया । वड़बड़ाता हुआ महाराज की ओर 
चला। चलने को तो मे चला, पर उस वृद्धावस्था में भी मेरे हृदय में 
कोई पूछ रहाथा कितुम भीतो उसी श्रेणी के हो। आज महाराजके 
SUNA हो जानेसे उसका यह निरादर | महाराज तुम पर मोहित gu 
सही, पर तुम्हारे जान-बूझ कर कोई हाव-भाव करने से थोड़े dri तुम भी 
तो कुछ एसाही ऊत-पुत करते थे। महाराज ने तुममें न जाने कौन-सी अदा 
देखी कि तुम्हें अपना लिया। किवा, तुम डरते होकि तुम्हारा पद न 
छिन जाय, अतः agar लीला कर रहे हो! म॑ने कुछ ध्यान न feats . 
कहा--उह,यह तो हृदय-दौर्बल्य है | 


क्रोध का भार न संभाल सकने से में लड़खडाता हुआ उन तक पहुँचा। 
किन्तु, मुझे काटो तो खून नहीं। मं निष्प्राण पाषाण-प्रतिमा की भाँति 
वहीं निश्चल रह गया। अरे, यह तो वे ही उस वेश में वहाँ गए थे, अब यहाँ 
बेठ हुँ | 
पर वे निराकुल थे। सरल, सस्मित भाव से उन्होंने कहा--अच्छे रहे, एक 
तुच्छ परिहास भी न समझ सके। 
राय कृष्ण दास 


राय कृष्ण दास 


श्री राय कृष्ण दास जी का जन्म सन्‌ 1892 ई० में वाराणसी में हुआ। आप 
प्रेमचन्द के समकालीन कहानीकार तथा गद्य-काव्य लेखक ह । आपको चित्रकला, 
मर्तिकला एवं पुरातत्व में विशेष रुचि है और आपके संग्रहालय में, जो वाराणसी 
में है, भारी मात्रा में प्राचीन मूल कृतियों की प्रामाणिक हुस्त-परतियाँ, प्राचीन 
चित्र और मूत्तियाँ और पुरातत्व की कला-विषयक वस्तुएँ | 


CC-0. In Public Domain. Digtize@#y Muthulakshmi Research Academy 


648 


आपकी लघु, कथाएँ “साधना”, “आख्यान”, “सुधांशु” आदि में संकलित 


Š 
म्‌ 


a 
e 


“sara” एक गद्यगीतों का संग्रह है। भारतीय चित्रकला और “भारतीय 
तिकला” आपकी कलाविषयक पुस्तक ह्‌ | 


राय कृष्णदास जी की कहानियों में भारतीय जीवत के सामाजिक व्यंग्य 
एवं सरसता दोनों समान रूप से विद्यमान gl गद्यगीतों में भावुकता 
सजीव रूप से स्पष्ट है। छायावादी रागात्मकता आपके गद्यगीतों की प्राण 


ह्‌ । 


अभ्यास माला 8 


1. निम्नलिखित seat के उत्तर दीजिए: 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


पुरुष को फूल तोडते देख लेखक के भावों में क्या परिवर्तन 
हुए ? 

उस पुरुष के क्षमा माँगने पर भी क्रोध शान्त न हुआ, तब 
लेखक नें क्या कहा ? 

लेखक जब ज से शिकायत करने गया तो वहाँ पर ag 
हतप्रभ क्यों हो गया ? 

उस समथ लेखक के मन के क्या-क्या विचार उत्पन्न हुए ? 


2. निम्तलिखित का आशय आप अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए : 


(क) तुम भी तो कुछ एसा ही saga करते थे। महाराज ने तुममें न 


जाने कौत-सी अदा देखो कि तुम्हें अपना लिया। किवा, तुम 
डरते हो कि तुम्हारा पद न छिन जाय, अतः यह सारी लीला कर 
ea । मेते कुछ ध्यान न दिया, कहा--ऊँह, यह तो हृदय-दोबंल्य 


पर वे निराकुल थे। सरल, सस्मित भाव से उन TT च्छे 
x Í j उन्होंने कहा--अच्छे 
रह्‌, एक तुच्छ परिहास भी न समझ सके | Mr 


यहाँ एसा दुःसाहस तुमने कैसे किया? az बे 
गया और उसके कंपित करों ने उन फूलों को मेरे bet B 


N 


गिराकर मुझ से क्षमा-सी माँगी। पर मेरा क्रोध शान्त न हुआ। 


3. इस पाठ के अध्ययन से मिली शिक्षाको अपने शब्दों में लिखिए 1 


' CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





649 
4. “मुझे काटो qt = A” 
> ने नहीं —= कल्प अर्थ £ 
लगाइए : 4" नहीं -इस के सही विकल अर्थ के Tq x चिह्न 
(क) मे निराश हो गया | 
(ख) मे अत्यधिक लज्जित 
(ग A. 


हो गया । E 
) मे 
(घ) मेर 


आश्‍चर्य में पड़ गया। 
1 खून सूख गया। 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


qro 9 
मेक्‌ 


कादिर और Wa ताड़ीखाने के सामने पहुँचे, तो वहाँ काँग्रेस के वालंटियर झंडा 
लिये खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर-उधर हजारों दर्शक खड़े थे। am 
का वकत था। इस वकत गली में पिथक्क़ड़ों के सिवा और कोई न आता था | 
भले आदमी इधर से निकलते झिझकते। पियक्कड़ों की छोटी-छोटी टोलियाँ 
आती-जाती रहती थीं। दो चार Taare दूकान के सामने खड़ी नज़र आती 
थीं। आज यह भीड़-भाड़ देखकर tH ने कहा--बड़ी भीड़ है बे, कोई 
दो-तीन सौ आदमी होंगे । 


कादिर ते मुस्कराकर कहा--भीड़ देखकर डर गये क्या? यह सव at 
हो जाएँगे, एकभी न टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हो, लाठी 
खाने नहीं आये हें | 


= HX ने सन्देह के स्वर में कहा--मगर पुलिस के सिपाही भी तो बैठे है । 
दार ने तो कहा था, पुलिस न बोलेगो । 


कादिर--हाँ ब, पुलिस न बोलेगी, तेरी नानी क्यों मरी जा रही है। 
पुलिस वहाँ =, जहाँ चार पेसे मिलते है, या जहाँ कोई औरत का 
मामला होता है। एसी THAT बातों में पुलिस नहीं पडतो । पुलिस तो 
ओर शह दे रही है । ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपये मिलते ë । 
पुलिस इस वक्‍त उसकी मदद न करेगी तो कव करेगो ? 


मेकू--चलो, आज Er हमार भी सीधे gua मुफ़्त में पीयेंगे वह अलग। 
मगर सुनते है, कांग्रेसवालों में बड़े-बड़े मालदार लोग शरीक &! वह कहीं 
हम लोगों से कसर निकालें तो वुरा होगा। 


कादिर--अबे, कोई कसर-वसर नहीं निकालेगा, तेरी त निव 
र्‌ ; जान क्यों रि 
ह काँग्रेसवाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई gee ही 
GST s S SET IRSE tae चोकोदारा की मजाल थी 
कि दस हजार आदमियों को पीटकर रख देते) चारतो < ft ठण्ड हो 
2 ix] woe एक ने हाथ नहीं उठाया । इनके जो एला š ह E 
t ॥ उनका 
mia ह्‌ 1 हुक्म हे किचुपके से मार खा लो, लडाई मत 


650 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








651 


यों बातें करते-करते दोनों ताड़ीखाने के द्वार पर पहुंच गये | एक 


स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने 
जहा 0d आ गया और बोला--भाई ar 
मजहूब म ताड़ी हराम है। M 


š h: ने बात का जवाब चाँटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयं- 
qm आँखों में खून आ गया। एसा मालूम होता था गिरा चाहता है। 


. wk वालंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। 
HR ने कहा--अब हटता है कि और लेगा? 


स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा--अगर आपकी यही इच्छा है,तो सिर सामने 
किए हुए हे। जितना चाहिए, मार लीजिए। मगर अन्दर न जाइए । 

यह कहता हुआ वह AH के सामने बैठ गया। 
Qe ते स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी पाँचों उँगलियों 
के निशान झलक रहे थे। qa ने इसके पहले अपनी लाठी से टूट हुए कितने 
ही सिर qm थ, पर आज की सी ग्लानि उसे कभी नहुई थी। वे पाँच 
उंगलियों के निशान किसी पंचशूल को भाँति उसके हृदय में चुभ रहे थे। 

कादिर चौकीदारों के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा । वहीं खड़े - ws 
वोला--अबे खड़ा देखता Gur है, लगा कसके एक हाथ। 

"cT स्वयंसेवक से कहा-तुम उठ जाओ, मुझे अन्दर जाने दो | 

“आप मेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते É |” 

“मे कहता हूँ, उठ जाओ। में अन्दर ताड़ी न पीऊँगा, एक दुसरा ही 
काम g” 

उसने यह बात कुछ इस दृढता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते 
से हट गया। Ant मुस्कराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर 
हाथ जोड़कर कहा--अपना वादा भूल न जाना। 

एक चौकीदार बोला-- लात के आग भूत भागता है, एकही तमाचे में ठीक 
हो गया । 

कादिर ने कहा--वह तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैक के 
तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। 

चौकीदार--आज Car ठोको इन.सबों को कि फिर इधर आन का नाम 


ए | CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


652 


कादिर--खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं। मगर है सब 
बड़े हिम्मती। जान को हथेली पर लिए फिरते ogg 

मेक्‌ भीतर पहुँचा, तो ठेकेदार ने स्वागत किया--आओ मेक्‌ मियाँ | एक 
ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचे का भला इनपर क्या 


असर होगा। बड़े लतखोर हुँ सब । कितना हीपीटो, असर ही नहीं 
होता। बस, आज सब के हाथ-पाँव तोड़ दो, फिर इधर न आएं। 


मैकू--तो क्या और न आएंगे ? 

ठेकेदार-फिर आते सबकी नानी मरेगी। 

मक्‌ और जो कहीं इन तमाशा देखनेवालों ने मेरे ऊपर डण्डे चलाए 
तो? 

_ ठेकेदार--तो पुलिस उनको .मार भगायेगी। एक झड़प--मैदान साफ हो 
जायगा। लो, जब तक एकाध बोतल पीलो। मे तो आज मुफ्त की पिला 
रहा हूँ । 

मेकू-क्या इन ग्राहकों कोभी मुफ्त? 


ठेकेदार--क्या करता, कोई आता हो नथा। जब सुना कि मुफ़्त मिलेगी 
तो सब dw पड़े। 


मेकू--म तो आज न पौऊंगा। 
ठकेदार-तयों ? तुम्हारे लिए तो आज ताजी ताडी man dg 


मक--यों ही आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ, कोई लकड़ी निकालो 
हाथ से मारते नहीं बनता। ` 


ठेकेदार ने लपककर एक मोटा ater मैक के में 
à ह के हाथ में दे दिया और 
डण्डबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया । 


मेक ने एक क्षण डण्डे को तौला, तब उछलकर 33 7 
d z ; दार को एसा डण्डा 
रसीद किया कि वह वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मेक ने 


पियक्क़ड़ों की ओर रुख किया vet 
: Í और लगा डण्डों की वर्षा न आगे 
देखता.था, ANS; बस डण्डे चलाये जाता था। Se a 


ताड़ीबाजों के नश fi = : 
बीच में ठेकेदार की E LA EN कर भागने लगे, पर किवाड़ों के 
a rs l उध 

और लपके। ARF फिर डण्डे से arm E र से फिर भीतर की 

की देह को सौंद-रौं š कया | आखिर सब ठेकेदार 
हृ रुदिकर भाग । किसीका ta टटा, हि 

किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची s एक pal का सिर फूटा, 

खाने में एक चिड़िया का पुत भी न रह aa मनट के अन्दर ताड़ी- 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





653 


एक zai a 
Mum Neath टूटने की आवाज आयी। स्वयंसेवक ने भीतर 

f D तो मेक्‌ _मटकों का विध्वंस करने में जुटा हुआ था । बोला-- 
भाई Mcr अजी भाई साहब, यह आप क्या गजब कर रई हे। इससे तो 
कहीं अच्छा था कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता । 


मेक ने q 5 Naat और मटकों 
हू ने दो-तीन हाथ चलाकर वाको वची हुई बोतलों और मटकों का सफाया 


pa और तव चलते-चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर निकल 


कादिर ने उसको रोककर J-A पागल तो नहीं हो गया हे? क्या 
करने आया था, और क्या कर रहा है। 


"a ने लाल-लाल आँखों से उसकी ओर देखकर कहा--हाँ, अल्लाह 
का शुक्र हैकि में जो करने आया JL वह न करके कुछ और ही कर 
AST! SAH कूवत हो, तो वालंटियरों को मारो, मुझमें कूवत नहीं है, मेने तो 
जो एक थप्पड लगाया, उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेंगा। 
तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हुँ। जो लोग दूसरों को गुनाह 
से बचाने के लिए अपनी जान देने को खडे हैं, उन पर वही हाथ उठायेगा 
जो पाजी है, कमीना, है नामदे है। dx फिसादी है, ada है, गुण्डा Š, पर 
कमीना और नामद॑ नहीं है। कह दो पुलिसवालों से' चाहें मुझे गिरफ्तार 
कर लें । 


कई ताड़ीवाज खड़े सिर सहलाते हुए, उसकी ओर सहमी हुई आँखों 
से ताक रह थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मेक ने उनकी ओर 
देखकर कहा--मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुममें से किसी को यहाँ देखा 
तो खून ही पी जाऊँगा। जेल और फाँसी से नहीं डरता, तुम्हारी भलमनसी 
इसी में है कि अब भूलकर भी इधर न आना। यह कांग्रेंस वाले तुम्हारे 


a. 


दुश्मन TES! तुम्हारे और तुम्हारे बाल-बच्चों की भलाई के लिय ही 
तुम्हें पीने से रोकत हैं। इन पैसों से अपने बाल-बच्चों की परवरिश करो, 
घी-दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हे, घरवाली तुम्हारे नाम को a 
रही है, और तुम यहाँ बैठे पी <š हो? लानत है इस नशेबाजी 


पर । 


Ha ने वहीं डण्डा फेंक दिया और कदम बढ़ाता हुआ घर FAT 
इस वकत हजारों आदमियों का हुजूम होगया था। सभी श्रद्धा, प्रेम 
और गवं की आँखों से मेक्‌ को देख रह थे। 

-+प्रोसचन्द 

. CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


654 
प्रेम चंद 
मुंशी प्रेमचन्द का वास्तविक नाम धनपत राय था। आपका जन्म सन्‌ 

1880 ई० में वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के पास लमही ग्राम में हुआ था। 
आपकी शिक्षा-दीक्षा बी० ए० तक हुई जिसमें आपन अंग्रजी के D उर्दूका 
भी गंभीर अध्ययन किया था। जीविका का प्रमुख साधन प्रारम्भ में अध्या- 
पन तथा बाद में स्वतंत्र लेखन और पत्रिकाओं का संपादन था। आपकी 
मृत्यु सन्‌ 1936 ई० में हुई। 


प्रेमचन्द अपने कथा साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके प्रमुख उपन्यास 
हें-गोदान, गवन, कर्मभूमि, निर्मला, सेवासदन। आपकी करीब 300 कहानियों 
hh ies 


का संकलन “मानसरोवर” (आठ भाग) है। संग्राम”, “कर्बला” और “प्रम की 
वेदो” नाटक gl “कुछ विचार” नामसे कुछ साहित्यिक निबंध प्रकाशित 
हुए हूँ । 

प्रेमचन्द के लिए साहित्य जीवन की आलोचना थी। अतः प्रेमचन्द के 
कया साहित्य में तत्कालीन वर्ग-वेषम्य, सामाजिक कुरीतियाँ, राजनैतिक 
बन्धन, धामिक आडम्बर सभी का मामिक एवं सजीब वर्णन मिलता है। 
कहानियाँ ऊपरी रूप में समसामयिक परिस्थितियोंकी ओर पाठकों को ध्यान 
खींचती d, फिर भी उनमें वे तत्व उपस्थित हे जो उन्हे शाश्वत एवं 
स्थायी बनाते. ogg 


आपको भाषा सरल है और उसमें प्रबल गति है। मुहावरों का प्रयोग 


उसको और भी प्रभावपूणं बनाताहै। सामान्य भाषा का ऐसा सबल प्रयोग 
अन्यत्र दुलंभ dI 


मैकू नामको प्रस्तुत कहानी में तत्कालीन मद्यपान विरोधी आन्दोलन 
को एक झलक है। सत्याग्रह के अन्त्र के सम्मुख बर्वर शक्ति अपने को 
असमर्थ पाती है। 


अभ्यासमाला 9 
1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :— 
(क) कादिर और Ta ने ताड़ी-खाने पर पहुँच कर क्या दृश्य देखा ? 
(ख) Fe ताड़ीखाने में क्यों गयाथा और उसने क्या किया? 
(ग) वालंट्यिर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर क्यों खड़ा रहा? 


(a) स्वयं-सेवक के चेहरे को 2 3 ` 
S विचार उठने : लगे ? जिक भकू के मनमें किस प्रकार के 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








655 
2. निम्नलिखित उक्तियों को स्पष्ट कीजिए: 


(क) आपमेरी छाती पर पाँव रखकर चले जा सकते हे । 
(ख) लात के आगे भूत भागता है । 
( 
( 


ग) वह तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा 
घ) 


गा | 
जानको हथेली पर लिये फिरते da 


3. निम्तांकित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिये :-- 

(क) कांग्रेस वाले vo पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हे मार 
ही डाल । नहीं तो उस दिन जलूस में दस-बारह चौकीदारों की मजाल 
थी कि दस हजार आदभियों को पीट कर रखदेते। चार तो वहीं 
SS होगयेथे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो 


महात्मा हैं, वह बड़े भारी फ़कीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके 
से मार खा लो, लड़ाई मत करो। 


(स) अगर आपकी यही इच्छा है, तो सिर सामने किये हुए हँ 
जितना चाहिए उतना मार लीजिए। मगर अन्दर न जाइए | 


(ग) मेकूने फिर डण्डों से आवाहन किया। आखिर सब ठेकेदार की 
देह को रौंद रौंदकर भागे । किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर 
टूटा, किसी की कमर टूटी । एसी भगदड़ मची कि एक मिनट 
में ताड़ीखाने में एक चिड़िया का Ta भीन रह गया । 


(घ) मुझ में कूबत नहीं है, मैने तो जो एक थप्पड लगाया, उसका रंज 
अभी तक हैऔर हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे 
पर बन गये हुं । जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए 
अपनी जानें देने को खड़े हूँ, उनपर वही हाथ उठायेगा, जो पाजी, 
कमीना है, नामदं di 


(ङ) मेकल फिर आऊंगा। अगर qud से किसी को यहाँ देखा, तो 
खून ही पी जाऊंगा । जेल और फाँसी से नहीं डरता, तुम्हारी 
भलमनसी इसी में है कि अब भूल करभी इधर न आना। यह 
कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहींहँ। तुम्हारे और तुम्हारे बाल- 
बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हं । इन पैसों 
से अपने बाल-बच्चों की परवरिश करो, घी-द्रुध खाओ | घर मेंतो 
फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम को रो रही है, और तुम यहाँ | 
बैठ पी xg हो। लानत है इस नशेबाजी पर। 


4. इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या सचमुच समाज 


r ? 
सुधार इस प्रकार संभव है! 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 10 


रेशमी टाई 

पात्र परिचय 
नवीनचन्द्र राय आयु 30 वर्ष 
इंश्योरेश कंपनी का एजेण्ट और साम्यवाद का विश्वासी 
लीला र आय्‌ 22 वर्ष 
उसकी सुशीला स्त्री 
सुधालता आयु 18 वर्ष 
स्त्रयंसेविका 
चन्दन आयु 45 वर्ष 


नवीनचन्द्र का नौकर 


(एक सुसज्जित कमरा । कमरे के एक कोने में टेबुल है, जिस पर कुछ पुस्तके और कागज 
रखे हुए हे दूसरी ओर एक अलमारी है, जिसमें नीचे दो दराज Š | बीचो-बीच एक 
oT ANE फूलदान है और जिसमें गुलदस्ता लगा हुआ है। आमने-सामने 
दो कुसि पडी हैं। दीवाल पर एक घड़ी, जिसमें आठ बजकर दस मिनट हो गए 
हे | बगल में कलेंडर) 

(नवीनचन्द्र नेपथ्य की ओर बगल में दरवाजे तक बढ़कर बड़े ध्यान से देख रहे 


g1) | 
नवीन--अरे चन्दन, ओ चन्दन | (खिड़की से दाहिनी जा 
: Ë गोर झाँक 
अरे आज चा -वा लायगा या नहीं ? हना आर झाँकते हुए) 
च०-- (नेपथ्यस ) लाया हुजूर । 
(चन्दन का चा लेकर प्रवेश) 
न०=-(टाई पर हाथ फरते हुए) क्यों रे, जब तक मै A 
` A » जब त मचा x 
आराम स AST रहता द हाथ पर हाथ धरे ? चा न मगाऊ, तव तक 
च०-- (बीच वाली टेबुल पर ट्रे रखते हुए) 


656 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








657 


ली०-- (आते हीं, लाओ में ; 
° Sulis नहा, लाओ मे चा बनाऊँ। (केटली लेती है । प्याले 
d लते हुए) अब लोग इंग्योरेंस की जरुरत समझने लगे él 
a Ame E Y Kr समझते थे कि इंश्योरेंस अपदाकुन ë 
rm aig | (चा का रंग देखते देखो, कितः 
EE &1( देखते gu ) देखो, कितना 


ली०--सचमुच इस ठंड में चाएक चीज है | कं i 
T क चीज है । कंपनी वालों को ठंड में 
बढ़ा देनी चाहिए | क्‍यों ? ` 


न०--कहीं अपनी यह राय किसी कंपनी को भेज भी न देना । 


ली० i pue चीनी डालकर दूध मिलाने से पहले) देखो, चा का रंग | 
म्हारी रेशमी टाई से मिलता-जुलता है। (रुककर प्रश्‍न के स्वर में ) 
कया बाहर जाने को तँयार हो गये ? (दूध डालती है । ) 


न०--नहीं di | 
ली०--यह सुबह से टाई पहन रखी है । 


न्‌०-- (चा को ओठों से लगाते हुए) यों ही देखना चाहता था कैसी लगती है? 
नयी है--कल ही लाया हूँ । 


n QW I. A 

ली०--( चा पीते हुए प्रशंसा के स्वरों में) वह भी मुफत--बिल्कुल मफत | 

न०--मे कल गया था मदन खन्ना के यहाँ । बहुत-सी वरायटीज़ देखीं । दो 
टाइज पसन्द कों । ली एक ही 1 लकिन उसने दोनों टाइज बण्डल में बाँध 
दीं और दाम एक ही के लिये । 

ली०--(चा का घूंट लेते हुए) तो यह टाई तुम्हे लौटा देनी चाहिए | 

न०--कयों लौटा देनी चाहिए ? आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा देना चाहिए? 
जो चीज आप-से-आप आ जाय--आ जाय | 

ली०--वह चोरी नही है ? 

न०--चोरी क्यों? में उसके सामने लाया हूँ | उसने अपने हाथ से बण्डल बनाया। 

ली०--पर दाम तो आपने एक ही के दिए | 


न०--पर दाम भी उसी ने लिए । 


ली०--(रुष्ट होकर) यह वात आपके स्वभाव से अंब TE नहीं गई | जब 
आप पढ़ते थे, तब भी किताबों के खरीदने में आप एसी ही हाथ की 


सफाई दिखलाते थे | 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


658 
ल०-- (सिगरेट का घुँआ छोड़कर) और वे लोग हमें कितना लूटते हैं। यह्‌ 
भी तो सोचों -- | 
ली०--रोजगार करते É । न कमाये तो खायें क्या ? 


न०--(व्यंग से) न कमाये तो खाये qur? हमसे एक के चार वसूल करते 
है । ऐसे हे ये कमाने वाले कमीने पूंजीपति | 


ली०--यह सिद्धान्त आपने खूब निकाला | 
न०--मेरा सिद्धान्त क्यों, यह तो सोशलिज्म है। डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। 
ली०--यह टाई चाहे जितनी अच्छी हो। लेकिन (चन्दन का प्रवेश ) आज 


काफी ठंड है । 
(प्रस्थान) 
च०-- (š ले जाते हुए) हुजूर, अभी-अभी एक लड़की आई है। कुछ कपड़े 
लिए है । 


न०--(भोंहे सिकोड़ कर) लड़की है ? 


च०--हाँ, हुजूर लड़की है । कुछ बेचना चाहती है हुजूर अगर हुकुम हो 
तो-- 


(चन्दन का प्रस्थात) नवीन टाई के झूलते हुए छोर को हाथ में लेकर बार-बार 
झुलाकर देख रहा है । सुघालता का प्रवेश । खद्दर की वेश भूषा | उसके झाय-में GET 
का एक गट्ठर है । आते ही MEST को ज़मीन पर रखकर दोतों हाथ जोडते हुए -- 


वन्देमातरम्‌ 
- न०--(सिर हिलाकर) नमस्ते । कहिए ? 
सु ०--कल से खह्र-सप्ताह प्रारम्भ हो गया है । कुछ सदर न खरीदिएगा ? 
न०--खहुर में तो कोई क्वालिटी भी नहीं है। नो डिजाइन । 


सु०--(अनुरोध के स्वर में) आप लोगों को तो पहनना चाहिए । हाथ का कता 
और हाथ ही का बुना पहनने में कितना सन्तोष E i l 


न०--इस सायंस की एज' में गांधी जी का चरखा | के 
[सा $ मूस्कुराकर) ठीके 
एरोप्लेन के रहते हुए बैलगाड़ी से जल्दी DUNS 2d em i 


` ` 5 ï < धन-पमात्र am 3 


न०-- (प्रसन्नता स) अच्छा ? 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


A 


—— € 








659 


Oe £ E ° 
कुछ लोग तो आपके लेक्चर की हत-सी बातें लिखते भी जा रहे थे । 


um A 
au UT. हुए) में n किसी तरह अपने विचार प्रकट कर 
न स, यही मुझे आता हे, अच्छा, d के 
दिन है? TL, WX आपके पास कसे 
anes = z 

To E होकर) देखिए । बहुत तरह के ह । (गट्ठर खोलती है।एक 
2 Ea हुए) यह गांधी-आश्रम अहमदाबाद का है | चैक दस 
ज । बहुत अच्छा । जितना घुलेगा, उतना ही साफ आवेगा । 

"e — (हाथ में लेते हुए) अच्छा है, कुछ खुरदरा है । यों तो. . . . . 


qo — (दूसरा थान लेकर) यह मेरठ का है। इससे अच्छा 
s asss च्छा सुत तो इस डिजाइन 
का कहो मिलगा ही नहीं । सिर्फ़ एक रुपया गज है । 


To — हैं तो अच्छा | सबसे अच्छा यही है। df च्छा 
4 केन और इससे अच 
डिजाइन नहीं ? ; 
Yo —— इससे अच्छा डिज़ाइन दो-तीन दिन में आ जायेगा | 
Wo — तो फिर तभी न लाइए | 


Go - तो क्या में निराश होकर जाऊं ? इधर आपका इंइ्योरेंस बिजनेस भी 
तो चल निकला है । अब तो काफी रुपया आता होगा । 


To - फिर आइए । मुझे इस समय ज़रा विक्टोरिया पार्क जाना है। 
We - अच्छी वात है। जल्दी में कपड़ा भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं एक विनय 


E 


दाः चाहती. EN Ë Ge. nee cee 
न° — हाँ, कहिए । 


Wo - W 14 do स्टनली स्ट्रीट में कपड़ा बेचकर वहीं अपना गज भूल आई। 
.आपका मकान तो शायद de 20 है ? . . . 
- तो आपको कोई आपत्ति तो न होगी, अगर में अपना गट्ठर यहीं छोड़ 
जाऊ, वहाँ से अपना गन ले आऊ | 

We — नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर म॑ आपके आने तक न आ सके 
तो मेरा नौकर चन्दन आपको यह TEST दे देगा । 

(उसकी दृष्टि खूर के गटठ पर पड़ती ë | वह धी रे से उठता है | गद्ठर खोलता 
है । उसमें से एक थान निकलता है । उसे कुछ देर देखता है, फिर 
सोचते हुए उसे खोलकर देखता है । अपन कोट पर रखकर सूट का 
अनुमान करता ë । सिर हिलाकर सोचते हुए अलमारी के दराज भें बन्द 
कर देता ë । फिर चुपचाप आकर गठरी उसी तरह बाँध देता'है। ओर 

CO ljzm RuBt eredi हहे वतत! bye ॥क्ीक्व॥ का REA cl DES 


44-5 CHD/70 


660 


(खहूर के गट्ठर को देखकर) यह गठरी केसी ? 


qo — एक स्वयंसेविका खहूर बेचने आई थी। वह अपना गज यहीं कहीं भूल 
आई । लेने गई Ë | गट्ठर यहीं छोड़ गई है । कहती थी, रास्ते में व्यर्थ 
बोझ क्यों ढोऊं ? 


ato - तो क्या कुछ खरीदा आपने ? 

qo - नहीं तो, Set मुझे भी पसन्द नहीं आया । 

eto - आपको तो टाई पसन्द आती है ? 

Ho - (लज्जित होकर) लीला, मुझसे व्यंग न करो । तुम्हारा उपदेश 
___ बहुत सुन चुका | अच्छा, अब जाता हूँ । (नवीन का प्रस्थान) । 


ली० — आलमारी की दराज खोलती है | खहर का थान देखकर विस्मित 
होती है। निकालती है। (सोचते हुए) अच्छा, यह थान कहाँ से आया ? 
ओह, वे क॑से होते जा रहेहे ... ..... अच्छा, यह केसी आवाज'? 
(बाहर चन्दन और सुधा में बातचीत होती है, लीला सुनती हैँ ) । 


Wo - देखो जी, मेरे गटठर में एक थान कम हैं। कहीं अन्दर ही तो नहीं रह 
गया ? 


Wo — (wd स्वर से) अन्दर कंसे रह जायगा ? जैसा गट्ठर बाँध कर रख 
गई थी, वैसा ही बंधा रखा था, कसी बात करती हो तुम ? 


(लीला खहर के थान को दराज में बन्द कर दरवाजे की ओर पास आकर सुनने 


लगती है । ) 
Wo ¬ गट्ठर कुछ हलका जान पड़ा । मने खोलकर देखा तो एक थान 
कम था | 


ली० - (पुकार कर) चन्दन ? 

qo - (नेपथ्य से) हुजूर ....... 
ste - वया कोई बाहर है ? 

ao - जी हाँ, वही खहर बेचने वाली | कहती है एक थान कम है | 


Mo - हाँ, जब वे बाहर जा रहे थे तब मैने एक थान 
oie bo Ç 4 TH पसन्द किया था। वह 


Ar * ? 
o — म बुलाऊ ¦ 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


661 


ato — at सोचती < 
EM E है। सुघा का प्रवेश । वह हाथ जोड़ कर नमस्ते 
TAR £ देकर) बहन, माफ़ करना तुम तो बिना बतलाए 
T S । में भीतर थी । मेने एक खद्दर का थान ले लिया था | 
मत लिये बिना ही तुम चली गई । 


a =A a. a e 

१० — म समझी, गट्ठर da ही बँघा रखा Ë | उठाकर चली गई | 
vito - हाँ, क्या कीमत है आपके थान की ? 

सु० - सात रुपये सवा नौ आने | 


ato — (mi से नोर रि नका हु ` 
š नकालते हुए) यह लीजिए, दस रुपये का ने की 
दो रुपए पौने सात आने मुझे दे दीजिए । जा 


सु० - (कृतज्ञता से) धन्यवाद, मेरे पास भी नोट ही Š | रुपये नहीं है 
नोट भुनाकर दे देती dt हो ह । रुपय नहीं हे । अभी 


(नोट लेकर जाती है । चन्दन उसे घूरता है ) 


(नवीन का प्रवेश । चन्दन सकपका जाता है । खद्दर की टेबल पर देखकर नवीन 
विस्मयं मिले क्रोध से घबराये हुए स्वर में) 


qo - क्यों, यह ...... Gert का थान कहाँ से आया ? 
(सुधा का प्रवेश) 


Wo — (आइ्चर्यं से) यह .... . . .यह कैसे दो रुपए पौने सात आने | 
Wo — आपने यह खद्दर का थान खरीदा था न ? 
न० - मेने... .मेंने ...... मेने तो आपसे कह दिया था कि आप फिर 


आइए, आप फिर ....... : 
qo - हाँ, लेकिन आपकी श्रीमती जी ने इसे खरीद ही लिया । 
न० - मुझसे बिना पूछे ? 
Wo - आपकी श्रीमती जी ने दस रुपये का नोट दिया था । बाकी पैसे लौटाने 
` मेंकुछदेर हुई तो क्षमा करे । 


qo — खैर, क्षमा-वमा की जरुरत नहीं । पेसे भी उन्हीं को... .ऐं. . , 
अच्छा टेबुल पर रख दीजिए । 


qo — अच्छी बात है । वन्दे मातरम्‌ ( प्रस्थान ) । 
(नवीन कुर्सी पर बेबसी से गिर पडता हुआ-सा बैठता है 1) 
लीला आकर एकदम से नवीन के सिर पर हाथ रखती है, वह घबड़ाई हुई 


है | EA In Public Domain..Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








662 
to — (विहूवल होकर) क्यों, क्या हुआ ? कया चक्कर आ गया? चन्दन, 
जरा पानी लाना । 
wo - बहुत अच्छा हुजूर (दौड़ते हुए प्रस्थान )1 
eto — क्यों तबीयत आपकी Fat है ? 
qo - लीला, म॑ दुनिया बहुत बुरी समझता था, लेकिन -- 
ली० - (चन्दन से) चन्दन, तुम बाहर जाओ 1 


qo - लीला, सोशलिज्म के विचार रखते हुए भी एक आदमी सच्चाई के 
साथ रह सकता है | 


ली० - हाँ । 


Ho — वह लोगों के साथ बर्ताव रख सकता है । धनवानों से ल॑ड़ सकता š 
लेकिन सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ | वह बुकसेलर की क्रिताबें नहीं 
उड़ा सकता और खहर का थान ..... 


ato - जाने दीजिए | 


Wo - लेकिन लीला, मेरे स्वभाव ही में ऐसी बात हो गई थी । में देखता हूँ 
कि छुटपन की पड़ी हुई आदत बड़े होन पर भी नहीं जाती d 

ली० — अच्छा यह बतलाइए कि आपकी तवीयंत अब कसी है ? 

qo - (स्वस्थ होकर) नहीं, अब अच्छा हूँ । यों ही कुछ .... 

ato - तो कपड़े «xg उतार डालिए | कुछ हुलकापन हो । कालर-टाई 
की वजह से तो और भौ बेचेनी मालूम होती होगी, इसे उतार डालिए । 


Wo - हाँ, इसे उतार डालता हूँ । इस टाई को ठीक कर मदन सन्ना के यहाँ 
दे आओ। और कहो कि कल मेरे साथ यह भूलसे चली आई थी । 
wo - हुजूर अभी आप-- 


ली० — (आइचयं से) अरे ? 


We - (दृढ़ता से) अभी आप कुछ नहीं, इसी समय 
पानी लाओ, मुंह की कालिमा बो लू' । 


द वत की ओर हाथ बढ़ाता है। लीला विस्मय और प्रसन्नता से नवीन 
की ओर देखती रह जाती ë 1) 


लेकर जाओ । हाँ, जरा 


(परदा गिरता है Ay) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by thulakshmi Research Academy 








Z 663 


राम कुमार वर्मा 


ई० tae वर्मा लि अन्म मध्य प्रदेश में सागर जिले में सन 1905 
आप एक प्रतिभाशाली छात्र रहे š SECHS 

इच्छा थी और अपने वि à ff जी bl I में अभिनेता बनने की प्रबल 

व् वद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में सफल अभिनेता का कायं 

किया x आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पायी और SENEC 

म॑ अध्यक्ष रूप से सेवा-निवृत्त हुए । 


वर्मा जी एक सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक Š । हिन्दी काव्य में 
रहस्यवाद क्षेत्र में आपकी बहुमूल्य देन Š । आपने प्रकृति की विराट सत्ता में सर्वत्र 
ईश्वरीय संकेत को अनुभूति की है । चित्ररेखा' काव्य संग्रह पर आपको हिन्दी का 
देव qmm मिला है । 


` एकांकीकार के रूप में आपका व्यक्तित्व पूरा निखरा है । आप वस्ततः हिन्दी 
एकांकी के जनक हे । वर्मा जी मनोवेगों की अभिव्यक्ति में सफल हुए हे और अपना 
दृष्टिकोण में सर्वथा मौलिक है । आलोचना के क्षेत्र में आपकी कबीर विषयक आलोचना 
विशेष उल्लखनीय ë । हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन क्षेत्र मे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? का विशेष महत्व है | 


अभ्यास माला 10 


1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 
(क) चाय उलटने के समय लीला नवीन के साथ क्या प्रसंग छेड़ती है? 
(ख) सुधा, लता और नवीन में क्या वार्तालाप होता है ? 
(q) तो क्या में निराश होकर जाऊँ कथन से सुधा-लता का क्या अर्थ है? 
, (घ) सुधा-लता के प्रस्थान करने के पश्चात्‌ नवीनचन्द्र राय क्या करते हँ ? 
(ड) si अलमारी को खोलने पर, WEX का थान देखकर क्या सोचती 
है ? 


2. निम्नलिखित का प्रसंग सहित भाव स्पष्ट कौजिए : 

(क) सचमुच इस ठंड में चा एक चीज़ है। कम्पनी वालों को ठंड में चा की कीमत 
बढ़ा देनी चाहिए । 

(ख) इस सायन्स की एज' में गांधी जी का चरखा d 

(ग) वह लोगों के साथ बर्ताव रख सकता है । घनवानों से लड़ सकता है लेकिन 
सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ । 

(घ) मेरे स्वभाव ही में ऐसो बात हो गई थी । मैं देखता हुं कि छुटपन की पड़ी 
हुई आदत बड़े होने पर भी नहीं जाती । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


664 


3. लीला का चरित्र-चित्रण कीजिए । 
4. 'जरा पानी लाओ; मुंह की कालिमा धो लूँ ” इस कथन के आधार पर नवीन 
का चरित्र-चित्रण कीजिए L 


टिप्पणियाँ 


पाठ (1) 

'सत्य' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है | मन, वाणी और कर्म से 
सच्चा रहना सत्य” का आचरण करना है। सच्चे आचरण के लिए आदमी को निडर 
घनना होगा, कायर आदमी सच्चाई के मार्ग पर सदा नहीं चल सकता | यही अहिसा 
का मागे है। और इस प्रकार सत्य और अहिसा का परस्पर संबध & 


चिन्तामणि रत्न — यह एक रत्न माना जाता है जिस के मिलने पर व्यक्ति 
की सभी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं । 


खाँड़े की घार — तलवार की धार पर चलेगा तो पेर तुरन्त कट जाएगा | 
अतएव एक बहुत कठोर और निपुणता का कार्य है । 


पाठ (3) | 

‘जनम जनम मुनि जतन कराहीं, अन्त 'राम' कहि आवत नहीं ॥ अर्थात मुनि 
जन्म-जन्म यत्न करते हैं कि अन्त समय (मरते समथ) 'राम' का नाम आए, किन्तु 
मृत्य्‌ राम' कहते-कहते नहीं आती ë । हिन्दुओं में यह विश्वास है कि यदि मरते WW 
भगवान 'राम' का नाम जीभ पर आता रहे तो मोक्ष मिलता हे 1 


पाठ (5) 


इन्द्रासन - देवताओं के राजा इन्द्र हे । इन्द्र को अपने आसन की बड़ी चिन्ता 
रहती है 1 यह कहा जाता है कि यदि कोई आदमी सौ यज्ञ कर ले या बड़ा तपस्वी हो 
जाए, तो इन्द्र के स्थान पर वह देवताओं का राजा बन सकता Ë | इस कारण इन्द्र 
सदा यह चाहता है कि कोई इतना तपस्वी न हो पाए और वह उनकी तपस्या भंग 
करने का पूरा प्रयत्न करता रहता ë । 


यमराज - मरने के बाद लोगों को यमराज के पास पहुँचाया जाता Š । यमराज 
Death-God हूं । 


पाठ (7) 
गुरुदेव - रवीन्द्र नाथ टंगोर, भारत के प्रसिद्ध कवि | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








665 
पाठ (9) 


महात्मा गांधी के निर्देशन में SEES 
nd ae ES d निर्देशन म॑ कांग्रेस ने अनक सामाजिक बुराइयाँ टूर कीं I 
हाथ जोड़ कर शक दूर करन के लिए कांग्रेसी सत्याग्रह करते थे । स्वयंसेवक 
š राब पानवालों से प्रार्थना करते थे कि शराब न पिएँ । 


पाठ (10) 


वन्दे मातरम्‌ । स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लोग मिलने प्र नमस्कार 
a RT 
T 
नमस्ते आदि न कर के बन्दे मातरम्‌ (भारत माता को प्रणाम) कहते थे । ` 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


qq खण्ड 
कविताएँ इतिहास के दृष्टिकोण से क्रम-बद्ध की Tig! किन्तु उत्तरोत्तर 

कठिनाई को देखते हुए पढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्रम का सुझाव है : 

_ 1. फूल और ater (11) 
- माँ, कह एक कहानी (12) 
. युद्ध और शांति (17) 
. वीरों का हो केसा वसन्त (19) 
. हल्दीघाटी (18) 
. वह तोड़ती पत्थर (; 
. रूप निर्माण (14) 
. चक्रान्तशिला (20) 
. बीती विभावरी जाग री (13) 
10. कँसे सन्देश प्रिय पहुंचाती (16) 


w t> 


© © NY o c A 


666 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


5 











फल और काँटा 
हें जनम लेते जगह में एक ही, 
एक ही पौधा उन्हें है पालता । 
रात में उन पर चमकता चाँद भी, 
एक ही-सी चाँदनी है डालता ॥। 
मेह उनपर है बरसता एक - सा, 
एक सी उनपर हवाएँ हे बही । 
पर सदा हो जान पड़ता ë हमें, 
ढंग उनके एक से होते नहीं ॥ 


छेद कर काँटा किसी की उंगलियाँ, 
फाड़ देता है किसी का वर-बसन | 


प्यार-डूबी तितलियों के पर कतर, 
भौंर का है वेध देता इयाम तन ॥ 


फूल लेकर तितलियों को गोद में, 
'भौंर को अपना अनूठा रस पिला | 


निज great औ”निराले रंग से, 
है सदा देता कली जी की खिला ॥ 
है खटकता एक सबकी आँख में, 
दूसरा है सोहता सुर-सीस पर। 
किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, 
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर di 
>-अयोध्यासिह उपाध्याय “fear 


667 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


668. 


अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध' 


खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में अयोध्या- 
सिह उपाध्याय का नाम बहुत आदर से लिया जाता है । आप का जन्म उत्तर प्रदेश के 
जिला आजमगढ़ में सन्‌ 1865 £o में हुआ था । प्रारम्भ में आप मिडिल स्कूल में 
अध्यापक हुए, तत्पश्चात्‌ कानूनगो / सरकारी नौकरी से अवकाश लेने के पश्चात्‌ 
आप लम्बे समय तक हिन्दू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक <ë | सन्‌ 1945 $o 
में आपकी मृत्यु हुई । 


उपाध्याय जी प्रारंभ में नाटक तथा उपन्यास लिखने की ओर आकर्षित हुए । 
प्रद्यूम्म विजय' और रुक्मिणी परिणय' आपके दो नाटक थे और 'प्रेमकान्ता', ठठ 
हिन्दी का ठाठ' और 'अधखिला फूल' उपन्यास थे । किन्तु प्रतिभा का विकास वस्तुतः 
कवि रूप में ही हुआ । खड़ी बोली (परिनिष्ठित हिन्दी) का प्रथम कवि होने का श्रेय 
आपको मिला है । अतेक छोटे-बड़े काव्यग्रन्थ हे किन्तु 'प्रियप्रवास! इनका सर्वश्रेष्ठ 
काव्यग्रन्थ हे | यह एक महाकाव्य है और इसमें कृष्ण को अवतार के रूप में चित्रित 
कर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । कवि के अतिरिक्‍त 'हरिऔध' योग्य 
आलोचक भी थे । आपने 'कबीरवचनावली' का सम्पादन किया है और “हिन्दी भाषा 
और साहित्य का विकास” नामक इतिहास ग्रन्थ भी लिखा ë । 


l उपाध्याय जी की भाषा कुछ काव्यों में मुहावरेदार सरल हिन्दी है और कुछ 
में संस्कृत शब्दावली प्रधान एवं समास बहुला है । आपका हिन्दी और संस्कृत दोनों 
के छन्दो पर समान सामर्थ्यं है । 


प्रस्तुत कविता फूल और काँटा' में यह दिखाया गया है कि एक ही पेड़ की दो 
सन्ताने des और ater, किन्तु दोनों के स्वभाव में कितना अन्तर हे । मानव 
परिवार में भी माता - पिता की अनेक संतानों में बड़ा वैषम्य मिल सकता ë । यह 
कविता इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि व्यक्ति को अपने माता-पिता पर नहीं, बल्कि 
अपने गुणों पर आदर-निरादर मिलता है, फूल और काँटों के माता-पिता एक ही हैं, 
किन्तु फूल को सब स्वीकार करते हे और काँटों को दूर रखते है । 


फूल और कांटा 
(टिप्पणियाँ) 


(1) पद्य में गद्य के समान वाक्य के अंशों का क्रम स्थिर नहीं होता है, अर्थात 

N. छन्द, , m EE à ह MSS होता रहता है । SA s समझने 
लए पद्य T अभिव्यक्ति का अन्वय 

आवश्यक होता है 1 Š ( Prose order ) करेना 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





669 
इस कविता की पहली पंक्ति लें : 
ii जनम लेते जगह में एक ही” 


— —— 
— ——— 
—— 


इसका अन्वय होगा “(वे ) एक ही जगह Š जनम लेते हैं । अन्वय के लिए पहले 
क्रिया को देखना चाहिए । क्रिया “है” दुरन्त मिल जाएगी । फिर जनम लेते” से 
यह्‌ घ्यान आएगा कि यह '& के साथ मिलकर सहायक क्रिया का उदाहरण है, अतएव 
जनम लेते हें यह क्रिया - अंश बनेगा | अव “जगह में', “एक ही' ये दो अंश बचते 
हे । जगह में" स्थान बताता है । 'एक ही' विशेषणात्मक है, अतएव किसी संज्ञा के 
पुव जाएगा। संज्ञा पास में एक ही है 'जगह', अतएव 'एक हो जगह P रूप बनेगा | 


जनम लेते हैं” का कर्ता इसमें नहीं है, वह शोषेक से मिल जाएगा। इस प्रकार 
(फूल और ster) एक ही जगह में जनम लेते हे ' । 


( 2) पद्य में कभी-कभी शब्द की ऐसी वर्तनी प्रयुक्त की जाती है जो छन्द में 
ठीक बैठती हो । इस कारण “जन्मों का 'जनम' हो गया है | 


(3) नीचे, अध्ययन की सुविधा के लिए, पूरी कविता का अन्वय दिया जा रहा 
है । कोष्ठक में शुद्ध वर्तनी अथवा अप्रकट अंश दिए गए है । - 


“(फूल और काँटा) एक ही जगह में जनम (जन्म) लेते हैं । एक ही पौधा 
उन्हे पालता है । रात में उनपर चमकता (हुआ) चाँद भी एक हो सी चाँदनी 
डालता है (1)! 


“उनपर एक-सा मेह बरसता है, उनपर एक सो हवाएँ बहीं ë । पर हमें जान पड़ता 
है (कि) उनके ढंग सदा एक से नहीं होते (g) (2)! 


"ster, किसी की ऊंगलियाँ छेदकर, किसी का वर-बसन फाड़ देता है । प्यार डूबी 
तितलियों के पर कतर (देता है ), भौंर (भ्रमर) का श्याम तन वेध देता है (3)। 
“फल, तितलियों को गोद में लेकर, भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों 


A 


और (और) निराले रंग से सदा जी की कली खिला देता है (4) 1 


“' (अतएव) एक (= काँटा) सब की आँख में खटकता है, दूसरा (=फूल) सुर 
ds (सुर-सीस) पर सोहता है a (कवि निष्कर्ष प्रस्तुत करता है ) कुल को बड़ाई 
किस तरह काम दे, जो किसी में (जैसे यहाँ काँटे में) (स्वयं) बड़प्पन की कसर 
(=कमो) हो” (5) ! 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


670 


(4) मुहावरा - आँख में खटकना, आँख में यदि धूल या मिट्टी का कण पड़ 
जाए तो वह खटकता रहता है और व्यक्ति उसे दूर करके ही आराम पाता है। काँटे 
को भी दूर कर के ही चेन मिलता है । 
जी की कली खिलना, कली खिल कर फूल बनती है। जी को कली माना गया है। 
जी की कली खिलना का अर्थ होगा हृदय का प्रफुल्लित होना! । 

(5) अब इन पद्यो के भावों का पूर्वापर समझना चाहिए । 

(1) और (2) अंश में इसका निर्देशन है कि दोनों का जन्म (heredity) 
और वातावरण (environment) एक-सा है फिर भी दोनों का 
आचरण एक-सा नहीं है । 

(3) अंश में काँटे के दूसरों को कष्ट पहुँचाने की प्रवृत्ति का वर्णन है । 

(4) अंश में फूल के दूसरों को सुखी करने की प्रवृत्ति का वर्णन Š । 

(5) अंश के पूर्वां में परिणाम की विभिन्नता पर प्रकाश है । 

(6) अंश के उत्तराधं में कवि का इस निष्कर्ष पर पहुँचना है कि न तो जन्म- 
दाता अथवा कुल से व्यक्ति बड़ा होता है, व्यक्ति अपने गुणों से ही बड़ा- 
छोटा होता है । यदि स्वयं में गुण न हों तो न अच्छे कुल में उत्पन्न होने 
और न अच्छ वातावरण में पलने से व्यक्ति को आदर मिलता है । 


~ 


अभ्यास माला 11 


- 'फूल और काँटा' कविता में कवि कया समझाना चाहता है ? 
- फूल का व्यवहार कवि ने किस प्रकार बतलाया है ? 
. काँटे किस प्रकार का व्यवहार करते है ? 
* क्या कवि ने इस कविता में फूलके साथ न्याय किया है ? 
- निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़ने के बाद भाव को अपने शब्दों 
में लिखिए-- 
है खटकता एक सबकी आँख में, 
दूसरा है सोहता सुर - सीस पर | 


किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, 
जो किसी में हो बड़प्पन को कसर | 


6. क्या आप कवि से सहमत है ? 


किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, 
जो किसी में हो बड़प्पन की कसर । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


on FP © N wm 





671 


योग्यता विस्तार 


1. TAM प्रकार का बनाइए जिसका Aga “फूल और काँटा ' रखा 


2. सोहता सुर सीस' में 'स' का वार-बार प्रयोग होने से एक विशेष सन्दरता 
आ गई है। एक ही व्यंजन T प्रकार की आवृत्ति को अनुप्रास अलं- 
कार कहते ë । इस कविता में ऐसे अन्य अंश भी चुनकर रखिए | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 12 
माँ, कह एक कहानी 
“माँ, कह एक कहानी ” , 
“बेटा, समझ लिया क्या तूने 
मुझको अपनी नानी ?' 
कहती है मुझसे यह चेटी । 
तु मेरी नानी की बेटी । 
कह माँ, कह, लेटी ही लेटी, 
राजाथाया रानी? 
राजा था या रानी? 
माँ, कह एक कहानी (1) 
“तु हे हठी मानधन मेरे, 
सुन, उपवन में बड़े सबरे, 
तात भ्रमण करते थे तेरे, 
जहाँ सुरभि मनमानी । ” 
“जहाँ सुरभि मनमानी ? 
हाँ, माँ, यही कहानी । ” (2) 
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, 
झलमलकर fgu-faea झिले थे, 
हलके झोंक हिले-मिले थे, 
लहराता था पानी 1” 
“लहराता था पानी ? 
हाँ, माँ, यही कहानी । ” (3) 
“गाते थे खग कल-कल स्वर से, 
सहसा एक हंस ऊपर से 
गिरा, विद्ध होकर खर-शर से, 


CC-0. In Public Domain. Digtigf y Muthulakshmi Research Academy 


€t 


673 


हुई पक्ष की हानी । ” 
“हुई पक्ष की हाती ? 
करुणा-भरी कहानी । ” (4) 
“चौंक उन्होंने उसे उठाया, 
नया जन्म-सा उसने पाया | 
इतने में आखेटक आया, 


लक्ष्यसिद्धि का मानी । ” 
“aeq-fafe का मानी ? 
कोमल-कठिन कहानी ।” (5) 


“माँगा उसने आहत पक्षी, 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी । 
तब उसने, जो था खगभक्षी-- 


हठ करने की ठानी । ” 
“gs करने की ठानी ? 
अब बढ़ चली कहानी 1” (6) 


“gat विवाद सदय-निर्दय में 
उभय' आग्रही थे स्वविषय में 
गई बात तब न्यायालय में 


सुनी सभी ने जानी । ” 
“सुनी सभी ने जानी? 
व्यापक हुई कहानी (7) 


“राहुल, तु निर्णय कर इसका 
न्याय पक्ष लेता है किसका ? 
कह दे निर्भय, जय हो जिसका । 


सुन लूँ तेरी बानी । ” 
“माँ सेरी क्या बानी ? 


मौ सुन रहा कहानी । (8) 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


674 


कोई निरपराध को मार, 
तो क्यों अन्य न उसे उबार? 
रक्षक पर भक्षक को वारे, 


न्याय दया का दानी U 
“न्याय दया का दानी ? 
तूने गुनी कहानी 1” (9) 
--मैथिली शरण गुप्त 


मंथिली शरण गुप्त 

आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में सन्‌ 1886 में हुआ था । आपके पिता 
बड़ निष्ठावान्‌ और भक्त कवि थे और माता भौ बड़ी श्रद्धालु महिला थीं । इस 
प्रकार राम-भक्ति और कविता करना आपको माता-पिता से मिला था । प्रारंभ में 
अपने गाँव में ही शिक्षा मिली, बाद में झांसी नगर में स्कूल में पढ़े । हिन्दी, संस्कृत 
और बांगला साहित्य का घर पर स्वाध्याय किया । गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा 
जाता है । भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण” उपाधि से अलंकृत किया था । आप 
बारह वर्षो तक भारतकी राज्य सभा के मतोनीत सदस्य भी रह चुके हैं । 
आप का देहान्त दिसम्बर सन्‌ 1964 में हुआ | 

खड़ी बोली (परिनिष्ठित हिन्दी) के स्वरूप निर्धारण और विकास में गुप्त जी 
का अन्यतम योगदान है | आपने खड़ी बोली को उसकी प्रकृति के भीतर ही सुन्दर 
सुघड रूप देकर काव्योपयूक्त रूप प्रदान करने का सफल प्रयत्न किया है । 
आप की भाषा सरल है । 

गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं g 'साकेत', 'यशोधरा', ‘grav’, “सिद्धराज”, 
“जयद्रथवध', 'भारत-भारंती आदि | इनमें मानव जीवन की प्राय: सभी परिस्थितियों 
का वर्ण है, किन्तु गुप्त जी भारतीय संस्कृति के बड़े प्रेमी और राष्ट्राभिमानी थे । 
आपने प्राचीन भारत का गौरवगान किया है। इस प्रकार उत्तर भारत में राष्टीयता 
के प्रचार और प्रसार में 'भारत-भारती' के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा 
सकता । 


र 'साकेत' आपका महाकाव्य है जिसमें उमिला का विरह वर्णन है । यशोधरा! 
में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्रण है । प्रस्तुत कविता यशोधरा से उद्धृत 
है । इसमें महात्मा बुद्ध के बाल्यकाल की एक घटना का उल्लेख है । तब बुद्ध का नाम 
सिद्धार्थं था और वे ज मार थे । उपवन में भ्रमण करते समय उन्हें एक शिकारी के 
m. विद्ध हँस गिरा मिला । उन्होंने हंस को अपनी गोद में उठा लिया । शिकारी 
उन्हीं. का चचेरा भाई था । उसने हंस को माँगा, सिद्धार्थ ने देने से मना कर दिया। 
बात बढ़ी और न्यायालय तक पहुँची । न्याय सिद्धार्थ के पक्ष में हुआ । यही कहानी 
à at wiser पुनूना जाहता है, माँ, SAME ीतना हेराइ Academy 








675 


अन्वय और टिप्पणियाँ 
(1) 1. बच्चा : “माँ एक कहानी कह” 


2. Wb: "der ! क्या तूने मुझको ' अपनी नानी समझ लिया (2)” 


XS 
3. बच्चा : “मुझसे यह चेटी (=नौकरानी) कहती है (कि) तू मेरी 
नानी की बेटी (है) । माँ ! कह (तू) लेंटी हो लेटी कह । राजा 

था या रानी । राजा था या रानी, माँ! एक कहानी (कह) U 


(2) 4. माँ: "E मानधन! तू हठी है । सुन । (कहानी का प्रारंभ होता 
है) । तेरे तात (=पिता) बड़े सबेरे उपवन में भ्रमण करते थे 


जहाँ सुरभि (--सुगंधित हवा) मनमानी (वहती थी)” 


5. बच्चा : “जहाँ सुरभि मनमानी (बहती थी) ? हाँ, माँ, यही 
कहानी (है, उसे ही कह) ' 
(3) 6. माँ : “(बहाँ) वर्ण-वर्ण (रंग-रंग) के फूल खिले थे, हिमबिन्दु 


= pr) 


(ओस) झलमलकर faa (चमके) थ 
7. बच्चा : “पानी लहराता था ? हाँ, हाँ, यही कहानी (कह) 
(4) 8. माँ: (azat) खग (पक्षी) कल-कल स्वर से गाते थे । (उसी समय) 
सहसा (म्=अंचानक) एक du खर-शर (=तीक्ष्ण तीर) से 
faz होकर (विध कर), गिरा । (उसके एक) पक्ष (==प॑ख) 
की हानी ( हानि) हुई U 
9. बच्चा : “पक्ष की हानी (हानि) हुई? (यह) करुणा-भरी कहानी 
(है) n 


(s) 10. माँ: “उन्होंने चौंक (कर) उसे उठाया | उसने (=हंस ने) नया 


जन्म-सा पाया । इतने में आखेटक (शिकारी) आया | वह लक्ष्य- 
थ n 
सिद्धि का मानी (अभिमानी) (था) 
11. बच्चा : “लक्ष्यसिद्धि का मानी था i (यह) कोमल (और) 
कठिन (न=कठोर) कहानी (&) । 
à m tar । किन्तु तेरे 
!' : “उसने आहत (= चोट खाया हुआ) पक्षी माँगा । E 
PX Ns (सिद्धार्थ, बाद में गौतम बुद्ध) रक्षी (रक्षा करने वाले) थे I 
(उन्होंने उसे पक्षी नहीं दिया) । (तब) उसन, जो खगभक्षी (पक्षी 
को खाने वाला) था, हठ करने की ठानी । 


+ ते की ? अब कहानी बढ़ चली 
1 eS करत की ठानी ? अब कह 


(है). 
45—5 CHD/70 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


676 


(7) 14. माँ : “(तब) सदय-निर्दय (=दयावान्‌ और दयाहीन) में विवाद 
(>-बहस) हुआ । उभय (=दोनों) स्वविषय में (अपने-अपने 
पक्ष में) आग्रही (==हठी) थे । तब बात न्यायालय में गई | सभीने 
सुनी (और) जानी 1” 

15. बच्चा : सभी ने सुनी (और) जानी ? कहानी व्यापक (mage 
लोगों में प्रसिद्ध हुई) | (कहानी समाप्त हुई) ?।” 

(8) 16. wt: (अपने बच्चे राहुल से कहती है) राहुल! तु इस का 
निर्णय कर (कि) न्याय किसका पक्ष लेता है। (तु) निर्भय (निडर) 
(हो) जिसका (जिसकी) जय हो, कह दे (F) तेरी वानी सुन 
idi 

17. बच्चा : माँ (इसमें) मेरी क्या बानी (है) ? (में) कहानी सुन रहा 
हूँ 1 (फिर भी कहता हूँ) कोई निरपराध (अपराधहीन हंस) को मारे 
तो कोई अन्य (दूसरा व्यक्ति, जैसे तात) उसे क्‍यों न उबारे। 
रक्षक पर भक्षक को वारे (=a) (क्योंकि) न्याय दया का 
दानी (=देने वाला) (है) à 

18. माँ : न्याय दया का दानी है ? (राहुल!) तूने कहानी गुनी (सही 
प्रकार समझ ली है) । 


टिप्पणियाँ 
(2) प्रायः नानी (माँ की माँ) छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाती ë । तभी 
माँ कहती है कि में कोई नानी थोडे हूँ जो सुनाऊं । 
(3) प्राय: कहानियों का प्रारंभ इस से होता है कि “एक राजा था और 
एक थी रानी s 
(4) मानधन=अभिमानशालो । 
(8) पक्ष की हानि अर्थात्‌ उसके एक पंख में गहरी चोट लगी । 
(10) लक्ष्य-सिद्धि : लक्ष्य=निशाना, सिद्धि--प्राप्ति, निशाना ठीक 
बैठना | 
(12) ठानना=निश्चय करना । 
(14) सदय-नि्दय : सिद्धार्थ दयावान्‌ थे, उनका चचे 


ure a रा भाई दयाहीन था । 
च्यायालय के निर्णय को नहीं बताया | वह यह परीक्षा ले रही 
fe — a I 
थी कि cul की मनोवृत्ति केसो है। यदि वह निर्दय होगा तो शिकारी 
का पक्ष लेगा, यदि वह दयावान्‌ होगा तो सिद्धार्थ का पक्ष लेगा | 


(17) न्याय दया का दानो है न्याय में 
(17) दानी है। न्याय में इसका ध्यान रखा जाता है कि दया- 


वान्‌ पक्ष की जय हो । रक्षा करने वाले f fi 
N c वाल का उस पक्षी पर अधि 5 
कार है, न कि हानि पहुँचाने वाले का | रपट 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


E EE या 


677 


अभ्यास माला 12 
` राहुल माँ से किस तरह की हठं कर रहा था ? 
* राहुल को माँ ने कौन सी कहानी सुनाई ? 
* इस कविता से महात्मा गौतम बुद्ध की किस विशेषता का ज्ञान होता है ? 
` राहुल से माँ ने क्यों प्रश्‍न किया ? 
न्याय पक्ष लेता है किस का ? 
कह दे निर्भय, जय हो जिसका । 


& UU N n 


5. निम्नलिखित पंक्ति माँ ने किस आशय के साथ कही-- 
“बेटा समझ लिया क्या तूने 
मुझको अपनी नानी ? ” 
6. निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए : 
“चौंक उन्होंने उसे उठाया, 
नया जन्म -सा उसने पाया । 
इतने में आखेटक आया, 
लक्ष्य-सिद्वि का मानी ।” 


“लक्ष्य सिद्धि का मानी ? 
कोमल कठिन कहानी ?” 


; योग्यता विस्तार 


1. 'कोमल-कठिन कहानी” में अलंकार बताइए । 

2. इस कविता का कक्षा में. सस्वर वाचन कीजिए | 

, प्त जी की यह कविता यशोधरा” से ली गई है । पुस्तकालय से 
निकालकर उसे पढ़िये | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


e 


पाठ 13 
बीती विभावरी जाग री 


बीती विभावरी जाग री। 
अम्बर पनघट में डुबो रही 
तारा-घट उषा-नागरी । (1) 


खग-क्रुल कुल-कुल-सा बोल रहा, 

किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लायी 
मधु-मृकुल नवल-रस गागरी । (2) 


अधरों में राग अमन्द पिये, 
अलकों में मलयज बन्द किये 


तू अब तक सोई है आली 
आँखों में भरे विहाग री। (3) 


जयशंकर प्रसाद 


जयशंकर प्रसाद 


जयशकर प्रसाद जी का जन्म सन्‌ 1890 ई० में वाराणसी में हुआ था । प्रसाद 
जी को परिवारजनों का अपार स्नेह प्राप्त था, किन्तु बाल्यकाल में ही ये सभी 
एक-एक करके चल बसे। इस सब ने इनके भावक हृदय को बुरी तरह 
झकझोर दिया । प्रसाद जी ने स्कूली शिक्षा बहुत कम पाई, किन्तु विद्वानों के 


सम्पर्क से आपका संस्कृत और अंग्रेजी पर गंभीर अधिकार हो गया था । आपका 
देहान्त सन्‌ 1937 $o Ñ हुआ | 


प्रसाद जी ने अपने छोटे से जीवन में हिन्दी साहित्य को जो भेटे दी हैं, वे हिन्दी 
की स्थायी सम्पत्ति हे और उसे उनपर सदैव अभिमान रहेगा | कवि और नाटककार 
के रूप में आप अद्वितीय हे । “कामायनी” आपका महाकाव्य ë | झरना, आँसू 
और 'लहूर' आपकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हुँ । य्य 


678 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्रसाद जी की भाषा ae 


679 


कृत प्रधान है | इनमें लक्षण और चित्रमयता के साथ 


नाद-सौंदर्य भी है । शब्द चयन सर्वथा भावानुकल है । 


बीती विभावरी जाग री' में प्रात:काल की शोभा का बड़ा भावपूर्ण और सजीव 


चित्रण है 


(1) 


(2) 


अन्वय 
विभावरी (=a) बीती । जाग री । 
ऊषा-नागरी अम्बर-पनघट में तारा-घट डुबो रही (है) । 


खग-कुल (=पक्षियों का समूह) ga-ga सा बोल रहा (है)। किसलय 
का अंचल डोल रहा (है)। लो, यह लतिका (==लता) भी मधु-मुकुल 
गागरी नवल-रस भर लायी । 


अधरों में अमन्द (= पूर्णतया) राग (=प्रेम) पिये, (और), अलकों 
में मलयज बन्द किए, आली ! q अब तक आँखों में विहाग भरे 
सोई है । 


टिप्पणियाँ 


कवि कहता है कि रात बीत गई है, अब जगने की बला है। 
अगली पंक्ति में कवि ने ऊषा (प्रातःकालीन वेला) को एक निपुण स्त्री 
माना है । गाँवों में प्रायः स्त्रियाँ pen से या नदी-तालाब के किनारों से 
asta पानी भरकर लाती हैं, वह स्थल जहाँ पानी भरा जाता है 'पन- 
घट' कहलाता है । पनघट स्थान होता है, घड़ा वह पात्र होता है जिसमें 
पानी भरा जाता है, निपुण स्त्रियाँ पानी भरने वाली होती हुँ । इस 
परिचित दृश्य की सहायता कवि ने ली है । 


qquz - आकाश (अम्बर) को पनघट माना है । 
घडा - ताराओं को घड़ा माना R | 
चतुर eft- ऊषा (dawn) को चतुर स्त्री माना है। 
जिस प्रकार चतुर स्त्री घड़े को पनघट में डुबो देती है, dU ही ऊषा 


ताराओं को आकाश में डुबो देती है प्रातःकाल बहुत सबरे ही तारे एक- 
एक करके डूबने लगते हूँ, उसी तथ्य को कवि ने इस प्रकार कवित्व 


शाली में प्रस्तुत किया है । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


680 


(2) जब घडा पानी में डबोया जाता हे तो कुल-कुल की सी ध्वनि होती 
है, पक्षियों की ध्वनियाँ इस घड़े saa से उत्पन्न ध्वनि के समान है | घडा भरते समय 
स्त्री के आँचल प्राय: उडते Š | 


किसलय नयी लाल-लाल पत्तियों को कहते हे । हवा से जब किसलय हिलता है 
तो कवि को एसा लगता है कि आँचल (स्त्रियों की धोती का एक भाग) हिल रहा 
है । 


लता को स्त्री माना गया है किसलय को उसका आँचल माना गया है। घड़ा 
लता की कलियाँ g 1 कली और घड़े में आकार की समानता भी है । दोनों में रस भरा 
होता है | लता रूपी स्त्री अपन मधुपूर्णं कली रूपी घड़े में नया रस भर कर ले आई। 


(3) उषा नागरी के रूपक को और आगे बढ़ाया गथा है। कवि कहता है कि 
वह होठों में भर-पुर प्रेम पिथे हुए हे प्रेम के लिए हिन्दी में एक शब्द “राग' है, इशका 
दुसरा अथं OT अथवा 'लालिम।' होता हे । उषाकाल में लालिमा बिखरी रहती š 
मानो ag लालिमा इस उषा नागरी के होठों के कारण है, ऐसा सोचा गया Š । 


इस उषा के अलकों (सिर के बालों की लटों) में मलयानिल (धीमी सुगंधित 
वायु) बेंधी हुई है । अलकें प्राय: मन्द वायु से हिलती ë । इस तथ्य से यह कल्पना की 
गई कि प्रातःकाल जो मन्द समीर (हवा) बह रही हे वह इसी नायिका के 
बालों की लटों से निकली है । 


हे आली (सखी), तु उठ । अब तक क्यों आँखों में रात की थकान अथवा 
मादकता लिए सो रही है । 


अभ्यास माला 13 
1. कवि ने 'बोती विभावरी जाग री” किस उद्देश्य से लिखी ? 


2. क्या कवि ने इस कविता में प्रात: काल का वर्णन किया है? यदि हाँ, तो 
अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए । 


3. क्या इस कविता में रूपक का प्रयोग किया गया है? रूपक की परिभाषा 
स्पष्ट करते हुए एक अन्य उदाहरण प्रसाद की कविता में से लिखिए i 


4. कविता को कंठस्थ करने के बाद f man 
कीजिए. नम्नलिखित रिक्त स्थानों क॑ पुति 


1. अम्बर पनघट में डुबो रही 


> 


681 


2. लो यह लतिका भी भर लायी 


*००००००००००००००००००००००००००००० 


अलकों में मलयज वन्द किये । 


योग्यता विस्तार 
1. कक्षा में भाव सहित इस कविता का पाठ कीजिए | 
2. एक चित्र बताइए जिसका शीर्षक 'बीती विभावरी जाग री' हो । 
3. प्रसाद की जिस पुस्तक से यह कविता ली गई है, उसको पढ़िए । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 14 


रूप निर्माण 
रम्य' रूप निर्माण करो हे, 
रम्य वस्त्र परिधान, 
रम्य बनाओ गृह, जनपथ को, 
रम्य नगर, वनस्थान (1) 


रम्य सृष्टि हो रूप जगत की, 

रम्य धरा श्रृंगार, 

बाहूय रूप हो रम्य वस्तु का, 
होंगे रम्य विचार (2) 


रम्य रूप हो मानवता का, 
अखिल मनोरम वेश, 

भाषा रम्य मनुजता का मन, 
वहन करे नि:शेष (3) 
भेद जनित माया, माया का, 
-ST करो विन्यास, 

मानव संस्कृति में विरोध sq, 
हो ऐक्य प्रकाश । (4) 


रूप रचो भव मानवता का, 
रूप भाव आधार, 
रम्य रूप मानव समूह हो, 


जीवन रूप विचार । (5) 


--सुमिव्रानन्दन पन्त 


? 682 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


< 


683 


सुमित्रानंदन पंत 


पन्त जन्म सन्‌ 1900 $o Ñ उत्तर प्रदेश में अल्मोडा जिले में हुआ था । 
शिक्षा काशी और प्रयाग में पाई | असहयोग आन्दोलन के कारण स्कूली शिक्षा छोड़- 


कर घर पर ही हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया । दरशन शास्त्र में 
आपकी विशेष रुचि रही । 


पंत जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं आप को सौन्दर्यं का भौ कवि 
कहा जाता Š 1 आपकी प्रमुख काव्य रचनाएँ हैँ - पल्लव, गुंजन, AFAT, उत्तरा, 
कला और बूढ़ा चाँद और लोकायतन । 


पन्त ने प्रगतिवादियों के साथ मिलकर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शोषण और 
उच्च-नीच भाव का डटकर विरोधकिया किन्तु आपकी प्रगतिवादी कविताओं में 
विचारधारा संतुलित और संयत है । पन्त पर भारतीय दशन का, विशेषतः अरविन्द 
के जीवन दर्शन का, बड़ा प्रभाव पड़ा है। हाल की रचनाएँ आध्यात्मिक होती गई 
Ë l 

काव्यकला की दृष्टि से पन्त बेजोड़ हैं । आपकी कविता में शिल्प का बड़ा महत्व 
है । भाषा में सरलता, मधु रता, लालित्य और सुकुमारता है । संस्कृत पदावली की 
प्रधानता है । 


अन्वय और टिप्पणियाँ 
अन्वय 


(1) हे, रम्य रूप निर्माण करो, रम्य वस्त्र परिधान करो, गृह (और ) जनपथ 
“ को रम्य बनाओ, नगर, (और) वनस्थान (को) रम्य (बनाओ) । 


(2) रूप जगत की सृष्टि रम्य हो, धरा श्रृंगार रम्य (हो) वस्तुका 
बाह य रूप रम्य हो, (एसा होने पर) विचार रम्य होंगे । 


(3) मानवता का रूप रम्य हो, अखिल (==सब)वेश मनोरम (हो) भाषा 
निःशेष (==सब) रम्य मनुजता (==भानवता) का मन वहन क्रे । 


(4) माया भेद जनित (है), माया का रूप विन्यास करो। मानव संस्कृति 
में विरोध sa, ऐक्य-प्रकाश (हो) | 


(5) मानवता का भव खूप रचो, रूप भाव -आधार (है), मानव समूह रभ्य 
रूप हो, जीवन-रूप विचार (हे) | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


684 
टिप्पणियाँ 


(1) कवि का यह अभिमत है कि ate बाहरी रूप, बाहरी faar, बाहरी 
घटनाएँ रम्य अर्थात्‌ सुन्दर हे तो हृदय तथा भावनाएँ विचार आदि भी 
सुन्दर हो जाएँगे। भीतरी हृदय की सुन्दरता बढ़ाने के लिये यह ara- 
इयक है कि ताहरी सभ्यता की वस्तुओं को भी रमणीक बनाया जाए। 


(2) पाँच पद्यांश हु । पहले-दूसरे में कवि प्रेरणा देता है कि बाहर की वस्तुओं 
को, AT कपड़े-मकान-वातावरण को, सुन्दर बनाइए, तभी विचार भी रम- 
णीय हो जाएंगे | तीसरे-चौथे-पाँचवे में मानवता (humanity) के संबंध 
में कहता है | यह सभी चाहते हे कि मानवता रमणीय हो, उसका सुन्दर 
और कल्याणकारी रूप हो । जब मानवता का बाहरी वेश सुन्दर हो 
जाएगा तो विचार भो सुन्दर होंगे और भाषा इन सुन्दर-सुन्दर विक?रों 
को व्यक्त करेगी | मानवता की सुन्दरता के अभाव के कारण मनुष्यों 
में आपसी फूट है । एक देशत्रासी दूसरे देशवासियों से द्वेष करते हे, 
लड़ते हैं, एक ही देश में देशवासी आपस में घृणा -हेष करते Š | यह 
विरोध भेद के कारण है | इस माया-विरोध का रूप स्पष्ट कर दिया जाए 
ताकि विरोध नष्ट हो जाए और एकता बढ़े | अन्तिम पद्यांश में फिर 
अपना भाव कहता है कि यदि मानव-समूह रम्य होगा तो विचार भी 
रम्य होगा क्योंकि विचार जीवन के अनुरूप होते हे और भाव रूप के 
अनुरूप होते हे | 


अभ्यास माला 14 


1. रूप निर्माण' कविता का केन्द्रीय भाव क्या है ? 
2. रूप निर्माण करने से क्या विचार भी रम्य हो सकते Š ? 
3. रम्य रूप निर्माण करो. में कौन-सा अलंकार है ? अनप्रास अलंकार के 
, अन्य उदाहरण deu | ^) 
4. क्या आप कवि d सहमत ë ? 
रम्य रूप मानवता का, 
अखिल मनोरम वेश, 
भाषा रम्य मनुजता का मन, 


वहन करे fes 
CC-0. In Public Domain. ed by Muthulakshmi Research Academy 


685 


5. निम्नलिखित अंश का अथ अपने छाब्दों में लिखिए :-- 
रम्य रूप मानवता का, 
अखिल मनोरम वेश, 
भाषा रम्य मनुजता का मन, 
वहन करे निःशेष । 
भेद जनित माया, माया का, 
रूप करो विन्यास, 
मानव संस्कृति में विरोध डूबे 
हो ऐक्य प्रकाश d 


योग्यता विस्तार 
1. मानवता पर लिखी हुई किसी अन्य कवि की कुछ पंक्तियाँ सुनाइए । 
2. पंत जी की कुछ अन्य कविताएँ भाव सहित सुनाइए | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 15 
वह तोड़ती पत्थर 


वह तोड़ती पत्थर, 
देखा उसे मेने इलाहाबाद के पथ पर- 
वह तोड़ती पत्थर। (1) 


नहीं छायादार 

पेड़ वह जिसके तले बंठी हुई स्वीकार ; 

श्याम तन, भर Far यौवन, 

नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन, 

गुरु हथौड़ा हाथ, 

करती बार बार प्रहार 

सामने तरु-मालिका अट्टालिका, प्राकार । (2) 


चढ़ रही थी धूप, 
Tq के दिन, 
दिवा ' का तमतमाता रूप, 
उठी झुलसाती हुई लू, 
रुई ज्यों जलती हुई भू, 
गदं चिनगी छा गई, 
प्रायः हुई दुपहर-- 
वह तोड़ती पत्थर । (3) 


देखते देखा मुझे तो एक बार 

उस भवन की ओर देखा, छिन्न-तार; 

देख के कोई नहीं, 

देखा मुझे उस दृष्टि से, 

जो मार खा रोई नहीं, 

सजा सहज सितार, 

सुनी मन वह नहीं जो सुनी थी झंकार | 

एक छन के बाद वह काँपी सुघर, 

ढुलक माथे से गिरे सीकर, 

लीन होते कमं में फिर ज्यों कहा -_ 
“मे तोड़ती पत्थर ।” (4) 


— निराला 


686 
CC:0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


687 


सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 


निराला जी का जन्म बंगाल में सन्‌ 1896 ई० 
अपना घर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में था । इस प्रकार हिन्दी और बंगला दोनों 
पर इनका अच्छा अधिकार था । इनके प्रारंभिक जीवन में aga विपत्तियाँ 
आई, साथ हो साथ इस कारण इनमें संघर्षो से जूझने की शक्ति आयी | एसे जीवन 
भर उनको आथिक संकट रहा । इनका देहान्त सन्‌ 1961 $o 3 हुआ | 


निराला की प्रमुख रचनाएँ हैं -- जुही की कली, गीतिका, अनामिका, तुलसी- 
दास, राम की शक्ति पुजा, अर्चना और गोत गुंज । 


निराला न में निराला à वे किसी भी प्रकार परम्परा को लीक पीटना नहीं 
चाहते थे । FRIT छन्द के बन्धन काटकर छन्द रहित कविता करना प्रारंभ किया । 
इनकी कविताओं में गीत बहुलता से हैँ जिनमें लय-ताल है और नाद-योजना | एसा 


ही विद्रोह इनका संस्कृति की कुरूढ़ियों से रहा है । 


निराला की भाषा अधिकतर संस्कृत प्रधान और सामान्य पाठक के लिए क्लिष्ट 
रही है । 


में हुआ था, यद्यपि इनका 


अन्वय और टिप्पणियाँ 
अन्वय 
1) वह पत्थर तोड़ती (थी), उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा, वह 
के € 
पत्थर redi थो । 

(2) वह पेड़ छायादार नहीं (था) जिसके तले बैठी हुई स्वीकार 
(थी) (इस स्त्री का) तन श्याम (था) यौवन भर (भरा) बंधा 
(था), नयन नत (थे), मन प्रिय-कर्म-रत (था), हाथ (में) गुरु 
(भारी) हथौड़ा (था) (जिससे) बार वार प्रहार करती थी I 


सामने तरु मालिका (वृक्षों की वाटिका), अट्टालिका और प्राकार (ऊंची 
दीवार थी) । 


(3) धूप चढ़ रही थी । गर्मियों के दिन (थे)। दिवा (सय) का तमतमाता 
रूप (था), झलसाती हुई लू उठी (थी), भू (पृथ्वी ) ज्यों (जैसे) 
जलती हुई रुई (थी), Te (रूपी) चिनगी छा गई (थी) । प्रायः 
(=लगभग) दुपहर हुई | 
वह पत्थर तोड़ती (थी) । 

(4) मुझे देखते देखा तो एक बार, छिन्न-तार (=रुक कर), उस भवन 
की ओर देखा । कोई नहीं देल के, मुझे उस दृष्टि से देखा, जो मार खा 
रोई नहीं | (उधर अट्टालिका में) सितार सहज सजा (था) (ओर) 
जो झंकार (कहीं नहीं सुनी थी) वह मेने T सुधर एक छन Š बाद 
काँपी, माथे से सीकर ढ़ लक गिरे | फिर कम में लीन होते ज्यों (जेसे) 
कहा, ^P पत्थर तोड़ती (E) । 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


688 


टिप्पणियाँ 
(1) इस कविता में एक गरीब मजदूरी से पेट भरने वाली स्त्री का वर्णन है। 
सड़क बनाने या मकान बनाने के लिए कुछ बड़ पत्थरों को तोड़ कर छोटे पत्थर 
बनाए जाते हे, यह काम प्राय: स्त्रियाँ करती हे । स्त्री मई - जून की कड़कड़ाती 
दोपहर में पत्थर तोड़ रही है जबकि सामने अट्टालिका है, जिसमें सभी प्रकार की 
सुविधाएँ हैँ और जिसमें संगीत की ध्वनि आ रही है । उस qa को देख कर स्त्री 
का अपनी दयनीय दशा को ओर ध्यान जाता है और लाचारी से वह पत्थर 


तोड़ने लगती है । 

(2) पद्यांश (1) : स्त्री युवती थी, नेत्र नीचे थे, मन पत्थर तोड़ने में लगा 
था, हाथ से पत्थर तोड़ रही थी । सामने एक फलवाले वृक्षों का बगीचा था, एक 
बड़ा-सा मकान था जिसके सामन ऊंची दीवाल थी | 

पद्यांश (2) : गर्मी में लू (गर्म हवा) चलती है और mer धूल sedi 
है | 
पद्यांश (3) : “जो मारखा रोई नहीं”--अत्यंत दयनीय दशा । यदि आप 
किसी को मारे और उस रोने के लिए मना करे, तो उसकी जो दयनीय दशा होगी, 
वह उस स्त्री की थी । 

“माथे से गिरे सीकर'--मस्तक से पसीने की बूंद टपक पड़ी | 


अभ्यास माला 15 


. “वह तोड़ती पत्थर” कविता का केन्द्रीय भाव कया है ? 

. पत्थर तोड़ती हुई स्त्री का रूप सौंदर्य कवि ने किस प्रकार वर्णन किया ë ? 
. दोपहर की गर्मी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए | 

इस कविता में कौन-सी पंक्ति सबसे अच्छी लगती है ? 

. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूति कीजिए 


चढ़ रही थी धूप 


n & o N m 





दिवा का तमतमाता रूप 








गदे चिनगो छा गई । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


— w 


689 


6. निम्नलिखित का aq अपने शब्दों में लिखिए :-- 
सुनी सेने वह नहीं जो सुनी थी झंकार । 
एक छन के बाद काँपो सुधर, 

EMH माथे से गिरे सीकर, 
लीन होते कर्म में फिर जो कहा-- 
“में तोड़तो पत्थर ।” 


योग्यता विस्तार 


1. परिश्रम पर किसी अन्य कवि की कविता éfe । 
2. इस कविता के आधार पर एक चित्र बनाइए । 
3. अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें इस कविता का सारांश आ जाए | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 16 

कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती 
दुगजल की सित मसि है अक्षय, 
मसि-प्याली sud तारक SU ; 
पल-पल के उडते पृष्ठों पर, 
सुधि से लिख श्वासों के अक्षर 

में अपने ही agata में 

लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती 1 (1) 


छाया पथ में छाया से चल, 

कितने आते जाते प्रति पल । 
लगते उनके विश्रम इंगित 

क्षण में रहस्य, क्षण में परिचित ; 


मिलता न दूत वह चिर परिचित 
जिसको उर का धन दे आती । (2) 


अज्ञात पुलिन से उज्ज्वलतर, 
किरणें प्रवाल तरणी में भर, 
तम के नीलम-कूलों पर नित, 
जो ले आती ऊषा सस्मित-- 


वह मेरी करुण कहानी में 
मुस्कानें अंकित कर जाती | (3) 
सज केसरपट तारक बेंदी, 
दृग-अंजन, मुद्‌ पद में मेंहदी, 
आतो भर मदिरा से गगरी; 
सन्ध्या अनुराग सुहाग भरी ; 
मेरे विषाद में वह अपने 
~ मधुरस की बूँदे छलकाती । (4) 
690 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


A 


691 


डाले नव धन का अवगुण्ठन, 
५ . दृग-तारक में सकरुण चितवन, 
पदध्वनि से सपने जागृत कर, 
इवासों से फेला मूक तिमिर, 
fata अभिसारों में आँसू से 
मेरी मनुहारें धो जाती । (5) 
-महादेवी वर्मा 


महादेवी वर्मा 


महादेवी वर्मा का जन्म सन्‌ 1907 $o Ñ उत्तर प्रदेश के फरुंखाबाद जिले में 
एक सम्पन्न परिवार में हुआ था । प्रारंम्भिक विक्षा इंदौर में हुई 1 बी० To तथा 
एम०ए० प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ 
की प्रधानाचार्य हुई । भारत सरकार ने आपको साहित्य सेवा के लिए “qaq भूषण 
से अलंकृत किया । 


महादेवी जी की काव्यसाधना प्रेममय है । आपकी कविताएँ आत्मनिष्ठ हैं । 
अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को व्यापक सन्दर्भ देना आपकी विशेषता ë 1 महादेवी 
पर अध्यात्म की छाप ë | वेदना को अलौकिक प्रियतम को अध्यात्म-पुरुष और 
विरह को आत्मा का परमात्मा से विछोह माना जाता है | 


महादेवी जी के मुख्य काव्य संग्रह हँ - नीहार, रश्मि, नीरजा, सान्ध्यगीत और | 
दीपशिखा । स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र संस्मरण ग्रन्थ ह, PT 
की कड़ियाँ विचारात्मक निबन्ध-संग्रह हें | 

महादेवी ने सरल संस्कृत-प्रधान भाषा का प्रयोग किया है । गीत में चित्रात्म- 
कता है। भाव, भाषा और अभिव्यक्ति हर प्रकार से महादेवी का स्थान असाधारण 
है । 


प्रस्तुत कविता में प्रत्येक पद्य में एक-एक सुन्दर चित्र है | 





। 


अन्वय और टिप्पणियाँ 
अन्वय 
(1) (में) सन्देश कसे प्रिय (पास) E Lr OMM 
= a) (और) अ 
मे होने E CS M Eh तारकद्वय मसि प्याली 
झरते (हैँ), उडते (हुए) पल-पलके (समय के क्षण-क्षण के) पृष्ठों 
पर इवासों के अक्षर सुधि से लिखती हूँ । i 
मैं अपने ही बेसुधपन में कुछ लिखती हूँ (और) कुछ लिख जाती (हूँ) । 


hoe यकी In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





692 


(2) छाया-से (-छाया के समान) छाया-पथ में चल कर कितने प्रतिपल 
आते-जाते (हैं )। उनके इंगित विश्रम लगते (हैँ), (वे) क्षण में रहस्य 
(=अपरिचित) (और) क्षण में परिचित (लगते है) । 
(किन्तु) वह चिरपरिचित ga न मिलता जिसको (q) उर 
(= हृदय) का धन दे आती | 

(3) जो ऊषा सस्मित, अज्ञात उज्ज्वलतर पुलिन से किरणें प्रवाल 
तरणी में नित तम के नीलम-कूलों पर ले आती (है), वह (ऊषा) मेरी 
करुण कहानी में मुस्काने अंकित कर जाती (है) 1 

(4) अगुराग-सुहाग भरी सन्ध्या केसर पट (और) तारक-बेंदी सज, दृग- 
अंजन (सज), मृदु पद में मेंहदी (सज), मदिरा से गगरी भर आती 
(है)। वह (सन्ध्या) मेरे विषाद में अपने मधुरस की AS छलकाती है। 

(5) निशि, नव धन का अवगुण्ठन डाले, दुग-तारक में सकरुण चितवन 
(डाले )श्वासों से मूक तिमिर फला, पदध्वनि से जागृत कर, अभिसारों 


A. 


में मेरी मतुहारें आँसू से धो जाती (हैं) । 


टिप्पणियाँ 
(1) महादेवी जी अंधकार से भयभीत नहीं होती हे,रात के अंधकार में अभि- 
सार (प्रिय से मिलन) होता है अतएव रात की प्रतीक्षा में नायिका 
बैठी है । इस कविता में पाँच पद्य हैं । पहले में पत्रमें अपने मन की पूरी 
बात लिखने में असमर्थता व्यक्त की है। 3, 4, 5 में क्रमश: किस प्रकार 
प्रातःकालीन ऊषा,सायंकालीन संध्या और रात्रि नायिका के हृदय में 
आशा एवं उल्लास उत्पन्न करती हे--इसका वर्णन है । 


(2) पद्यांश (1) 

पत्र लिखने में ( 1) रोशनाई (ink), (2) कलम, (3) कागज,और (4) 
ang पर लिख अक्षर (letters) आवश्यक होते g । यहाँ इन 
सबका ATT इस प्रकार Š 

मसिप्याली (६०) : आँखों की दोनों पुतलियाँ (pupil of eyes) 

मसि : आँखों से निकलने वाले आँसु । T आँसु काले नहीं है बल्कि सफेद 
(निर्मेल-शुद्ध भावना वाले) हूँ । ये लगातार बहते रहते हे और कभी 
समाप्त नहीं होते । 

कागज : समय के क्षण (moments of time) जैसे कागज के पन्ने हवा 
में उड़ते रहते ह वैसे समय के क्षण-क्षण उडते रहते | समय का 

.-उड्ना प्रसिद्ध ही है। ट 
कलम : स्मृति (gfa—memory ) स्मृति के द्वारा नायिका लिख रही है । 
अक्षर : जसे कागज पर लेखनो के अक्षर लिखे जाते हे, बैसे यहाँ स्मृति द्वारा 


समय पर RAAT के अक्षर लिखे जाते Z) निकलते हुए श्‍वास अक्षर Š | 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research ‘Academy 


693 


š किन्तु जव सब चीजें एकत्र हो जाती हैं और लिखने लगती हैं तो प्रियतम के प्रेम 
में इतनी ctr (तल्लीन) हो जाती है कि कुछ लिखना चाहती है और कुछ और 
ही लिख जाती हे | जो हृदय की ara प्रियतम के पास पहुँचाना चाहती थीं, वे वैसी 
की वेसी रह जाती थीं । 


(3) पद्यांश (2) 


d कभी बड़ा अन्धकार हो और सुनसान स्थान हो | ऐसे समय और वातावरण 
में कुछ छाया आतीजाती सी लग सकती है। नायिका का कहना है कि अन्धकार- 
पूर्ण मार्ग में छायामयी ( phantom-like.) + जाने कितनी आकृतियाँ 
प्रतिक्षण आती-जाती रहती हूँ । कभी-कभी लगता है कि वे कुछ अर्थपुर्ण इशारे 
| कर रहे हे । वे आकृतियाँ एक क्षण में तो रहस्य (पुर्णंतया अपरिचित) लगती हूँ, 

दूसरे ही क्षण वह कुछ परिचित लगती हे किन्तु ध्यान से देखने पर पता लगता है कि 
वे वास्तव में परिचित नहीं हैं । वे वे नहीं है जिन्हें नायिका आज्ञा कर रही थी । तब 
नायिका को यह दुःख होता है कि इन छायाओं में वह चिरपरिचित (बहुत दिनों से 
परिचित, उसका प्रेमी नहीं है जिसे वह अपने हृदय का प्रेम अपित करती । 


(4) पद्यांश (3) 


किन्तु यह निराशा बनी नहीं रहती है । ऊषा आकर उसकी करुणापुणे कहानी 
में मुस्कराहट (उल्लास) भर देती है । 





यहाँ पर नदी के दृश्य से सहायता ली गई है । नदी के दो किनारे है, एक किनारे 
से जो दूर का है और जिसमें इस किनारे से अधिक प्रकाश है, एक नाव इस किनारे 
में आती है जो कि अपेक्षाकृत अधिक अंधकारपूण है। इस नाव में कुछ सामान 
भरा है । पद्य में इस का वर्णन इस प्रकार Š 
नदी का दूर का किनारा-- पूर्वे दिशा जहाँ से लालिमा फूट रही 
अधिक प्रकाशमय है । 
नाव-- प्रवाल (dar) की बनी नाव है । यह नाव लालिमा का वह भंडार 
है जो प्रातःकाल सूर्य किरणों को लाता है । 
सामान-- सूर्य की किरणें जो अंधकार को दूर कर रही हैं । जो लालिमारूपी 
नाव में आं रही हैं । 
नदी का पास का कितारा-- यह समीप का किनारा है जहाँ सुय की किरण 
नहीं पहुँच पा रही है, इस लिए जहाँ तम (अंधकार) है । 


नाव लाने वाला व्यक्ति ऊषा जो sium (मुस्करा रही) है यह प्रकाश 
उसकी मस्कान के समान ë | ऊषा मत में उल्लास लाती है । 


है इस कारण 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





694 
(5) पद्यांश (4) 


संध्या भी नायिका के दुःख (विषाद) पूर्ण हृदय में उल्लास उत्पन्न करती el 
संध्या एक स्त्री के समान मानी जा रही है जो खूब सजी है, अलंकृत है। स्त्री जव श्रृंगार 
करती है तो पीला कपड़ा (वस्त्र) पहनती है । (यहाँ आकाश की संध्याकालीन 
लालिमा केसरिया कपड़ा है); माथ में बेंदी लगाती है । (यहाँ जो तारे निकल आये 
हे उनसे बेंदी बन गयी है ); आँखों में अंजन लगाती है (अंजन काला होता है और 
महीन-महीन लगा होता है, अन्तरिक्ष में जो अन्धकार की रेखा आने लगी है, वह उसका 
अंजन है ) ; कोमल पेरो में मेंहदी लगाती है (मेंहदी भी लाल होती है, वह लालिमा 
सायंकाल में सहज ही है ) । एसे शगार कर स्त्री मदिरा से भरी गगरी लाती है। 
संध्या से भी नायिका को मदिरा-सा नशा हो रहा है । d 


(6) पद्यांश (5) 


संध्या के बाद निशि (रात) आती है । जब स्त्री अपने प्रेमी के पास चुपके से अपनी 
ओर से जाती है तो 'अभिसार' कहलाता है, जानेवाली स्त्री को 'अ भिसारिका” कहते ë 
अभिसारिकाएँ आधी-रात में अन्धेरे में मिला करती ë XN इन अभिसारिकाओं 
को अपने अन्धकार से सहायता पहुँचाती' है | 


रात, नथे-नथे काले बादलों को घ्‌'घट रूप में पहन कर नयनों में करुणा-पूर्ण 


~ 


दृष्टि रखे अपनी इवासों से निःशब्द अन्धकार फँलाकर अपने आने की ध्वनियों से 


सपने (प्रियतम आ रहे हैं ऐसी कल्पनाएँ) उत्पन्न करती z 
व्यथा को दूर करती है । Is हुई आती है और मेरी 


अभ्यास माला 16 
1. इस कविता का केन्द्रीय भाव क्‍या है ? 


2» इस कविता की कौन-सी पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगती d? 
3. निम्नलिखित का क्या अभिप्राय है ? 
(क) मसि-प्याली झरते तारक द्य 
(ख) में अपने ही बेसुधपन में । 
(ग) अज्ञात पुलिन से उज्ज्वलतर 
किरणें प्रवाल तरणी में भर 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











र ७ ०७१ आ a  - 


695 
4. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूति कीजिए : 





दृग अंजन, मुदु पद में मेंहदी 
आती भर मदिरा से गगरी 





5. महादेवी इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहती हँ? 
6. निम्नलिखित का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए:- 
छाया पथ. मं छाया से चल, 
कितने आते-जाते प्रतिपल । 
लगते उनके विश्रम इंगित, 
क्षण में रहस्य, क्षण मं परिचित । 
मिलता न दूत वह चिरपरिचित, 
जिसको उर का धनदे आती od 


योग्यता विस्तार 


1. इस कविता को याद कीजिए । 
2. कक्षा में इसे भावपुर्ण ढंग से पढ़िए । 


3. महादेवी की जिस पुस्तक से यह कविता ली गई है, पुस्तकालय से उसे 
निकालकर सभी कविताएँ पढ़िए | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 17 


युद्ध और शांति 


युद्ध का उन्माद संक्रमणशील है, 
एक चितगारी कहीं जागी अगर, 
तुरन्त बह उठते पवन उनचास हैं, 
दौड़ती, हसती, उबलती आग चारों ओर से ॥1॥ 


और तब रहता कहाँ अवकाश है, 

तत्व-चिन्तन का, गम्भीर विचार का 

युद्ध की ws चुनौती भेजी ' 
प्राणमय नर में छिपे शार्दूल को 1211 


रुग्ण होता चाहता कोई नहीं, 

रोग लेकिन आ गया जब पासहो . 

तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या? 

शमित होगा नहीं वह मिष्टान्न से ।3॥। : 


और जो अनिवार्यं है उसके. लिए 

खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है, 

तू नहीं लड़ता, न लड़ता, आग यह 
फूटती निश्चय किसी भी व्याज से an 


शान्ति-बीन तब तक बजती है 
नहीं सुनिश्चित सुर में, 
स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक 
उठे नहीं उर -उर Š usn 


यह न बाह्य उपकरण, भार बन 
“जो आवे ऊपर से, 
आत्मा की यह ज्योति, फटती 
सदा विमल अन्तर से Welt 


696 . 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





Wee 





697 


शान्ति नाम उस रुचिर सरणि का, 
जिसे प्रेम पहचाने, 
खड्ग-भीत तन ही न, 
मनुष्य का मन भी जिसको माने ॥7॥॥ 
जब होती अवतीर्ण शान्ति यह, 
भय न शेष रह जाता, 
शंका - तिमिर - ग्रस्त फिर कोई 
नहीं देश रह जाता ।।8॥ 


--रामधारी सिंह दिनकर 


रामधारी सिह 'दिनकर' 


आपका जन्म सन्‌ 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था । आपने 
प्रारम्भ में सरकारी नोकरी की और फिर मुजफ्फरपुर कालेज में हिन्दी प्राध्यापक 
नियुक्त हुए । सन्‌ 1952 ई० में आप भारतीय संसद्‌ के सदस्य निर्वाचित हुए । फिर 
ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। तत्पश्चात्‌ भारत सरकार में हिन्दी के 
विकास के परमोच्च अधिकारी हुए । 

दिनकर ने अपनी कविता द्वारा जत-मन में एक नयी चेतना उत्पन्न करने का. 
प्रयास किया है | छायावाद युग की जो कविता प्रेम और श्रृंगार के विषय को लेने के 
कारण स्त्रैण बन गयी थी उसको दिनकर ने अपनी ओजभरी वाणी से नयी दिशा दी । 
दिनकर राष्टीय भावना के कवि हे और आप पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव है । 


रेणुका, हुंकार, रसवन्ती, सामधेनी, नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, 


तथा परशुराम की प्रतीज्ञा-आपकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं । “संस्कृति के चार अध्याय” 
में भारतीय संस्कृति पर निबन्ध d । इसके अतिरिक्त कई समीक्षात्मक तथा अन्य 
निबंध प्रकाशित हुए हें | 

प्रस्तुत कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है । इसमें युद्ध की अनिवार्यता तथा शान्ति 


की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है । 
अन्वय और टिप्पणियाँ 


अन्वयं 


1) ag का उन्माद संक्रमणशील है | (अतएब) अगर एक MES कहीं 
जागी (तो) तुरन्त उनचास पवन बह उठते ह, आग चार ओर से दौड़ती, 
हँसती (और) उबलती (है) | 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


698 


(2) और तब तत्वचिन्तत का (और) गम्भीर विचार का अवकाश कहाँ 
रहता है । युद्ध की लपटें नर में छिपे प्राणमय शार्दूल को चुनौती 
भेजतीं (हेँ)। 

(3) कोई रुग्ण नहीं होना चाहता है । लेकिन जब रोग पास आ गया हो तो 
तिक्त (==कड्वी) औषधि के सिवा क्या उपचार (है) ? वह (रोग) 
मिष्टान्न (मिठाई) से शमित नहीं होगा । 

(4) और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है । 
तु नहीं लड़ता, (और) न लड़ता (तो भी) किसी भी व्याज से यह आग 
निश्चय फूटती | 

(5) जब तक उर-उर में स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि नहीं उठे, तब तक शांति- 
बीन सुनिश्चित सुर में नहीं बजती:। 

(6) यह area उपकरण नहीं जो ऊपर से भार बन (कर) आवे। यह 
आत्मा की ज्योति सदा अन्तर (=हुदय) से फूटती (है) । 

(7) जिसे प्रेम पहचाने और जिसको (केवल) खड्ग-भीत तन ही न ( बल्कि) 
मनुष्य का मन भी माने, शान्ति उस रुचिर सरणि का नाम (है) । 

(8) जब यह शान्ति अवतीणं होती (है), (तब) भय शेष न रह जाता । 
फिर कोई देश शंका-तिमिर-ग्रस्त नहीं रह जाता । Er 


टिप्पणियाँ 


(1) पद्य (1-4) में युद्ध के विषय में और (5-8) में शान्ति के विषय में 
कहा गया है । 

(2) युद्ध के सम्बन्ध में प्रथम दो पदों में यह कहा गया है कि qz एक छूत की 
बीमारी की तरह है जो तुरन्त चारों ओर फैल जाता है। युद्ध 
प्रारम्भ होने पर आदमी विचार शक्ति खो. बैठता है | मनष्य के हृदय 
में जो पशु बसा रहता है, वह उठ जाता है । मनुष्य मनष्यता 
खो कर पशु के समान व्यवहार करने लगता है, „. ` 


(3) युद्ध के संबंध में अन्तिम दो पदों में युद्ध को अनिवार्य बताया गया है ।- 


जसे कोई बीमारी हो तो उंसका इलाज करना पडत 
र इता 
दवाइयाँ छोड़ कर कडवी दवाई देनी होती है। समाज $ M 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 











699 


(4) शान्ति हृदय की वस्तु है । यदि मन में शान्ति की अभिलाषा है तो शान्ति 
बनेंगी । ऊपरी शब्दों से, ऊपरी परस्पर सन्धियों (treaties & 


agreements) से शान्ति नहीं बन सकती । वह कोई बाहर की वस्तु 
नहीं है जो लाददी जाए । 3 E E 


कवि ने शान्ति की समानता बीन से दी है । बीन में तभी मीठे सुर 
निकलते d जब बजाने वाले के हृदय से शुद्ध ध्वनि निकले । 


शान्ति को अस्त्रो के जोर पर नहीं स्थापित किया जा सकता । तलवार 
के डर से डरा ao शान्ति की बातें मान भी ले तब भी स्थायी 
शान्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक मन भी न माने । 

जब शान्ति हो जाती है तो किसी को डर नहीं रहता । किसी देश को 
यह शंका नहीं रहती कि कोई पड़ोसी उस पर आक्रमण कर देगा | 
पद्यांश (1)--ऐसी प्रसिद्धि है कि पवन 49 हे, ये सब पवन (हवाएँ) 


= एक साथ चलते हे तब प्रलय (सृष्टि का नाश) होने वाला होता 
l 


~ 
[21] 
— 


— 
o. 
— 


अभ्यास माला 17 
. युद्ध के उन्माद को क्यों संक्रमणशील कहा है ? 
क्या युद्ध वास्तव में कडुवी औषधि है ? 
क्या बिना हृदय परिवर्तन के स्थायी शान्ति रह सकती है ? 
क्या शान्ति के पश्चात्‌ शंका और भय नहीं रह जाता ? 
निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए--- 
रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, 
` रोग लेकिन आ गया जब पास हो, 
faa औषधि के सिवा उपचार क्या ? 
शमित होगा वह नहीं मिष्टान्न dd 
, 'शंका-तिमिर? और 'शान्ति-बीन' में कौन-सा अलंकार है ? 


छा Ë oy oo 


o 


योग्यता विस्तार 


1. 'दिनकर' की किस रचना से यह कविता ली गई है ? उसकी अन्य कविताओं 
को कंठस्थ कीजिए । 


2. यद्ध से हानि-लाभ' शीर्षक पर 20 पंक्तियों का एक लेख लिखिए । 


3. 'शात्ति' पर लिखी किसी अन्य कवि की कविता सुनाइए । 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 18 
हल्दी घाटी 


नभ पर चमचम चपला चमकी, चम चम चमकी तलवार इधर | 


भैरव अमन्द घन-नाद उधर, दोनों दल की ललकार इधर II 
वह कड़-कड़ कड़-कड़ कड़क उठी, यह भीमनाद से तडक उठी 1 
भीषण संगर की आग प्रबल, बरी सेना में भड़क उठी ॥1॥ 


कल-कल कर उठी मुगल सेना, किलकार उठी ललकार उठी | 

असि म्यात-विवर से निकल qua, अहि-तागिन-सी फुफकार उठी 11 
राणा का ओज भरा आनन, सूरज समान चमचमा उठा | 
बन महाकाल का महाकाल, भीषण भाला दमदमा उठा ॥2॥ 

कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर, कुछ योधा पैदल ही आये | 

कुछ ले बरछे, कुछ ले भाले, कुछ शर से तरकस भर लाये ॥ 
रण-यात्रा करते ही बोले, “राणा की जय”, “राणा की जय। 


मेवाड़ सिपाही बोल उठे, शत बार महाराणा की जय' ॥3॥। 


घन घोर घटा के बीच चमक, तड़तड़ नभ पर तडिता तड़की | 

झन-झत असिकी झनकार इधर, कायर दल की छाती धडकी ॥। 
गज गिरा, मरा पिलवान गिरा, हय कटकर गिरा, निशान गिरा । 
कोई ASAT उत्तान गिरा, कोई लड़कर बलवान गिरा ।।4।। 


तो भी रख प्राण हथेलो पे, बेरी -दल पर चढ़ते ही थे । 


मरते, कटते, मिटते भी थे, पर राजपूत बढ़ते ही थे ॥ 


विकराल गरजती तोपों से, रुई सी क्षण-क्षण धनी T$ । 
उस महायज्ञ में आहुति - सी, राणा की सेना भुनी गई ।। 5॥। 


“श्याम नारायण पांडेय 


CC-0. In Public Domain. Digtized b70()ithulakshmi Research Academy 








— aimer. 








701 


श्याम नारायण पांडेय 


श्याम नारायण पांडेय का जन्म सन्‌ 1910 ई० में उत्तर प्रदेश के जिला 
आजमगढ़ में हुआ था । प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई । आपने वहीं से साहित्या- 
चाय परीक्षा उत्तीर्ण की । 

श्याम नारायण पांडेय ने आधुनिक युग में वीरकाव्य की परम्परा को खड़ी 
बोली में प्रवतित किया । हल्दी घाटी' का विषय महाराणा प्रताप और अकबर के 
बीच हुआ युद्ध है । यह एक प्रबन्ध काव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं "elg महा- 
काव्य में चितौड़ की रानी पद्मिनी के वीररस पुर्ण आत्मदान का वर्णन है । 


श्री पांडेय की भाषा में गति है । वर्णन प्रभावपुर्ण है। शब्दावली में बोलचाल 
में आने वाले अनेक उदूं शब्द ह्‌ । 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


अन्वय और टिप्पणियाँ 
š अन्वय 

नभपर चपला चमचम चमको, इधर तलवार चमचम चमकी । 

उधर अमन्द भैरव घन-नाद (है), इधर दोनों दलों की ललकार (है) 
वहं कड़-कड़, कड़-कड़ (कर) कड़क उठो, यह भीमनाद से तड़क उठी 
(है) । 

बैरी सेना में भीषण संगर (युद्ध) की प्रबल आग भड़क उठी | 

मगल सेना कल-कल कर उठी, किलकार उठी, ललकार उठी 1 " 
म्यानविवर से तुरत निकल असि (==तलवार) अहि नागिन-सी फुफकार 
उठी । राणा का ओजभरा आनन सुरज समान चमचमा उठा | 


कुछ (योधा) घोड़े पर, कुछ (योधा) हाथी पर, कुछ योधा tet हो 
आये । कुछ (योधा) बरछे ले, कुछ भाले ले (और) कुछ शर से तरकस 
भर लाये | (वे योधा) रण-यात्रा करते ही बोले राणा को जय 'राणा 
की जय?! । मेवाड़ सिपाही शत बार बोल उठ महाराणा की जय । 


घनघोर घटा के बीच चमक (कर), नभ पर तडिता (बिजली) तड़तड़ 
तड़की । इधर असि की झनझन झतकार (उठी), (उधर) कायर दल 
की छाती धड़की । गज गिरा, मरा पिलवान गिरा, हय (घोडा) कट 
कर गिरा,निशान (सेना का झंडा) गिरा, कोई लड़ता (हुआ) उत्तान 
(ऊपर मुह किए) गिरा, कोई बलवान लड़कर गिरा । 

ण हथेली पर (रख) वे बैरी दल पर चढते ही थे। राजपुत मरते 
a (4) eS PEE भी थे। पर वे बढ़तो ही थे। विकराल' 
गजरती तोपों से, (राणा की सेना) क्षण-क्षण रुई -सी धुनी गई 1 राणा 


यज्ञ में आहुति-सी भुनी गई । 
CC-0. NR SYNC e g 


igtized by Muthulakshmi Research Academy 


पाठ 19 
वीरों का कैसा हो वसंत ? 
(1) 
आ रही हिमाचल से पुकार 
है उदधि गरजता बार-बार 
प्राची-पश्चिम, भू-तभ अपार 
सब पुछ रहे हो दिगू-दिगन्त 
' वीरों का कैसा हो वसंत ? 


(2) 

फूली सरसों ने दिया रंग 

मध्‌ लेकर आ पहुँचा अनंग 

ag, वसुधा पुलकित अंग-अंग 
हे वीर-वेश में किन्तु कंत 
AT का कंसा हो वसंत ? 


(3) 

गल बाँह हों, या हो कृपाण 

चल-चितवन हो, या धनुष--बाण 

हो रस-विलास, या दलित-त्राण 
अब यही समस्या है Sta 
वीरों का कंसा हो वसंत ? 
(4) 

भर रही कोकिला इधर तान 

मारू बाजे पर उधर गान 

है रंग और रण का विधान 


मिलने आये हे आदि अन्त 
वीरों का केसा हो वसंत ? 





CC-0. In Public Domain. Digtized BOtuthulakshmi Research Academy 











705 
(5) 


कह दे अतीत अब मौन त्याग 

लंके ! तुझ में क्यों लगी आग 

ए कुरुक्षेत्र ! अब जाग जाग 

| बतला अपने अनुभव अनन्त 
वीरों का कैसा हो वसंत ? | 


(6) 
` हल्दी घाटी के शिला खंड । 

ए gt सिहगढ़ के प्रचंड ! 

राणा-ताना का कर घमंड 
दो जगा आज स्मृतियाँ ज्वलंत 
वीरों का केसा हो वसंत ? 
(7) 

भूषण अथवा कवि चन्द नहीं 

बिजली भर दे वह छन्द नहीं 

है कलम बंधी, स्वच्छन्द नहीं 
फिर हमें ward कौन हंत 
वीरों का केसा हो वसंत ? 

—सुभद्रा कुमारी चौहान 


सुभद्रा कुमारी चौहान 


जन्म में इलाहाबाद नगर 
भद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन्‌ 1904 में उत्तर प्रदेश के इ a 

में E संपन्न परिवार मे हुआथा । राष्ट्रीय आन्दोलन में सदा सक्रिय 
भाग लिया और कई बार जेल गई । काफी दिनों तक मध्य प्रदेश की असेबली की 
सदस्या रहीं | आपका देहान्त सन्‌ 1948 ई० में एक मोटर दुर्घटना में हो गया । 


श्रीमती चौहान की कविताओं में दो प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दिखायी पड़ती 
& - पहली तो राष्ट्रीय भावना की और दूसरी घरेलू जीवन की । आपकी राष्ट्रीय 
रचनाओं में समसामयिक देश-प्रेम और भारतीय संस्कृति m TE ome m 
कविता झांसी की रानी' ने राष्ट्रीय आन्दोलन में नवयुतकों को SIE zu T 
दी थी । घरेलू जीवन में नारी सुलभ ममता और sss E x कविताएँ 
‘fare और मकुल शीर्षक से संकलित होकर प्रकाशित हुई ë 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


706 

श्रीमती चौहान एक निपुण कहानीकार भी हँ । राष्ट्र-भावना से ओत-प्रोत आपकी 
कहानियाँ जीवन का मानवीय चित्रण प्रस्तुत करती ë । 'सीधे-सादे चित्र, fra? 
मोती' और 'उन्मादिनी' आपकी कहानियों के संकलन हू | 


अन्वय और टिप्पणियाँ 
अन्वय 
(1) हिमाचल से पुकार आ रही (है); उदधि (=समृद्र) बार-बार गरजता 
- है; प्राची (--पूर्व) -पश्चिम, अपार भू- नभ ( = --आकाश ), 
दिगूदिगन्त सब पुछ रहे है 1 वीरों का बसन्त कसा हो ? 


(2) फूली सरसों ने रंग दिया, अनंग (ED मधु लेकर आ पहुँचा, 
पुलकित अंग-अंग वसुधा वसु (लेकर आ पहुँची) । किन्तु कन्त वीर- 
वेश में हैं वीरों का बसन्त कंसा हो ? 


(3) aerate हों, या कृपाण हों । चल-चितवन हो या धनुषबाण (हो) । 
रसविलास हो, या दलित-त्राण हो | अब यह समस्या तुरन्त कठिनाई 
से अन्त होने वाली है । वीरों का कंसा बसंत हो ? 


इधर कोकिला तान भर रही है, उधर मारू बाजे पर गान (है) । इधर 
रंग ओर (उधर) रण का विधान है। आदि (और) अन्त मिलने आए 
& 1 वीरों का कसा बसन्त हो ? 


(s) (€) अतीत ! अब मौन त्याग कह दे। हे लंके! तुझ में आग क्यों 
लगी । ए कुरुक्षेत्र! अब जाग जाग (और) अपने अनन्त अनुभव 
बतला । 


(6) हे हल्दीघाटी के शिला खंड ! ए सिहगढ़ के प्रचंड दुर्ग ! तू (क्रमशः) राणा 
(प्रताप सिंह) और ताना (तानाजी) का घमंड कर | आज ज्वलंत 
स्मृतियां जगा दे । 


(7) (आज) भूषण अथवा चन्द कवि नहीं (हु), (आज) वह छन्द नहीं 
ष T ; हीं (जो 
a c i A dise es d : | 
=g: , फिर वे (कि) वीरों 
S SD हमे कौन sara (कि) m का 


(4 


~ 


टिप्पणियाँ 


कवयित्री यह प्रश्न प्रस्तुत करती हे कि वीर-योधाओं l 
हो। भारत में बसन्त एक उत्सव का पर्व होता है। a as MM 
एक दुसरे से मिलते है, प्रकृति में कोयल कूकती है-इस :प्रकार आमोद-प्रमोद š 


युवजनों द्वारा बसन्त का स्वागत किया जाता 
CC-0. In Public Domain. Digtized by ताह, lakshmi Research Academy 








707 


कवयित्री अंग्रेजों से पराधीन भारत के युवकों के संबंध में बोधन कर रही है d 
उनके अनुसार वीरों का बसंत vd मनाना दूसरे ही प्रकार का होता हे । 
वे वीर वेश में कृपाण और धनुष बाण लेकर शत्रुओं के मान को दलित करते i 
a 5 = उन्हे उत्तेजना नहीं देतीं, प्रत्युत लड़ाई के बाजे ऊनमें जोश 

ते 


किन्तु इस प्रकार का प्रबोधन कौन करे ? इस ओर उन स्थलों से प्राथना की 
जा रही है जहाँ वीर योधाओं ने युद्ध किया था, उन कवियों से प्रार्थना की जा 
रही है जिन्होंने वीरों के लिए प्रबोधन काव्य लिखे थे । स्वयं नहीं बतला सकती 
क्योंकि पराधीन भारत में लिखने पर भी रोक थी । 


पद्यांश (1) भारत के उत्तर में हिमाचल (हिमालय) पर्वत है, नीचे दोनों 
ओर उदधि (समुद्र) है । 


पद्यांश (2) कामदेव काम (==प्रेम का देवता है) जो फूलों के बाणों से युवकों 
और युवतियों को प्रेमातुर बनाता है । 


पद्यांश (4) मारू एक प्रकार के डूम की तरह के बाजे हें जो लड़ाई के "RT 
में बजाए जाते ह | 

पद्यांश (5) लंका में राम ने राक्षसों से युद्ध किया था d कुरुक्षेत्र में महाभारत 
का युद्ध हुआ था जिसमें एक ओर पांडव थे और दूसरी ओर FE । 


पद्यांश (6) हल्दीघाटी में राणा प्रताप ने वोरता के साथ मुगल सम्राट अकबर 
की सेना का सामना किया था। सिहंगढ़ में तानाजी ने शिवाजी के 
आदेश से पहाड़ के ऊपर बना हुआ किला रातोंरात जीत लिया था । 
हल्दीघाटो राजस्थान में उदयपुर के पास है, सिहगढ़ महाराष्ट्र में 
पूना के पास हैं । 

पद्यांश (7) भूषण कवि ने मराठों के आदर्श नेता शिवाजी की वीरता के संबंध 
में कविताएँ रची थीं । चन्दवरदाई ने राजा पृथ्वीराज की शूरता गाई है 
जिन्होंने मुसलमानों के पहले-पहल के आक्रमणों को दूर किया था । 





अभ््यासमाला 19 


1. कवयित्री ने इस कविता की रचना किस उद्देश्य से की थी ? 

2. इस कविता में कौन-सा रस है? 

3. बसंत ऋतु कब आरम्भ होती है ? 

4. यह कविता किस समय लिखी गयी थी ? 

Se ATH तथा देश का नाम किस प्रकार से उज्ज्वल किया जा सकता है ? 


omain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
47—5 CHD/70 





708 
6. R कलम बेंधी, स्वच्छन्द नहीं” से कवयित्री का क्या अभिप्राय है ? 
7. निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए- 
(क) है वीर वेश में किन्तु कंत 
(ख) गलबांहे हों, या हो कृपाण 
(ग) भर रही कोकिला इधर तान 





योग्यता विस्तार 
1. इस कविता का सस्वर वाचन कक्षा में कीजिए । 


2. देश भक्ति की प्रेरणा देने वाली और कौन-सी कविताएँ आपने पढ़ी ë । 
उनको कक्षा में सुनाइए od 





CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








पाठ 20 


चक्रान्त शिला 
सुनता हूँ गान के स्वर । 
बहुत से द्रुत, बाल-चपल, तार, 
एक भव्य, मन्द्र गम्भीर, बलवती तान के स्वर nN 
में बन में हूँ । 
सब ओर घना सन्नाटा छाया है । 
तब क्वचित्‌ 
कहीं मेरे भीतर ही यह कोई संगीत-वृन्द आया ë ः 21 


वन-खंडों की दिशा-दिशा à 

गूंज-गूंज कर आते हे आह वान के स्वर । 
भीतर अपनी शिरा-शिरा से 

उठते हे आह.लाद और सम्मान के स्वर । 
पीछे, अध-डुबे, अवसान के स्वर । 
फिर सब से नीचे, पीछे, भोतर, ऊपर, 
एक सहस आलोक-विद्ध उन्मेष, 

चिरन्तन प्राण के स्वर ॥3॥ 


सुनता हूँ गान के स्वर 
बहुत से द्रुत, बाल-चपल, तार, 
एक भव्य, मन्द्र गम्भीर, बलवती तान के स्वर llall 


>-अज्ञेय 


CC-0. In Public Domain. Digtized ग Research Academy 


710 


अज्ञेय 


अज्ञेय जी का वास्तविक नाम सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन है आपका जन्म 
सन्‌ 1911 ई० में हुआ था । आपकी शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई थी i Run 
भारत को स्वतंत्र कराने वाले क्रान्तिकारियों में से रहे हे और इस' ug जेल में रह 
चुके हु । आपने अन्य आन्दोलनों में भौ भाग लिया और अनेक पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक 
We | कुछ दिनों तक आप (दिनमान? पाक्षिक के सम्पादक भी थे । 


अज्ञेय जी मुख्यतया कवि और उपन्यासकार ë, यद्यपि कहानी, यात्रा-साहित्य 
और आलोचना में भी आपने पर्याप्त लिखा है आपका उपन्यास शेखर-एक जीवनी” 
प्रेमचन्द के आदर्शवादी उपन्यासो की पृष्ठभूमि में एक व्यक्षित प्रधान खुला विद्रोह 
है । नदी के द्वीप' आपका दूसरा उपन्यास Š | 

कविता के क्षेत्र में अजेय जी के हरी घास पर क्षण भर” काव्य संकलन का 
क्रान्तिकारी महत्व है । अज्ञेय व्यक्ति और समष्टि के बीच सामंजस्य स्थापित करना 
चाहते हे । आपने प्रतीक, शब्द, बिम्ब, लय आदि में अनेक प्रयोग किये Ë । 
आप के गद्य और पद्य में जैसा समु चित शब्द - शिल्प और वाक्यों का कुशल विन्यास 
मिलता है dur अन्यत्र दुर्लभ Š । नये विचारों के अनुरूप ही अज्ञेय हिन्दी को एक 
नई भाषा दे सके É । 


अन्वय और टिप्पणियां 
अन्वय 


(1) (मे) गान के स्वर सुनता Ë । (उन स्वरों का वर्णन है), बहुत से द्रुत, 
TTT तार (स्वर सुनता हूँ) (और) एक भव्य, गंभीर, wm. 
वलवती तान के स्वर (सुनता Ë)! 

(2) में बन में हैँ । सब ओर घना सन्नाटा छाया है । तब क्वचित्‌ कहीं मेरे 

na कहीं मे 
भीतर ही यह कोई तवृन्द आया है | V 
(3) वन खंडों की दिशा-दिशा से आह वान के स्वर ds आते हैं 
Š SAT कर आते 
(फिर SUIT: और सम्मान के स्वर भीतर अपने शिरा-शिरा से = 

a l: LET अवसान के स्वर (उठते हे) फिर सबसे नीचे, पीछे, 

1009 on प्राण के स्वर उठते ह (जो) एक सहस अलोक 

(4) (1) के समान : 

टिप्पणियाँ 

मे गम पद्यांश में कवि कहता है कि मुझे गान 

aa 3 एशे गान के स्वर सुना हे 

दुसरे मद्धस्वर (low pitched en Í जो ANT खूब गति वाले हैं । 


बड़ी शक्ति वाले तान का स्वर है । वह Ue बीर 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy ` 


(1 


~ 








a कक्कय्या 


711 


पद्यांश (2) में वातावरण स्पष्ट किया गया है । सुनसान जंगल में गहरा सन्नाटा 
Š । तब कवि को सब स्वर सुनाई पड़ने लगते हें और ऐसा लगता है कि 
संगीतवृन्द (orchestra) हो । इस में नाना प्रकार के स्वर थे 
जिनका उल्लेख पद्यांश (3) में कवि कर रहा है । 


पद्यांश (3) स्वरों का क्रम इस प्रकार है-- 


आहे वान--आहूलाद और सम्मान-अवसान-चिरन्तन प्राण । ये बाहर से 
अन्दर की ओर बढ़ते गए हे | अन्तिम प्राण के स्वर ऐसे हे जैसे एक चमक हो जो हजारों 
प्रकाशों को वेध रही हो । यही आत्मा का गंभीर भव्य मन्द्र स्वर है | 


अभ्यासमाला 20 
(1) कवि ने 'चत्रान्त शिला' किस उद्देश्य से लिखी है? 
(2) 'मे वन में हूँ सब ओर घना सन्नाटा छाया है', से कवि का क्या अभिप्राय 
? 


(3) अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण दीजिए । 
(4) निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए 
तब क्वचित्‌ 





वनखंडी की दिशा - दिशा से 


— Y --- 





उठते हे आह लाद और सम्मान के स्वर d 


(5) उपर्युक्त रिक्त स्थानों को भरकर उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। 


योग्यता विस्तार 


प्रस्तुत कविता अज्ञेय के संकलन आंगन के पार द्वार' से ली गई है । , पुस्त- 


~ ` Y वताओं 
कालय से इस संकलन को निकालकर कक्षा में अज्ञेय की अन्य कविताओं को 


` 
लक र ऋजत्ना AWB ohan. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


शब्दार्थ सूची 
to impress, to mark 


अंकित करना 

अंग-अंग each andevery part of the body 
अंचल' i end of a garment 
asta. ; collyrium applied to the lashes 
अक्षय . imperishable, permanent 
अक्षर syllable, letter of alphabet 
अखिल' à all 

अज्ञात C unknown 

अटल' frm -. 

अट्टालिका lofty building, sky scraper 
अत्यावश्यक urgent 

अत: therefore 

अतिथि । guest 

अतीत past 

अदा performance 

अघर lip 

अघ-डूबे half वाव 

अधिकांश most 

अधूरा half-done, incomplete 
अध्यवसाय perseverance 

WAT Kamdeva, the god of love 
अनाक्रमण नीति non-aggression policy 
अनिवार्यं द 

अनुचित improper 

SREE experience 

अनुभूति-जन्य न 


born from experience 


CC-0. In Public Domain. Digtized bg Muthulakshmi Research Academy * 


713 


अनुयायी 
अनुरंजन 
अनुराग 
अनुवाद 
अनूठा 

अन्त करना 
अन्तर 
अन्तर 
अन्तिम 
अन्यत्र 
अपकारी 
अपना लेना 
अपनी अलग 


अपराध 


अपशकुन 
अपार 

(की) अपेक्षा 
अवलम्बित रहना 
अभागा 

अभिसार 

अमन्द 

अमर 

अमूल्य 

अम्बर 


- 


aq 
अर्थात्‌ 
अपित करना 
अलक 
अलग 


क 
अलौकिक In Public Domain. Digtized by 


follower 
entertainment 

love 

translation 

strength 

to end, to finish 
difference 

heart 

last 

anywhere else 
wicked, maleficent 
to own 

ones own 

guilt 

bad omen 

unlimited 

in comparison with 
to depend 
unfortunate, miserable, poor 
the place where lovers meet 
loud 

immortal 

invaluable 

sky 

meaning, significance 
i.e., that is 

to offer 

curl of hair 

different 


supernatural, unworldly 
Muthulakshmi Research Academy 


अवकाश 
अवगुण्ठन 
अवतीर्ण होना 
अवस्था-अनवस्था 
अवसान 
अविवकता 
असंग्रह 
असम्भव 
असफल 
असम्य 

असमय 

असर 

असहू य 

असि 

असोम 
अस्तगामी 
अस्तेय 
अस्त्र-शस्त्र 
अस्थिरता 
अस्पशंभावना 
अस्वाद 
अहिंसा 

अहि नागिन 
अहैतुक 

ata 
आंग्ल-ईरान 
आंग्ल-मिश्र. 
आँधी | 
आकर्षित करना 


714 


occasion 

veil 

to come down 

proper or improper state 
end, termination 
imprudence 

not storing things 
impossible 

unsuccessful 

uncivilised 

untimely 

effect 

intolerable 

sword 

unlimited 

setting 

non-stealing the property of others 
arms and armour 
instability 


untouchability 


not relishing any enjoyable thing 


non-voilence 

a female serpent 

without expecting reward 
eye 

Anglo-Iranian 
Anglo-Egyptian 

Storm 


to attract 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आखेटक 

आग 
आगा-पीछा 
आग्रही 
आचार 

आज के प्रसंग 
आतंक 


आतंकित करना 


आत्म-निर्भरता 
आत्म त्याग 
आत्म-संयम 
आत्मा 

आदत 

आदर 

आदशं 


` आदि-अन्त 


आधिपत्य 
आनन्द 
आनन्दपुर्वेक 
आनन 
आना-जाना 
आन्तरिक 
आपस 

आप से आप 
आपादमस्तक 
आभास 
आमंत्रित करना 
आरम्भ होना 


715 


hunter 


fire 

doubt, suspense 
persistent 

behaviour 

the present context 
horror, terror 

to terrorise 
self-dependence 
self-sacrifice 

self-restraint 

soul 

habit 

respect 

ideal 

beginning and end 
domination 

happiness, pleasure 
happily 

face 

coming and going 
internal 

mutual 

without effort, automatically 
fully from head to foot 
pre-knowledge, premonition 
to invite 

to start 


economic 


adum In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


716 


आराधना 
आराम से 
आरोग्य 
आलमारी 
आलिंगन 
आली 
आलोक-विद्ध ` 
आलोचना 
आवश्यकता 
आवाहन 
आविष्कार 
आशा करना 
आशावादी 
आश्चर्य 
आश्रम 
आस्था 
आहत | 
` आह लाद 
आह वान 
आहुति 
इंगित 
इकट्ठा करना 
इच्छा 
इन्द्रासन 
इष्टमित्र 
Seat 
उंगली 
उंह्‌ 
उक्त 
उग्र : 
CC-0. In Public Domain. Digtized 


worshipping, propitiation 
comfortably 

Arogya (name of a magazine) 
almirah 

embrace 

friend 

blooming 

criticism 

necessity 

invocation of a deity 
invention 

to hope 

optimistic 

wonder 

Ashram 

faith 

injured, wounded 
delight 

call 

oblation, offering 


gesture 


to collect, to gather 

desire 

the throne of Lord Indra 
fast friend 
god 

finger 
Interjection, expressing contempt 
above mentioned 
sharp 


by Muthulakshmi Research Academy 


उचटना 
उच्चारण 
उचित 
उचित रूप में 
उछलना 
उज्ज्वलतर 
उठना 
उतावली 
उत्तान 
उत्पादन 
safa 
उद्भावित होना 


उदार 

उद्देश्य 

उद्यत 

उद्धार 

उद्योग 

उद्योग करना 
उन्नत करना 
उन्माद 

उन्मेष 
उपकरण 
उपक्रम बांधना 
उपचार 
उपदेश 
उपदेश देना 
उपन्यास 
उपयोग करता 
उपरान्त 


717 


to lose interest 
utterance 

proper 

properly, reasonably 
to jump 

brighter 

to arise 

rashness, overhaste 
with upward face 
production 

ocean 


to be conceived, to give rise 
conception. 


generous 

aims and objects 
ready | 

deliverance 

industry 

to exert, to work 

to improve, to better 
madness 

twinkling (of the eyes) 
material, means 

to make a start 

cure 

preaching 

to give counsel, to preach 
novel 

to use, to apply 


after 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


to 


उपवन 
उपाय 
उबलना 
उबारना 
उभय 

उर 

उर-उर 
उल्टा 

ऊँचा 

ऊत-पूत 

ऊषा 

एक के चार 
एकता 
एकदम 
एकाघ 

एज 

एजेण्ट 
एरोप्लेन 
एशिया 

एक्य 

ओज 
ओत-प्रोत 
औद्योगिक 
औषधि 

कंत 

कंपित 
कटिबद्ध होनां 
कठिन 
कठिनततम 
कठिन-से-कठिन 


718 
garden 
waysand means 
to boil 
to save 
both 
heart 
in every heart 
back side, tail of a coin 
high 
stupid or silly acts 
dawn 
manifold 
unity 
utterly, at once 
a few 
age 
agent 
aeroplane 
Asia (name of a continent) 
unity 
vigour 
intermingled 
industrial 
medicine 
lover 
trembling 
to be ready, to be bent on 
difficult 
the most difficult 


the most iffic 
1 
CC-0. In Public Domain. Digtized by M dis Maron Academy 








719 


कठिनाई से with difficulty 
कड़-कड़ cracking sound 
कतरना to clip 
कब्जा रखना to hold in possession 
कमाना to earn 
कमी lack (of) 
कमीना a mean person 
कर hand 
करने योग्य worth doing 
कत्तंव्यपरायण dutyful 
काम work 
कर्म „action 
करुण pityful, pathetic 
करुणा i pity 
कलम pen 
कलर colour 
कली bud 
FLT dirt, filth 
कलुषित करना to make one wicked, to make dirty 
कलेजा heart 
कल्पना imagination 
कल्पना करना to imagine 
कवि poet 
कविता posi 
कस के forcefully 
कसर l deficiency 
कसर निकालना to retaliate 
कसर-वसर retaliation 
कसौटी test 

story 


FEEL, In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


काँटा 
कागज 

कायर 

कायरता 

कारण 

काल 

कालिमा 

काव्य 

किवा 

किरण 
किलकारी करना 
किसलय 

कीमत 
कुछ-का-कुछ 
कुछ और 

कुछ शब्द 
gerit 

कुत्ता 

कुत्सित 

कुरुक्षेत्र 

कुर्सी 

कुल 

कुल-कुल 
कुविचार 
कुशलप्रइन 
Had 

कूल 

कृतज्ञता से 
कृपा-पात्र 
कृपाण 
केटली 


720 


thorn 

paper 

coward 

cowardice 

cause 

time 

blackness 

poetry 

or 

ray 

to cry joyfully 

a young and tender leaf 
price 

quite contrary, 
something else 

afew words 

relatives, members of a family 
dog 

ugly 

Kurukshetra (name of a place) 
Chair 

family 

gargle sound 

evil thought 

welfare 

Stamina, guts 

bank 

with gratefulness 
favourite 


small sword, a Scimitar 


kettle 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








721 


केसरपट clothes of saffron colour 
HAST calendar 

कोकिला cuckoo 

कोमल' soft 

कोरिया Korea (name of a country) 
क्रोध anger 

क्रोधांध blind With anger 
्रोध-रूपी आँधी storm -like anger 

क्रोधी “angry 

कौआ crow 

क्लेश trouble, discomfort 
क्वचित perhaps 

क्वालिटी quality 

क्षणिक (देह) momentary, Gane 
क्षमा forgiveness, excuse 
क्षीण-वपु thin body 

क्षुद्रता narrowness 

खग bird 

खग-कुल' flock of birds 

खगभक्षी an eater of birds 
खटकना to click, to pinch 

खड्ग sword 

खड़ा करना to make one stand 

qe Khaddar, a hand spun cloth 
खर pointed, hard 

ate की धार edge of a sword 

खाने की वस्तु edible thing 

खाली करना to vacate 

leer to be drawn 


fa s= mixed heap, hotch-potch 
T 0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


722 





खिन्न sorrowful 

खुदा God 

खुरदरा ae coarse 
bloo 

= पोना to kill 

खोज search, inquiry 

खोलना to open 

गगरी jue 

गज yard-stick 

गज elephant 

गजब करता or wonders, to do in= 

TEST bundle 

गठन करता to organise 

गड़बड़ी disturbance 

गम्भीर serious 

गरजना et. thunder 

गर्द dust 

गर्मी Me 

गवं pride 

डा neck 

गली i lane 

गहरा deep 

WR a water pot 

गान tam 

FE to fall 

गिराना to throw down 

गुंजाइश possibility, chance 

गुण्डा goonda, ruffian 

TT quality 

गुनाह s 


: WEE X guilt, sin _ 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








गुनना 

TS 

गुरुदेव 
गुलदस्ता 
गुस्सा 

गुस्सा उतारना 


गूंज उठना 
गृह 

गोद 

गोली 
गोली मारना 
ग्लानि 
ज्ञान 
ग्यारह 
ग्रस्त होना 
ग्रहण करनी 
ग्राहक 

घट 

घटना 

घन 

घन धोर 
घन नाद 
घना 
घमंडी 
घमंड 
घरवाली 
घाटी 

घात 

घी 


723 


to commit to memory, to ponder 


(over) 
heavy 


Guru Ravindra Nath Tagore 


bouquet 


anger 


to retaliate (in order to pacify 


anger) 
to reverberate 
house 
lap 
bullet 
to shoot 
self reproach, remorse 
knowledge 
eleven 
to be afflicted 
to accept 
customer 
a water pot 
to lessen, to decrease 
cloud 
roaring cloud 
thunder 
dense 
haughty 
conceit, pride 
wife 
valley 
a blow, a betrayal 


ghee: (clarified butter) 


48-b Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


घी-दूध 
घोड़ा 

चन्द 
चम्मच 
चक्करदार सीढ़ी 
चकती 
चढ़ना 
चपला 
चमकता 
चमकना 
चमचम 
चमचमाना 
चरखा 
चरण 

चल 

चाँटा 
चाँदनी 
चा, चाय 
चार-पेसा 
चाहता 
चिन्तन 
चिन्तामणि-रत्न 


चिरन्तन 

चिहून 

चिकनी 

चिड़िया 

चिड़िया का qq 
चित्त 

चितवन 


724 
gheee and milk 
horse 
Chand, a poet 
spoon 
spiral staircase 
plate of metal 
to climb 
lightning 
shining 
to shine 
shining 
to shine 
spinning wheel 
foot 
unsteady 
slap 
moonlight 
tea 
some -money 
to wish 
thought 


a faultless _ gem. supposed to 
yield to its possessor all his 
desires. 


eternal 
sign 
smooth 
bird 
nestling 
mind 


glance 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 








725 





चिनगारी spark 
चिनगो a spark 
चिर परिचित well-acquainted 
चीज़ thing 
चीनी sugar 
चुनना to pick 
चुनौती challenge 
चुपके without resistance 
चुपचाप silently . 
चुपचाप without saying anything 
चुभना to pierce 
| चूकना to err 
चेटी maid servant 
| चेतना consciousness 
चेष्टा करना to attempt 
चेहरा face 
चैतन्य-लोक sensory world 
चोरी theft 
चौंकना to startle 
चौकीदार watchman 
छन्द metre 
छन्‌ (क्षण) moment 
छलकाना to spilt, to overthrow 
erdt heart, chest 
छाना to be spread, to spread 
छाया shadow 
छायापथ shadowy way 
छिन्नतार } with break . 
छिपना 10 710८ 
fei hidden 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





छुट्टी 
छ्टना 
छेड़छाड़ 
छोट से 
छोड़ना 
जग 

जगत 
जगना 
जगह 
जटिल' से जटिल 
जड़ से 
जतलाना 
जन 
जनपथ 
जन-मन 
जनवादी 
जन्म 
जमाना 
ज्योति 
जरा 

जल 
जलती हुई 
जल प्रवाह 
जलागार 
जल्दी 
ज्वलंत 
जागना | 
जागृति 
जागृत करना 
जान 


726 


holiday 

to leave 
teasing 

small 

to renounce 
world 

world 

to be aroused 
place 

the most complicated 
by root 

to inform, to make known 
person 

highway 

hearts of people 
socialistic 

birth 

to build 

light 

slight 

water 

burning 

water way 
water reservoir 
Soon. 

bright 

to awake 
awakening 

to arouse 

life 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


जान देना 
जान निकलना 
जान पहचान 
जान बूझ कर 
जिज्ञासु 
जिन्दगी 
लिम्मेदारी 
जिलाना 

जी 

जीतना 

जीत लेना 


जीना (जीवित रहना) 


जीव 
जुटाना 

जुटा हुआ 
झंकार 

झंडा 

झगड़ा 
झगड़ा 
झगड़ा-फसाद 
झड़प : 
झनकार 
झन-झन 
झरना 
झलकना 
झलमल' 
झाँकना 
शिझकना 
झिलना 

झुक जाना 
झुलसाती 


727 


to give one’s life 


to be in great agony, to be afraid of 


acquaintance 
knowingly 

one desirous of knowing 
life 

responsibility 

to give life to 
heart 

to conquer, to control 
to conquer, to win 
to live 

animal 

to engage, to gather 
to be engaged 
reverberation 

flag 

quarrel 

controversy 

quarrel & dispute 
encounter 

rattling 

rattling 

to fall off 

to look 

glitter of light 

to peep | 

to hesitate 

to shine 


to bow down 


CC-0. In Public Domain. Digtized by आहत Research Academy 


झुलसाना 
झूठा 
झोंका 
टाई 
टिकना 
टूटे हुए 
टेबुल' 
टोली 
टोस्ट 

ठंड 

ठंडा होना 
ठानना 
ठीक उसो समय 
ठीक होना 


ठुकराना 

ठेकेदार 

ठोंकना 

डंडा 

डंडा रसीद करना 
डंडों की वर्षा करना 
डंडों से आवाहन 
डायलेक्टिकल' मेटीरियलिज्म 
डालना 

डिजाइन्स 

डुबोना 

डेढ़ 

डोर 

डोलना 

ढालना 


728 


to scorch 
liar 

puff 

tie (necktie) 
to resist 
broken 
table 
group 

toast 

cold 

to breathe one's last 


to decide 


at that very moment 


to become tame, to be brought 
to terms 


to kick 

contractor 

to beat, to hammer 
stick 


to give a blow with stick 


' to give blows after blows with stick 


beating by sticks 
Dialectical Materialism 
to put 

designs 

to dip 

one and a half 

rope 

Swing 


to mould, to cast / 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


ढीला 
ढुलकना 
तंग 

तड़क उठना 
तड़कना 
तड़िता 
तत्वचितन 
तन 

तनाव 
तपस्या 
तबियत 

तम 
तमतमाना 
तमतमाना 
तमाचा 
तमाशा देखने वाले 
त्यागना 
त्याज्य 
तरकस 
तरणी 
तरु-मालिका 
afeat 
त्ल्ला 
तलवार 
तलाशी 
ताकना 
ताजा 
ताड़ी 
ताड़ीखाना 
तात 


729 


relaxed, loose 

to flow 

narrow 

to split with crackling sound 
to crackle 

lightning 
contemplation 

body 

tension 

devotion 

disposition 

darkness 

to burn 

burning 

slap 

spectator (s) 

to leave, to give up 
avoidable 

quiver 

boat 

grove of trees 

save me, save me 
storey 

sword 

search 

to peep, to glance 
fresh 

toddy 

wineshop, toddy house 
father 


í 


melody 


Talo, In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


तारक 
तारक 
ताकिक ` 
तारा 

तारा घट 
तिक्त 
तितली 
तिमंजिले 
तिमिर 
तिरस्कार 
तुच्छ 

तुरन्त 

तुले रहना 
ते करना 
तैयार रहना 
ते ल-समझौता 
तोड़ना 
तोप 
तोलना 
थान 


थोड़े- से 
.दकियानूसी 
दमदमा उठना 
दरवाजा 
दराज 

दपं 

दर्शक 

दर्शन करना 
दर्शन होना _ 


730 


star 
pupil (of eyes) 
argumentative 


star 


star compared with a pitcher 


bitter 

butterfly 
three-storeyed 
darkness 

scorn, contempt 
trivial 
immediately 

to be bent on 

to decide 

to be ready 

oil agreement 
to break 
cannon 

to weigh, to balanee 


a long piece of cloth 
length 


a few 

traditional, conservative 
to glitter 

door 

drawer 

pride 

Spectator 

to see 


to have a sight 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Reséarch DUNS 


of fixed 


is. 


दशेनार्थी 
दर्शनीय 
$T 

दुग जल 
दुढ़ आधार 
दृढ़ता 
दृढ़ता 
दृष्टि 
दृष्टि 
दलित 

e 

ETT 

qu 

दहल उठना 
दाम 
दिखाना 
दिग 

दिगंत 
दिवा 
द्वितीय 


दिशा-दिशा - 


-दीनता 
दीर्घेकालीन 
दीवाल 
दुःख 
दुःखदायक 
दुःसाहस 
दुपहर 
दुरम्त 


731 


visitor 

worth-seeing 

eye 

tear(s) 

firm ground 
firmness 
determination 

glance 

vision 

trampled 

two 

by 

ten 

to be shaken 

price 

to show 

direction, quarter 
end of the direction, horizon 
day 

second 

in every direction 
submission, meekness 
long lasting 

wall 

pain, sorrow 

one giving pain 
rashness, impertinence 
mid-day 

difficult 


swift 
GR. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


732 


दुघेटना accident 

दुश्मन enemy 

दुकान shop 

द्त messenger 

gH : milk 

दूर करना to do away 

द्र होना to be away 
देखने योग्य worth-seeing 

देख लेना to look at 

देर . delay 

देश country 

देह body 

द्वेष envy 

दोजख hell 

दोहरा double 

दोहराना to repeat 

द्रोह करना to betray 

धन्धा work, calling, profession 
धन्यवाद thanks 

Hw पडना to enter in group 
घड़कना to tremble 
धडाका explosion 

घन wealth, treasure 
धनुष bow - 

घमकी threat 

ध्यान लगाना to meditate upon 
घ्यानावस्थित to be in contemplation 
घ्यान-स्तिमित stillin meditation 
घ्यानं से carefully 

धमं duty, religion 
घमं सम्बन्धी religions 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


, 


733 


धरा earth 

धीरे-धीरे slowly 

धुंआ smoke 

adr to comb (wool) 

TN light, heat of sun 

ध्येय aim 

धोना to wash 

नगर city 

नज़र आना Y to come in sight 

ATT रखना to take care of 

qe acrobat 

aq bowed down 

नेदी river 

नभ sky 

नमस्कार का बहाना under the pretext of bowing for 
greeting 

नम्रता से humbly 

नयन eye(s) 

नया new 

न्याय just, proper 

न्यायालय court of justice 

न्यायपक्ष side of justice 

नर man 

नव new 

नवल fresh 

नशा intoxication 

नशा हिरन होता ' to come to senses, to be deintoxicated 

नशेबाजी addicted to an intoxicant 

नागरिक 5 civil 

नागरी clever 


grandmother (mother’s mother) 
cath Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


734 


to fall in difficulty 


नानी मरना 

नाम को रोना to curse some one 
नाम न लेना to keep aloof from 
नामर्द coward 

नाश ruin, destruction 
fing डालना to cast a glance 
निगाह eye(s) 

निचोइ essence 

नित daily 

निद्रा sleep 

निमंत्रण invitation 

नियंत्रण control 

नियम rule 

निरन्तर constant, incessant 
निरपराध innocent 

निर्णय decision 

faex merciless 

निर्दोष perfect, faultless 
निर्बोध ignorant 

निभंय fearless 

निर्माण construction 
निर्माण करना to construct 
निराकुल unperplexed 
निरादर disregard 

निराला beautiful, unique 
निरीह humble 

निरुत्तर speechless, silent 
निशान mark 

निशान 


ba i 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Mitffulakshmi Research Academy 


— 21. eiie 


अजय 


निशि 
निःशेष 
निश्‍्चयतः 
निश्‍चय करना 
निश्चल 
निष्ठा 
निष्पक्षता 
निष्फल 
निष्प्राण 
निःसार 
निःसारता 
नीति 

नीति 
नीरोग 
नीलम 
quer 
नौकर-चाकर 
ढलना 
तमाशा 

नो डिजाइन 
नृशंस 
qaqa 

पक्ष 

पक्ष 

पढ़ने योग्य 
पतलो 
पत्थर 

qq 

qq 


735 


night 
whole 
surely 
to decide, to determine 
motionless, transfixed 
faith 

impartiality 
ineffective 

lifeless 

of no value, worthless 
worthlessness 

policy 

ethics 

healthy 

sapphire 

behind the curtain 
servant 

to roll, to move 
spectacle, show 

no design 

cruel 

five-darts 

side 

wing 

worth-reading 

thin 

stone 

way 


position 


- foot 


Ko. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पदार्थ 
पद ध्वनि 
पनघट 


पनपना 
पन-बिजली 
प्यार डूबी 
प्याला 

पर 

परदा 

परदा डालना 
परम धर्म 
परमेश्वर 
पर्याप्त 
परवरिश करना 
परवाह 
पराधीनता 
परिचय 
परिचित 
परिणाम 
परितृप्ति 
परिधान 
परिहास 
परोपकार 
परोपकारी 
पल-पल 
पहंले पड़ना 
पवन 
पश्चिम 

' पहचानना 


736 


material 
sound of steps 


the periphery 


of a well 


where people draw water 


to prosper, to get 


hydro-electric 
full of love 
cup 

wing 


screen, veil 


to conceal, to cover 


highest duty 
God 


enough 


to support, to bring up 


care, concern 
subservience 
identity 
acquainted 


consequence 


delight, contentment 


garment 


joke 


benevolence, beneficence 


beneficent, benevolent’ 


every moment 


to come to ones Share 


wind 
west 


to recognise 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


strong 


etc, 














737 

पहलू side 
पागल mad 

x पाजी wicked 
पानी water 
पारस्परिक mutual 
पाश्चात्य जग western-world 
पाषाण प्रतिमा stone statue 
fm . drunkard 
पीटना to beat, to strike 
पीठ back 
पीना to drink 
पीलवान driver of an elephant 
पुकार call 
पुकारना e to call 
पुराने old; of long standing 
पुरुष man/male 
पुलिन bank of a river 
पुलिस के सिपाही policemen 
पुस्तक book 
पुस्तकीय bookish 
पुस्तिका booklet 
पछ tail 
पृंजीवादी j capitalist 
पूछना to ask 
पुज्य बुद्धि . reverence 
पूरा करना to complete 
पूर्ण सत्ताधारी sovereign 

A East (direction) 
पुव 
पृथक separate 
page 


त्यवा Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





पैदल 
पैमाना 
पैर 
प्रोत्साहन 
चौधा 
प्रकाश 
प्रकृत 
प्रमुख 
प्रगल्म 
प्रचंड 
प्रचलित 
प्रचारक 
प्रण 
प्रण लना 
प्रतिध्वनि 
प्रतिपादित करना 
प्रतिबद्ध 
प्रतिबिम्ब 
प्रतियोगिता 
प्रतीक 
प्रत्येक 
प्रधान 
प्रबन्ध 
प्रबल 
प्रभाव 
प्रभृता 
प्रयत्न 
प्रयोग में लाना 
प्रयोग 
` प्रवाल . 
प्रवाह 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


738 


` coral 


on foot 
scale 
foot i 
encouragement 
plant 

light, manifestation । 
natural 
chief P. 
bold, impertinent 
furious 

popular 

propagator 

vow 

to take a vow 

echo 

to start, to establish 
determined 

reflection 
competition 

symbol, sign 


each, every | 





chief, main 
arrangement 
strong 
influence, effect 
power 

effort 

to use 


application 


flow 





739 


प्रवेश entry 
f प्रबृत्ति tendency 
प्रशसा praise 
प्रश्न question 
| प्रहार करना to strike 
| प्राची east 
| प्राचीन ancient 
| प्राण ‘ life 
प्राणपण : whole heartedly 
प्राणमय full of life 
प्राणिलोक animal kingdom 
प्रायः often 
प्रार्थना prayer 
प्रिय lover, dear 
प्रियकम-रत engaged in one’s desired work 
प्रेम love 
प्रेरणा देना to inspire, to prompt 
फकीर saint 
फ़जूल useless 
फल result 
फाका starvation, fast 
फाडना to pierce, to tear 
किरता to walk aimlessly 
फिर भी s even then 
फिसादी : quarrelsome 
फफकारना to hiss 
फटना to start 
फूल flower 
फूलदान flowervase 
Ex at ही ay" Domain. Digtized by Mtthugkséssi Research Academy 





49--SCHDfyo 














740 | 
' 
बंगला Bengali language 2 
बगल side 
बचना to avoid 
बजाना to play 
बड़प्पन greatness 
बडबडाना to grumble 
बड़ाई greatness, excellency 
बंडल bundle 
बदलता to change 
बनना to become 
बनाना to make 
बवंडर spiral, a cyclone 
बरछा i lance 
बर्ताव behaviour 
बलवती vigorous 
बलषान powerful 
बसन cloth 
बसु jewel, wealth | 
बहूना to flow | 
बहना to blow 
बहुत कुछ to a large extent 
बहुत करके mostly 
बहुधा mostly 
बहुसंख्यक majority 
बाँध dam 
aig arm 1 
बाण प arrow 
sist words, voice 
Rd thing, talk 


बातचीक्त--0. In Public Domain. Digtized byCMinthedakstionResearch Academy 





741 
बादल cloud 
बाघा obstacle, obstruction 
बानी words 
बाल चपल nimble like a child 
बाहूय external 
बिधना to be pierced 
बिंधी blocked in the way 
बिगड़ उठ्ना to get enraged 
बिगाड़ discord, friction 
बिजली lightning, electricity 
बिना कारण without any reason 
बिल्कुल totally 
बीन lute 
बुड्ढा oldman 
बुद्धिमत्ता wisdom 
बुनियादी fundamental 
बुरा bad 
बुरा harmful 
बूँद drop 
बेचारा poor fellow 
1 बेधना to pierce 
बेफ़जूल wrong use for फजूल 
बेबसी helplessness 
बेसुधपन senselessness, trance 
बैठना to sit down 
बैरी enemy 
बैलगाड़ी bullock-cart 
बोझ load 
ata is 
बोतल bottle 


CC-0. Public Domain. Digtized by Munideshraiyesperteatademy 
ब्याज सं 





742 


chastity, celibacy 


ब्रह्मचर्य 

भक्त devotee 

भक्ति devotion 

भक्षक destroyer 

भगदड़ panic 

भडक उठता to be blown up into flame, flare up 
भय fear 

भयानक dreadful 

भरे filled in 

भलमनसी gentlemanliness 
'मलामानस gentleman 
भला-बुरा good or bad 

भव world 

भवन edifice, building 
भविष्य future 

भव्य grand, pretty 

भाँति kind, type 

भाग लेना to take part 
भाग्यवान prosperous, fortunate 
भार : burden 

भारतीय Indian 

भाला spear 

भाव emotion, sentiment 
भावना feeling, spirit 

भाषा language 

भाषाहीन j speechless 

भीड़ - crowd 

भीड़ चीरना daag (nə awa 
भीड़-भाड़ crowd 

भीत afraid 


भीतर CC-0. In Public Domain. Digtized byjNettulakshmi Research Academy 


743 


'भीत-भीत afraid 
भीमनाद roar 
भीरुता cowardice 
भीषण terrible, horrible, dreadful 
भुनना to be parched or fried 
भू ground, earth 
भूमि व्यवस्था land system 
भूलना to forget 
भूषण Bhushan (name of a poet) 
भेद difference 
भेद करना to distinguish 
Sa- जनित born by division 
भैरव terrible, awful 
stia eyebrow 
भोजन food 
भोर black bee 
मंथन stirring, moving 
मक्खन butter 
qued religion 
मजाल courage, strength 
मटका large earthen pot 
मत-निर्माण to create public opinion 
मदद करना to help, to aid 
मदिरा wine 

honey 
HU spring season 
RAR nectar 
SIS mind 
a deep 
WEE self wil led, arbitrary 
मनमाना 


humanity 
AAAI. à NI MES 
5 ec 0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
50—5 CHD/70 


मनुहार 
मनोरंजन 
मनोरम 
मय 
मर्मभेदी 
HAETT 
मलयज 


मसि 
महत्व 
महान 
महायज्ञ 
महाराज 
माँगना 
माधुयं 
मानधन 
मानना 
मानव-जीवन' 
मानव-प्रकृति 
मानव मात्र 
मानव-सत्य 

. भानव-स्वरूप 
मानवता 
मानी 
मान्य 
मामूली 
माया 
मारना 
मारूबाजा 


मागं 
मागे दशर्न 


744 
entreaty 


entertainment 
attractive 

with 

touching 

core of the heart 


born at Malaya mountain, 
coming from Malaya mountain 


ink 

importance 

great 

great sacrificial ceremony 
king 

to ask 

charm, sweetness 
respected, dignified 
to accept 

human life 
human nature 
human being 
human truth 
human form 
humanity 

proud 

acceptable 
ordinary 
unreality, delusion 


to beat 


a large kettle drum used for 


Martial song 
way, path 


C-0. In Public Domain. Digtizes aly twlakshmi Research Academy 


>... क. 





Co Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


3-50 


मार्ग-प्रदर्शन 
मालदार 
मालूम करना 
मित्र 
मिथ्या-भाषण 
मिल-जुलकर 
मिलना 
मिष्टान्न 
मीठा शब्द 
मील 

मुक्‍त करना 
मुकुल 
मृद्रा-स्फीति 
मुफ़्त 
मुस्कराना 
मुस्कान 
मुहाविरा 
मूक 

मृत्यु 

मेंहदी 


मेरठ 


मेवाड़ 

मेह 

मैत्रीपूर्ण 

मैदान 

मैदान साफ होना 
मैना 

मोटा 


745 


guidance 
very rich 

to know 
friend 

false speech 
with harmony 
to get 

sweets 

sweet word 
mile 

to free, to release 
bud, blossom 
inflation 

free 

to smile 
smile 

idiom 

silent 

death 


myrtle—the leaves of this plant 
yield a red colour with which 
Indian ladies stain the palms 
of their hands, sides of feet 
and their hands. 


Meerut (a city in the Western 
U.P.) š 


Mewar (name of a place) 

rain 

friendly 

open field 

to be cleared of every obstacle 
a black-bird 

thick 


मोहित होना 
मोहित करना 
मौज में 
मौन 

म्यान 

यथार्थ 
यथाथता 
यद्यपि 
यमराज 

याद करना 
युद्ध 
युद्ध-जज र 
युद्ध लोलुप 
युद्ध विभीषिका 
युद्ध-विराम 
युवा 

योग्य 
योजना 
योधा 

यौवन 

रंग 

रंज 

रक्‍तमय 
रक्षक 

रक्षा 

रक्षा करना 
रक्षा-संधि 
रक्षी 

रचना करना 


746 


attracted, charmed 
to enchant 

in good mood 
silent 

sheeth 

real 

reality 

although 

Lord of death 

to remember 
fight, war 
war-ravaged 

war crazy 
horrible deeds of war 
cease-fire 

young 

able 

plan, scheme 


warrior 


_ youth 


colour, beauty 


sadness, sorrow 


bloody 

saviour 

defence 

to save 

non- aggression pact 
defender 


to create 


Se SEIT T E to repeat. i 
< -0. In Public Domain. Digtized by Mute mi os Sit कक Jemy 








रण-यात्रा 

रत्न चिन्तामणि 
रम्य 

रस 

रस 

रस विलास 


रहन-सहुन का स्तर 


रहस्य 
राग 
राजनीति 
राजसेवक 
राणा 
राय 
राष्ट्र 
रास्ता 
राह 
रुकावट डालना 
रुख 

रुख करना 
र्ग्ण 
रुचिर 
RSE 

रूई 

रूखा 
रूखा स्वर 
रूप 
रोंदना 
रोकना 
रोग 
रोगी 


747 


battle march 

gem, jewel 

beautiful, agreeable 
liquid 

juice 

amorous play 
Standard of living 
secret 

love 

Politics 

Bovernment servant 
Rana, the king 
opinion 

nation 

way 

way 

to blockade, to hinder 
side 

to turn the face towards 
sick 

lovely 

angry 

cotton 

harsh 

harsh tone 

form - 

to trample 

to withhold, to prevent 
desease 

sick, diseased 


business 


usine ५ 
STREET In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


748 
Sri Lanka (Ceylon) 


लंका 

लक्षण sign, mark 

लक्ष्मी wealth, money 
लक्ष्य aim 

लक्ष्य करना 22 

लग जाना 20 
लगा देना topu: 

aga fighter 

लडखडाना to falter 

लतखोर one always getting kicks, a person 
(लातखोर) accustomed to kicks 
लतिका š creeper 

लपट flame 

लहराना पथ. ow 

लाठी asas 

लात मारना topics 

लानत reproach 

लाना to bring 

लालच i allurement, greed 
लाभ profit 

लाल ह Bee 

लाल-लाल reddish 

लीन होना to: be engaged 
लुभाना to allure, to entice 
लू hot wind 

लूटना to loot, to plunder 
लेक्चर lecture 

लोग 3i people 

लोहा Í iron 

वक्त time 


qud नः ° j 
देना Domain. Digtized by Mul RERS Esearch Academy 


749 








वन forest 
वर good 
वर्ण colour 
वर्ण-वर्ण़ each and every colours 
वर्षा करना to shower 
वश में under control 
वसंत spring season 
वसुधा ` earth 
वस्तु thing 
वस्तुत: really 
वस्त्र : clothes, cloth 
वहन करना to carry 
वाक्यहीन mute 
| वाटिका garden 
वाणी voice, speech, words 
वातावरण environment 
वादा (वायदा) pame i 
वालंटियर volunteer 
वाहक carrier 
विकराल eres 
विकराल terrible 
विकार malody 
विकार defect, a disease 
विकास development 
fara changed, distorted, deformed 
विचार 1069 (3), thought(s) 
विचार करना to think 
विचार शक्ति thinking pows 
वितरण distribution 


वित स्ता HAT Domain. Digtized by MARUSA P Soarch Academy 
विदेशी foreign 





विद्ध करना 
विधान 
विध्वंस 
विनय 
विन्यास 
विपक्ष 
विभावरी 
विभ्रम 
विमल _ 
विरुद्ध 
विरोध 
विरोधी 
विलास 
विलीन होना 
विवर 
विवाद 
विवेक 
विशाल 
विशाल अर्थ 
विशेष 
विशेषज्ञ 
विशेषरूप से 
fara 

विश्व युद्ध 
विद्वव्यापी युद्ध 
विश्वास 
विश्वासी 
विष | 
विषाद 
विस्तार 


750 

to pierce ' 
arrangement 
destruction 
request, 
arrangement 
rival, antagonist 
night 

amorous gestures 
clear 

against 
dissension 
contrary, opposing 
luxury 

to vanish 
cavity, hole 

_ dispute 
discretion 
vast 

wide sense 
special 
expert 
specially 
universe 

world war 
world war 
confidence, faith 
believer 

poison 

grief, sorrow 


expansion 


ESSEEN Domain. Digtized by Mutf¥ifBsiNdlysearch Academy 


751 


विस्फोटक explosive 

fag वल distressed, perturbed 
वीर hero 

वीर-वेश dress of a hero 

वृद्ध old 

वृद्धावस्था old age 

वेरायटीज़ varieties 

वेश dress 

वेश्या prostitute, harlot 
व्यंग, व्यंग्य sarcasm, sneer 

व्यक्ति individual 

व्यर्थ useless 

व्यवसाय profession 

व्याकुलता perplexity 

व्याख्या explanation 

व्यापक far ranging, wide spread 
व्यस्त busy, engaged 

व्रत vow 

शंका doubt, surprise 
शक्ति pea 

शक्तिमंत powerful 

शक्तिशाली powerful : 
शतवार hundred times 

शत्रुता eot 

शब्द word 

tam — to alleviate, to tranquillize 
नर arrow 

शरीक होना oe 

शरीर - Posy 

शरीर-श्रम न 7 


CC-0. d Public Domain. Digtized by Muthulaksho ese arch Academy 
शस्त्रीकरण 


752 


Te देना to support 

शान्त करना to pacify, to subside 
- शान्ति peace 

शान्ति-निकेतन Shanti Niketan (name of a place) 
शान्तिपुर्ण peaceful 

शान्तिपूर्णं ढंग से peacefully 

शान्ति योजना peace-plan 

शाब्दिक oral 

शाम evening 

शायद perhaps 

शार्दूल tiger (brute force) 
शाश्वत everlasting 

शास्त्र scripture (8) 

शासत्त government 

शिकार बनना to fall a victim 
शिक्षा instruction 
शिरा-शिरा every vein 

शिला-खंड stone-slab 

शीघ्र soon 

शुद्ध pure 

शुरू-शुरू में I in the beginning 
WATT decoration 

शेष रहना to remain 

शोभा देना to befit 
' श्याम black 

श्रद्धा trust, faith, confidence, respect 

श्रम labour 

श्रमिक labourer 

श्रेणी ` class 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


सवास 
संक्रमणशील 
संग 

संगर 
संगीत-वृन्द 
संग्राम 
संघर्ष 
संतुलित 
संदेश 
संभालना 
संलग्न 
संसार 
संस्कृति 
सकरुण 
सज्ञान 
सच बोलना 
सच्चा 
सजग 
सजाना 
सत्ता 
सत्पुरुष 
सत्य ' 
सदूभावना 
aaa 

सदा 
सदाचार 
सदाचारी 
सन्तान 
सन्तोष 


753 


breath 
contagious 
association 
fight 
musical-group 
struggle 
conflict 
balanced 
message 

to control 
busy, engaged 
world 

culture 

pitiful 

learned 

to speak truth 
truthful 
careful, heedful 
to decorate 
existence 
gentleman 
truth 

goodwill 
merciful 
always 
righteousness, piety 
righteous 

sons and daughters 


satisfaction 


oubt ; 
CCa blic Domain. Digtized by Muthuiaid QUE Research Academy 


संध्या 


evening 


754 


सन्नाटा silence 

सप्ताह week 

सपना dream 

सपरिवार with family 

सबसे ऊपर upper most 

सबरे in the morning 
सभा-समाज social gathering 
समझना to understand 
समझा जाना to be understood 
समझौता understanding, compromise 
समन्वयात्मक harmonious 
समय-असमय proper and improper time 
समस्या problem 

समाचार news 

समाज society 

समाना to contain 

समूह group 

सम्पत्ति wealth 

सम्पूर्ण whole, entire 
सम्पुर्णत: wholly 

सम्बन्ध relationship 
सम्बन्धित - related 

सम्भव possible 

सम्भव होता to be possible 
सम्भावना possibility 
सम्मान LEE Tenens 
सम्मुख before 

सरकार government 
सरणि path, way, course 
सरसों mustard (plant) 


सरासर In Public Domain. Digtized by Riy entirely ^^ Academy 
> 


सर्वे धर्म-समानता 
सर्वप्रथम 
सस्मित 
सह-अस्तित्व 
सहजबोध 
सहना 
सहमत 
सहमना 
सहमी हुई 
सहयोग 
सहयोग करना 
सहल 
सहविनाश 
सहस्र 
सहानुभूति 
सहारा 
सहिष्णुता 
सही 
सांस्कृतिक 
साक्षात्कार 
साथी 

साधन 
साधना 
साधन-मात्र 
साधारणतः 
साध्य 
सामने 
सामग्री 


755 


equality of all religions 
the first 
with smile, smilingly 
co-existence 
intuition 
to endure 
agreed 
to be frightened 
frightened 
co-operation 
to co-operate 
simple, without difficulty 
co-destruction 
thousand 
sympathy 
aid, help 
tolerance 
(I) admit, indeed, correct 
cultural 
interview, perception 
companion 
means 
accomplishment, devotion 
only means 
generally 
goal, objective 
in front of 


material 


CC-0. हिक सुरक्षा योजी tized by MuthulatgilgktieeedefenceeBihn 


सामू 


756 


सायंस x science 

साम्यवाद communism 

सार्थकता significance 

सारांश summary 

सारी whole 

सारी लीला whole show 

सावधानी से a carefully 

साहस courage 

fags Singh Garh 

सिचाई irrigation 

सिक्के coins 

सिखाना to teach 

सिगरेट cigarette 

सितार : a musical instrument, a kind of 
guitar 

सिद्ध होना to be proved 

सिद्धान्त principles 

सिद्धि attainment 

सिर्फ only 

सिवा except 

सीकर : sweat-drops 

सीखना 05 dca 

सीधा straight 

सीधा face-side, head of a coin 

सीस head 

सुगंध fragrance 

qux competent, dexterous 

सुन्दर beautiful 

सुधार reformation 

सुधारना ह to improve 


सुधि CC-0. In Publi in. Digti i 
सु ublic Domain. Digtized bymerot3kshmi Research Academy 


N 








सुनना 
सुनाई पड़ना 
सुनिश्चित 
सुमन 

सुर 

सुर 

सुरक्षि 
सुलझाना 
सुविचार 
सुशीला 
सुसज्जित 
सुसज्जित होना 
सुहाग 

सूखी 

सूचना 

सूरज 

qå 

सृष्टि 

सेना 

सेवक 

सेवा 

सैनिक 

सोंटा 
सोशलिज्म 
सोहना 
सौदा 
ted 
सौभाग्य 
स्तब्ध 

स्त्री 


757 


to hear 

to be heard 

well determined, definite 
flower 

tune 

dicty, god 
fragrance 

to solve 

good thought 

good natured 

well decorated 

to be well equipped 
married state of a woman 
dry 

information 

sun 

sun 

creation, universe 
army 

servant 

service 

military soldier 
stick 

socialism 

to look beautiful 
bargain 

beauty 

good fortune 
paralysed, motionless 
lady 

husband and wife 


स्त्री-पुरुष 
CC-0. ae ublic Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


स्थान 
स्थान-अस्थान 
स्थिति 

स्थूल 
स्नेहदाता 
स्पर्श 

स्पशं करना 
स्पष्ट 

स्पष्ट रूप से 
स्वावलम्बन 
स्मरण कराना 
स्मृति 
स्वच्छन्द 
स्वतंत्र 
स्वतंत्रता 
स्वदेशी 

स्वप्न 

स्वभाव 
स्वयंसेवक 
स्वयंसे विका 
स्वर 
स्वविषय 
स्वागंत करना 
स्वास्थ्य 
स्वाथं 
स्वीकृति 
स्वीकार करना 
स्वेज-समझौता 
हंत 

हँसना 


ea swan 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


758 


place 

proper and improper place 
state, situation 

gross (as opposite of fine) 
affectionate 

touch 

to touch 

clear 

clearly 

self support 

to remind 

memory 

free 

independent 
independence 

indigenous 

dream 

habit 

volunteer 

volunteer (female) 

voice, sound 

ones own point of view 
to welcome 

health 

interest 
acknowledgement 

to accept 

Suez agreement 

alas 

to laugh 


759 


हटना to move aside 

हठ obstinacy 

हठी obstinate 

हत्या murder 

हत्यारा murderer 

हथियार arms 

हथेली palm(hand) 

हथौड़ा hammer 

हमें ad है we are proud 

हमेशा always 

हयं horse 

हराम improper, ill-begotten 

हरि a name of God Vishnu 
हल्कापन lightness 

हल्दी घाटी Haldighati (name of a place) 
हल करना to solve 

हलके ` light 

हवा wind 

हस्तक्षेप interference 

हानि पहुँचाना to harm 

'हानी (हानि) loss (metre cause हानी) 
हाथ उठाना to raise hand for beating someone 
हाथ का कता hand woven 

हाथ का बुना hand spun 

हाथ की सफाई trick 

हाथ जोड़ना fold (ed) hands (respectfully) 
हाथ पर हाथ रखना literary means to put ones hand 

on the other (to sit idly) 

. हाथ-पाँव limbs 

हाथ में आना to come in one’s hand 
हाथी elephant 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





(gu 
हावभाव 
हासिल करना 
हिन्दचीन 
हित 
feq 
हिफाजत 
हिम बिन्दु 
हिम्मती 
हिमाचल 
हिरन 
हिरन होना 
हिलाना 
हिलना-मिलना 
हिसक 
fear 
हुरं होना 
हुक्म 
हुजूम 

हुजूर 
हृदय 
हृदय-दौबँ ल्य 


GIPN—S5—5 C.R.D.J70— 9 5-73 -3,000. 


760 


defeat 
blandishment 

to gain 
Indo-China 
interest, well-being 
well-wisher 

safety 

dew drop 
courageous 

the Himalaya mountain 
deer 

to flee away (like a deer) 
to wag 

to be intimate with 
violent 

violence 

to vanish 

order 

crowd 

sir 

heart 

weakness of heart 


CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





Hindi Primer is an important con- 
tribution to the linguistically oriented 
*class-room material which enables the 
students of language to learn Hindi as 
a second or foreign language in an 
organised manner. The material grows 
out of the leading trends today in ideas 
and practice in structural method of 
language teaching. Starting from the 
assumption that the guided immitation 
develops a faculty to control the gram- 
matical patterns, the Primer rests on 
graded structural drills followed by com- 
prehensive cultural and grammatical 
notes on selected vocables and expres- 
sions, Stressing the continuity of 
language learning with the critical 
appreciation of literature, the Primer 
also shows how under the control of the 
creative use of everyday language the 
most profound literary effects can be 
{ achieved. 


The Primer is a valuable addition to 
the Hindi teaching material which has 
only recently begun to receive a close 
appreciation and scientific treatment. 


| 
CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 





— Dd 7 


P 


Price : (Inland) &:/608.] (Foreign) £5.89 or $18 18 Cents. 


PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS 
NASIK-422006 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF 
FUBLICATIONS DELHI-110004, 1974 

CC-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


